प्रकाशक : 


पबव्लिकेशन स्कीम 
57, मिश्र राजाजी का रास्ता, जयपुर-] 


शाखा : 
पालदा नाका, इन्दौर 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


788]ए 8-85263-59-0 


संस्करण 


मूल्य : 350 रुपये 


अनुज ग्रिन्टर्सें, 26, रामगली नं. 8 राजापार्क, जयपुर-4 


प्रस्तावता 


श्रीमती रसा गुप्ता ने काव्यशास्त्र में अ्रपती अभिरुचि के अनुरूप शोधकायें 
के लिए जब विषय-चयन का प्रस्ताव किया, तब मैंने उन्हें किसी पाण्डुलिपि को 
प्रकाश में लाने का सुझाव दिया था । इसी क्रम में उन्होंने सवाई मानसिह द्वितीय 
म्यूजियम, सिटी-पैलेस जयपुर, (पोथीखाना) की हस्तलिखित ग्रंथ-सूची में से हरि 
प्रसाद रचित “काव्यालोक” को शोध का विषय बनाया । पांडुलिपि-सम्पादन 
और समीक्षण के इस कार्य में पूर्वानुमव के अमाव के कारण आरम्म में कुछ तक- 
नीकी कठिनाई अवश्य आई, ग्रन्थ के मौलिक स्वरूप एवं शास्त्रीय विषय-गाम्भीय॑ 
के कारण कई स्थलों पर श्रथे स्पष्ट करने में अत्यधिक श्रम करना पड़ा, किन्तु 
विद्वज्जनों के सहयोग और अपने अथक परिश्रम से श्रीमती गुप्ता ने यह गुरुतर 
कार्य सम्पन्न कर दिखाया । राजस्थान विश्वविद्यालय ने इसी शोध-प्रवन्ध पर 
उन्हें ।988 ई. में पी. एचडी. की उपाधि प्रदात की । उनकी इस उपलब्धि पर 
मुझे इसलिये विशेष प्रसन्नता है कि उन्होंने श्रपने अध्यवसाय से अब तक पांडुलिपि 
के रूप में सुरक्षित जिस अज्ञात ग्रन्थ पर शोध-कार्य किया हैं, वह संस्कृत काव्य- 
शास्त्र की सुदीर्ध परम्परा का एक जाज्वल्यमान शास्त्रीय ग्रन्थ-रत्त है । इसे 
प्रकाश में लाकर उन्होंने साहित्य-जगत्‌ को एक अभिनंदनीय उपहार प्रदान 
किया है ! 

अरठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध (सन्‌ ।727 ई.) में लिखित “काव्यालोक” 
हरिप्रसाद मिश्र की रचना है। पाण्डुलिपि के प्रथम श्लोक एवं श्रन्तिम पुष्पिका 
में उनके नाम का उल्लेख श्राया है। वे मथुरा-निवासी गंगेश मिश्र के सुपुत्र थे 
किन्तु उनका सम्बन्ध राजपूताना और विशेषत: जयपुर के संस्थापक कछवाहा 
नरेश सवाई जयसिंह से अवश्य रहा होगा । इसका प्रमाण 'काव्यालोक' के सप्तम 
प्रकाश में प्रतीप अलंकार के उदाहरण में दिया हुआ यह श्लोक है :-- 


रत्तानां निलय: सुधासमुदाय: क्षोणीतलेडर्घासन 
गाम्भीयेरा पराश्रय: सुविदितो मत्वेति मा गा मदम्‌ । 
भो रत्ताकर ! तावक़ीयमहिमानिर्माणसर्व॑सह: 
सम्प्रत्येथः धरावलस्बितपदो जागति कुर्माधिपः ॥ 


कई 


पं | काव्यालोक: 


इस तथ्य की पुष्टि पोथीखाना के निदेशक श्री गोपाल नारायर जी वहुरा 
ने भी की है। जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में 'काव्यालोक' की एकमात्र 
दुर्लभ प्रति की उपलब्धि भी इस तथ्य को प्रमाणित करतो है | एक विद्वत्परंपरा- 
मंडित कुल में जन्मे, धर्मशास्त्र, छन्दःशास्त्र, मंत्र, तंत्र, कर्मेकांड एवं काव्य- 
शास्त्र में निष्णात, स्वयं काव्य-रचना में निपुणा इस सहृदय पंडित की रचनाश्रों 
को जयपुर और राजस्थान के अन्य ग्रंथागारों ने अपने क्रोड में सुरक्षित रखा । 
ऐसे परम विद्वान्‌ के प्रति जयपुर की ही एक छात्रा द्वारा किया गया शोघ-कार्य 
वस्तुत: एक समीचीन शब्दमयी श्रद्धांजलि है । 

“काव्यालोक' संस्क्ृत काव्य-शास्त्र की लगभग डेढ़ सहख्नाब्दी की मह॒ती 
आंखला की अमूल्य कड़ी है | ग्रन्थकार ने इसे सात प्रकाशों में विभक्त किया है-- 
(0) काव्य-लक्षण विवेचन, (7) ध्वनि-निरूपण, (7) रस-विलास-प्रकाश (0) 
दोष-विवेचन, (५) ग्रुरा-निरूपण, (५) शब्दालंकार-विवेचन तथा (शा) अर्था- 
लंकार-मनिरूपण । आ्राचार्य मम्मट-प्रणीत “काव्यप्रकाश” को हरिप्रसाद ने श्राधार 
ग्रन्थ माना है- अत्रेत्यं मुलग्रस्थाभिप्रायः', किन्तु अनेक लक्षणों के लिए वे रसगंगा- 
घरकार पण्डितराज जगन्नाथ के अश्रधिक निकट प्रतीत होते हैं। काव्यांगों के 
लक्षण उन्होंने वामनाचार्य की तरह सूत्र रूप में प्रस्तुत किये हैं, मम्मट की तरह 
कारिकारूप में नहीं, किन्तु दत्ति और उदाहरण का क्रम 'काव्यप्रकाश' के अनुरूप 
ही है। 'काव्यालोक' एक परिनिष्ठित विद्वान्‌ के विशद काव्यशास्त्रीय अध्ययन 
का प्रतिफल है, जिसमें अभिनवमुप्त, रुद्ठ, वामन, भोजराज, मम्मट, विश्वनाथ, 
अप्यय दीक्षित, पंडितराज जगन्नाथ आादि विद्वानों का उल्लेख ही नहीं, उनके 
अभिमतों का स्वतन्त्र दृष्टि से विवेचन और मौलिक निरूपण भी है। 'अष्टोत्तर- 
शतमणिमाला' के सुधी प्रणेता श्री रामाये के इस विनम्र शिष्य ने अपने ग्रन्थ के 
लिए पूर्ववर्ती प्राय: सभी महान्‌ लेखकों के ग्रन्थ-पुष्पों से याचक मधुकर की भाँति 
ज्ञान-मधु का पान किया, फिर ग्रन्ध-अन्थ से संग्रहीत उस मधु-संचय को, उस 
'माघुकरी भिक्षा' को नवीन 'काव्यालोक' के रूप में साहित्य-जगत्‌ को समर्पित कर 
दिया । इस समर्पण में कहीं भी ज्ञान का गव॑ नहीं है, न मौलिकता का दम्भ । 
यही विनयभाव उनके व्यक्तित्व की गरिमा है--- 

इये माघुकरी भिक्षा सुमनोम्यः समाहता । 

वालानां तुष्टये ग्वों न मनागपि विद्यते। 

प्राचीनयदिहोंदितं बहुविधग्नेन्थैस्तदत्ाहतम्‌ । 

संक्षेपेणण न किड्चिदन्यदुदित गर्वेण तद्ृत्मया ॥ 
(काव्यालोक-पुष्पिका ) 


प्रस्तावना ञ्रा 


जब कभी कोई शास्त्रीय अभिमत शास्त्रार्थ के वाग्जाल में उसझ जाता है 

अथवा शास्त्रकारों में किसी तत्त्व-विशेष पर गम्भीर वाद-विवाद के कारण कोई 

निष्कर्ष अस्पष्ट रह जाता है तो शास्त्र के विचारक अध्येता को उसका पुनः 

विवेचत या पुनरीक्षण करने की बलवती प्रेरणा मिलती है और कोई नया ग्रन्थ - 
जन्म लेता है। यही शास्त्र-जगत्‌ की परिपाटी है जिसके अन्तर्गत आचाये हरि 

प्रसाद ने “काव्यालोक” की रचता की है। अतः स्वामाविक है कि उसमें पू्ववर्ती 

मतों का पुनर्निरूपण-विश्लेषण करके कोई नई बात कही जाय, कोई मौलिक 

इष्टि प्रस्थापित की जाय । 'काव्यालोक' की आवश्यकता और महत्त्व इसी तथ्य 

में निहित है, अतः उसका चिहंगमावलोकन यहाँ प्रासंगिक होगा । 


हरिप्रसाद ने काब्य-प्रयोजन, काव्य-लक्षण और काव्यात्मा के प्रश्न पर 
पुनविचार करते हुए जिन निष्कर्षों पर विशेष वल दिया है, उनमें काव्य-प्रयोजन 
के रूप में प्रथम स्थान 'परमाह्लाद' को प्रदान किया है--- 


काव्यस्य परमाह्लाद-कीर्त्यादिफलयोगिनः । 


मम्मठ के अनुसरण पर 'काव्यं यशसे' को स्वीकार करते हुए उन्होंने शेष 
प्रयोजनों को 'श्रादि! पद से व्यंजित तो कर दिया है किन्तु सम्पूर्ण ग्रन्थ में वे 
+परमाह्लाद' को पुनः पुनः प्रस्थापित करने में तत्पर दिखाई देते हैं! 


काव्य-लक्षण के प्रसंग में मुख्यतः दो मत परम्परा से प्रचलित रहे हैं । एक 
मत 'शब्दा्थों काव्यम्‌' का है तो दूसरा 'शब्द: काव्यम्‌' का। भागह, वामन, मम्मट 
आदि प्रथम मत के प्रतिष्ठापक हैं तो पंडितराज जगन्नाथ द्वितीय मत के उद्‌- 
घोषक हैं । दण्डी काव्य-शरीर को 'इष्टार्थ-व्यवच्छिन्ना पदावली” कहते हैं तो विश्व 
नाथ “रसात्मक वाक्य' को काव्य मानने के पक्षघर हैं । हरिप्रसाद ने काव्यप्रकाश 
को मूल ग्रस्थ कहते हुए भी उसके काव्य-लक्षण को स्वीकार नहीं किया है । वे 
जगन्नाथ के रमणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌” के स्वर में स्वर मिलाकर 
कहते हैं :--- 


लोकोत्तराह्वादकार्थ: शब्द: काव्यम्‌ । 
'लोकोत्तर आह्वाद के व्यंजक जिस शब्द के द्वारा श्रवरणु-संस्कारजन्य 
चमल्कृति तत्काल रसात्मता में परिणत हो जाती है, वही क्राव्य कहलाता है-- 
हरिप्रसाद के निम्नलिखित काव्य-लक्षण में भी मौलिक वैदुष्य ऋलकता है-- 


'का$पि हृग्व्यअ्जनादृत्तियेंन याति रसात्मताम्‌ । 
स्य: श्रवरासंस्कारेस्तदिद॑ काव्यमुच्यते ॥(सू.2) 


गो काव्यालोक : 
'का5पि व्यंजनाद्त्ति:' के आद्याक्षरों से 'काव्य' पद स्वत्त: निर्मित हो जाता है । 


काव्यात्मा' के निर्धारण के प्रश्न पर सर्वाधिक विवाद रहा है तथा उसी 
के आधार पर रस, ध्वनि, रीति, वक्तोक्ति, औचित्य श्र अलंकार के समर्थकों ने 
अपने-अपने सम्प्रदायों का प्रवर्तत किया । ध्वनिवादियों ने 'काव्यस्यात्मा ध्वनि: 
कहते हुए अन्य सभी तथाकथित काव्यात्माओ्ों का कुशलतापूर्वक समाहार कर 
लिया । रस को ध्वनि के साथ मिलाकर उन्होंने श्रेष्ठ काव्य के रूप में रसघध्वनि 
की सर्वोच्च स्थान दे दिया | अलंकार को कटक-कु डल के रूप में काव्य-शरीर का 
विभूषण कहा एवं रीति को गुणानुसारिणी पदसंधटना होने के कारण अंगीमूत 
रस के धर्म के साथ सम्बद्ध कर दिया । औचित्य-भंग को रसभंग का कारण बता 
कर उसे अभिव्यक्ति की विवेकशीलता से जोड़ दिया । वक्रोक्ति को मात्र अलंकार 
कहकर आत्मा के रूप में अ्मान्य ठहरा दिया । इस पूर्व-पीठिका को ध्यान में 
रखते हुए भी हरिप्रसाद ने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक पृथक्‌ रूप से अपना प्रमाण- 
पुष्ट मत प्रस्तुत किया है-- 


“रस आत्मा इति परे आचार्या ऊचु: । स्वमते तु चमत्कार एवं श्रात्मा 
काव्यस्य ।' 


काव्य में 'चमत्कार' ही 'सुखातिशय' का, “लोकोत्तराह्वाद'॑ का कारणभूत 
होता है । हरिप्रसाद का यह लक्षण यद्यपि रसगंगाघरकार के कथन की अनुगूज 
है तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न काव्यांगों में काव्य के आत्मतत्त्व की 
खोज करने वाले काव्यशास्त्रियों के मतों का पुनः आकलन करके लोकोत्तर 
आह्वाद के जनक चमत्कार को काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित-प्रमारितत करने 
के लिए ही “काव्यालोक” की रचना की गई है--- 


'तत्सुखातिशयकारणं चमत्कार एव काव्यप्राणा इति सिद्धम्‌ । 


ग्रन्थ की पाण्डुलिपि पर लिपिकार ने भ्र्थालंकार-निरूएण” लिखा है, अ्रतः स्वा- 
भाविक है कि इसमें भ्रर्थालक्लार-वर्णन को प्रमुखता दी जाय । सप्तम प्रकाश में 
70 अ्रलझ्धारों का भेदोपभेद सहित विस्तृत वर्णन किया गया है, किन्तु वस्तुतः 
काव्यालोक' के प्रथम तीन प्रकाश विशेष महत्त्वपूर्ण हैं जिनमें हरिप्रसाद ने काव्य, 
घ्वनि और रस का विद्धत्तापूर्ण विवेचन किया है। लिपिकार चोक्षचन्द्र की यह 
प्रशस्ति हरिप्रसाद-रचित 'काव्यालोक' की शास्त्रीय महत्ता को चरितार्थ करती है 
कि अलझ्भार रूपी सागर को पार करना चाहते हो तो काव्यालोक-रूपी प्रवहण 
का कंठ हारा आश्रय ग्रहरा करो । 


प्रस्तानना ग् 


अलझ्धाराम्बुधे: पारमाप्तुमिच्छा मवेद्यदि 
काव्यालोक--प्रवहणं तदाश्रयत कंठतः ॥॥ 
ऐसे महनीय काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ को शोघ-कार्य द्वारा प्रकाश में लाना 
वस्तुतः स्तुत्य कार्य है। शास्त्रीय ग्रंथ के प्रथम अनुशीलन में, सम्मव है, कई स्थलों 
पर व्याख्या अस्पष्ट रह गई हो, अनुवाद त्रुटिपूर्ण हो, विवेचन में पूर्णता न आा 
पाई हो किन्तु यह निविवाद है कि श्रीमती गुप्ता की शोध-निष्ठा और लेखन- 
परिश्रम में कोई कमी नहीं है। सतत जागरूक दृष्टि से ग्रन्थ के पूर्वापर प्रसंगों 
को जोड़ते हुए काव्याशास्त्रीय इतिहास के झालोक में उन्होंने पाण्डुलिपि का 
सम्पादन तो किया ही, सरल हिन्दी अनुवाद द्वारा ग्रन्थ के कठिन स्थलों को भी 
सुबोध बना दिया है । उनकी लिखी हुईं विस्तृत भूमिका विषय के विशद विवेचन 
के कारण विशेष उल्लेखनीय है । 


श्रीमती गुप्ता का यह अथम प्रकाशन उनके भावी प्रकाशनों का सिंहद्दार बने 
तथा काव्यालोक के इस मुद्रण का साहित्य-जगत्‌ में उचित श्रभिनन्दन हो, यही 
मेरी शुभकामना है । 


श्रावर्ी पूर्णिमा वि. सं. २०४६ --(डॉ० ) हरिराम आ्राचार्य 
'पर्णकुटी', गंयवाल पाके, जयपुर । एसोशिएट प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
संस्कृत विभाग, राज, वि. वि. 

जयपुर 


स्वकथन 


संस्कृत में विरचित काव्यशास्त्रीय साहित्य विपुल मात्रा में विद्यमान होने 
पर भी, अद्यावधि अनेक ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हो पाने के कारण साहित्य-जगत्‌ 
में समुचित स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं । ये ग्रन्थ साहित्यशास्त्र की अविच्छिन्न 
सृजन-परम्परा के द्योतक हैं, जिनका प्रकाशन अत्यावश्यक है। ऐसा ही मौलिक 
एवं महत्वपूर्ण प्रन्थ “काव्यालोक” है, जो अ्रठारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में संस्कृत 
के परम विद्वान्‌ श्री हरिप्रसाद द्वारा लिखा गया । 


पी० एच० डी० की उपाधि हेतु शोघकायं के लिए विषय-चयन करते समय 
श्रद्धे य गुरुवर डॉ० हरिराम जी आचार्य (एसोशिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, राज 
स्थान विश्वविद्यालय, जयपुर) ने निर्देशक के रूप में मुझे प्रेरित किया कि मैं किसी 
अप्रकाशित पाण्डुलिपि को साहित्य-जगत्‌ के मम्मुख लाने का कार्य करू । जयपुर- 
महाराजा के संग्रहालय--“महाराजा सवाई मानसिंह (ट्वितीय) म्यूजियम, सिटी 
पैलेस, जयपुर” में उपलब्ध संस्कृत में प्रकाशित तथा अप्रकाशित अनेक ग्रन्थों की 
हस्तलिखित पाण्डुलिपियों में से मैंने “काव्यालोक” को साहित्य-जगत्‌ के सम्मुख 
लाने का निश्चय किया तथा इसी संकल्पना के क्रियान्वयन के लिए “काव्यालोक” 
की अ्रश्रकाशित हस्तलिखित पाण्डुलिपि के सम्पादन तथा समीक्षण का कायें 
प्रारम्म किया । 


इसी शोघ-प्रवन्ध “हरिप्रसादकृत काव्यालोक : समीक्षण एवं सम्पादन” 
पर सन्‌ 988 में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा मुझे पी---एच० डी० 
दी उपाधि प्रदान की गई । सम्प्रति यह शोध-प्रवन्ध आ्रावश्यक संशोधन के साथ 
मुद्रित रूप में साहित्यानु रागी विह्वज्जनों के सम्मुख प्रस्तुत है। संस्कृत में काव्य- 
शास्त्रीय ग्रथों के प्रशयन की अविच्छिन्न परम्परा को द्योतित करने वाले इस 
ग्रन्थ को प्रकाश में लाते हुए मुझे भ्रतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । 


“काब्यालोक” में पूर्वनिरूपित काव्यशास्त्रविषयक तत्त्वों पर नूतन दृष्टि 
से पुनविचार किया गया है। झाचाये मम्मठ के “काव्यप्रकाश” तथा पण्डितराज 
जगन्नाथ के “रसगज्भराघर” में निरूपित विवेचनों का विद्वत्तापूं समन्वय करते 


स्वकथन ( हक ) 


हुए इस ग्रन्थ में अन्य आचार्यों के भी काव्याज़ु-विषयक विवेचनों की समालोचना 
की गईं है तथा नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है १ 

प्रस्तुत प्रबन्ध में ग्रन्थ का सस्पादव करते हुए पाण्डुलिपि की श्रशुद्धियों को 
यथासम्भव दूर करके, हिन्दी अनुवाद सहित शुद्ध पाठ सम्मुख लाने का प्रयत्न 
है । भूमिका के अन्तर्गत कृति और क्ृतिकार का परिचय देने के साथ 
ही समीक्षात्मक रूप में ग्रन्थ का विषय-निरूपण एवं अन्य काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों से 
उनका तुलनात्मक विवेचन भी किया गया है । 


इस कार्य में मुझे अनेक विद्वानों तथा संस्थाओं का अपरिमित सहयोग 
प्राप्त हुआ, उन सभी के प्रति मैं हादिक कृतज्ञता-ज्ञापन करती हू । श्रद्धेय गुरु- 
वर डॉ० हरिराम जी आचाये ने निर्देशक के रूप में समय-समय पर अपना श्रमूल्य 
समय देकर मार्ग-निर्देशन के साथ ही कार्य में श्रभिरुचि लेते हुए जो प्रोत्साहन 
मुझे दिया, वह अविस्मरणीय है| यह कार्य उनके ही प्रोत्साहन की परिणति है 
तथा उनकी विशेष अभिरुचि के फलस्वरूप ही यह मुद्रित रूप में विद्वज्जनों के 
सम्मुख आ सका है, अ्रतः सर्वप्रथम मैं उनके प्रति विशेष श्राभार व्यक्त करती हूँ । 
डॉ० रामचन्द्र जी द्विविदी (प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर) ने विषय-चयन में सहायता की । श्री गोपाल नारायण जी बहुरा (भूतपूर्व 
पुस्तकालयाध्यक्ष, महाराजा सवाई मसानसिंह द्वितीय म्यूजियम, सिटी पैलेस, 
जयपुर) ने विशेष रुचि लेते हुए पाण्डुलिपि के श्रध्ययन में समुचित प्रशिक्षण द्वारा 
मेरी अमुल्य सहायता की । रस-सम्बन्धी विवेचन के नव्यन्यायपरक अंशों को स्पष्ट 
करने में श्री खड़गनाथ जी मिश्र (भूतपूर्व प्राचार्य, महाराजा संस्कृत महाविद्यालय, 
जयपुर) तथा श्री दुलीचन्द शर्मा (व्याख्याता संस्कृत, राजकीय डगर महाविद्यालय, 
बीकानेर ) ने विशेष सहयोग दिया । श्रतः इन सबके प्रति-भी मैं आभार व्यक्त 
करती हू. । 

महाराजा सवाई मानसिह द्वितीय म्यूजियम, सिटी पैलेस, जयपुर के सभी 
अ्रधिकारियों ने पाण्डुलिपि उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग दिया | भाण्डार- 
कर ओरियन्टल रिसचे इन्स्टीट्यूट, पुना;। ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा; 
राजस्थान भ्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की जयपुर, जोधपुर, अलवर तथा बीकानेर 
शाखाओं से भी कार्य में सहायता मिली । इन सभी संस्थाओ्रों के श्रधिकारियों के 
प्रति भी मैं सहर्ष कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ । 


प्रस्तुत कार्य के लिए निरस्तर सक्रिय एवं आ्रात्मीय रूप से प्रोरित तथा 
प्रोत्साहित करते हुए मेरे पति श्री हरिमोहन गुप्ता ने अनेक श्रप्रत्याशित कष्ट 
उठाते हुए भी मुझे सभी प्रकार की सुविधा, सहायता तथा संबल दिया, वह मेरी 


( खय ) काव्यालोक: 


विशेष उपलब्धि है और अधिकार मी, जिसकी स्मृतियाँ हम दोनों को आजीवन 
मावाभिभ्ूत करती रहेंगी । 


पुस्तक के प्रकाशन में पब्लिकेशन स्कीम की संचालिका श्रीमती प्रेम नाटाणी 
तथा श्री सियाशरण नाटाणी ने व्यक्तिगत रूप से जी अभिरुचि ली, उसके लिए 
वे धन्यवाद के पात्र हैं। अनुज प्रिण्टर्स जयपुर की संचालिकाओों को साधुवाद देती 
हू कि उन्होंने श्रत्यंत तत्परता एवं शीघ्रतापूर्वक पुस्तक का मुद्रण किया । 

अन्त में, विद्दज्जनों के सम्मुख एक अज्ञात काव्यशास्त्रीय ग्रंथ को मुद्रित 
रूप में प्रस्तुत करते हुए श्रपनी च्रुटियों के लिए क्षमा-याचना के साथ ही मेरी यही 
ऋभिलापा है कि “काव्यालोक” को साहित्य-जगत्‌ में समुचित स्थान एवं सम्मान 
प्राप्त हो । 


रमा गुप्ता 
४-453, शास्त्री नगर व्याख्याता संस्कृत, 
अजमेर राजकीय महाविद्यालय, 


अजमेर 


अनुक्रमणिका 


प्रस्तावना 
स्वकथन 
संकेत सूची 


भूमिका 


. 


कृति एवं कृतिकार 

() पाण्डुलिपि की प्राप्ति एवं परिचय, (2) अन्य स्थानों 
पर कृति की उपलब्धि, (3) कृति का परिचय, (4) 
अध्याय-क्रम से ग्रन्थ-परिचय, (5) अन्य क्ृतियाँ, (6) 
कृतिकार का समय एवं स्थान, (7) व्यक्तित्व 


ग्रन्थ का विषय-विवेचन एवं श्रन्य काव्यशास्त्रीय 
ग्रन्थों से तुलनात्मक अध्ययन 

() काब्य-प्रयोजन, (2) काव्य-हेतु, (3) काव्य की 
आत्मा, (4) काव्य-लक्षण, (5) शब्द-शक्ति, (6) काव्य 
के भेद, (7) ध्वनि, (8) रस, (9) नायक-तायिका- 
भेद, (0) दोष, () गुण, (2) अलझ्धार 
काव्यालोक का महत्त्व 

प्रथम प्रकाश 

काव्य के प्रयोजन, काव्य का स्वरूप, काव्य का हेतु, काव्य 


की आत्मा, काव्य का लक्षण, शब्द का स्वरूप, अभिधा, 
लक्षणा, व्यम्जना, काव्य के भेद 


द्वितीय प्रकाश--ध्वनि-निरूपरा 


ध्वनि, ध्वनि-भेद, अविवक्षितवाच्य लक्षणामूला ध्वनि, 
विवक्षितवाच्य अभिधामूला ध्वनि, असंलक्ष्यक्रमव्यडन्य 


हर | 
-63 


2-24 


24-60 


6-63 
64--402 


403--] 39 


( 5४! ) काव्यालोक: 


रसादिध्वनि, संलक्ष्यक्रमव्यड्ग्य ध्वनि, शब्दशक्त्युत्थ ध्वनि, 
अ्र्थशक्त्युत्थ ध्वनि, ध्वनि के इक्यावन भेद; ग्रुणीभूत ध्वनि 
काव्य 


तृतीय प्रकाश--रसविलासप्रकाश ]40-9 6 


रस-निरूपण, अभिनवगुप्त का मत, भट्टनायक का मत, 
नव्य मत, स्थायिमाव, नायक-तायिका-भेद, अनुभाव, 
व्यभिचारिभाव, श्द्भार रस, हास्य रस, करुण रस, भया- 
नक रस, रौद्र रस, वीर रस, वीमत्स रस, अद्भुत रस, 
शान्त रस 


चतुर्थ प्रकाश 897-2 38 


दोप, वाक्यगत दोष, पदांश दोप, समासगत दोप, अर्थ- 
दोष, रस-दोष, दोषों की अनित्यता 


पञचम प्रकाश--गुरा-निरूपरशा 239--255 


गुणा, मम्मटोक्त तीन गुणा, वामनोक्त दस गुणा, गुणों की 
व्यञ्जक पाँच दृत्तियाँ, रीति 


षष्ठ प्रकाश--शब्दालड्धार-विवेचन 256-285 


शब्दालद्धार, वकोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेप, चित्र, 
सरस्वतीकण्ठामरण में कथित चौवीस शब्दालडूार 


सप्तम प्रकाश---श्रर्थालड्भगर-निरूपरा 286-448 


श्र्थालद्धार, उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, असम, उदा- 
हरणा, स्मरण, रूपक, परिणाम, सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, 
उल्लेख, अपह्लू ति, उद्तम क्षा, श्रतिशयोक्ति, तुल्ययोगरिता, 
दीपक, प्रतिवस्तृपमा, दृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, 
विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, श्लेष, अप्रस्तुतप्रशंसा, 
पर्यायोक्ति, व्याजस्तुति, ग्राक्षेप, विरोध, विभावना, विशे- 
पोक्ति, असंगति, सम, असम, अ्रधिकालक्लार, विचित्र, 
अ्रन्योन्य, विशेष, व्याघात, कारणमाला, एकावली, सार, 
काव्यलिंग,श्रर्थान्तरन्यास, अनुमान, यथासंख्य, पर्याय, परि- 


अनुक्रमणिका ( %० ) 


वृत्ति, परिसंख्या, अथपित्ति, विकल्प, सेमुच्चय, समाधि, 
प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तदगुण, अतदगुरा, 
दक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, माविक, प्रौढ्योक्ति, 
लेश, उदात्त, संसृष्टि, संकर 


परिशिष्ट 

चित्र-अलड्ुार (३. 267-8) के चित्र 449 
पाण्डुलिपि के कुछ पत्र 450-452 
पृत्रानुक्रमरणिका 453-.456 
उंदाहत श्लोकानुक्रमणि का 437-463 


अन्थ-सूची 464-.466 


अर. भा. 
का. लो. 
का. प्र. 
काव्य मी. 
काव्या. 
काव्य. सू. 
का. सा. स. 
चन्द्रा. 

द रू. 
ध्वन्या. 
ना. शा. 
पा. टि. 
पा. प्‌. सं. 


पृ. 


मा. काव्या. 


में. पा. 
मू. पा. टि. 


रस. 
रू. काव्य. 
वक्रोक्ति, 
व्यक्ति, 
सा. द. 
सूः 

[ ] 


संकेत-सूची 


अभिनवभारती 

काव्यालोक 

काव्यप्रकाश 

काव्यमीमांसा 

काव्यादर्श 

काव्यालडूगरसूत्र (वामन) 
काव्यालड्ूारसारसंग्रह (उद्मट) 
चन्द्रालोक 

दशरूपक 

घ्वन्यालोक 

नाट्यशास्त्र 

पादटिप्पणी 

पाण्डुलिपि पत्न-संख्या 

पृष्ठ 

भामहकृत काव्यालद्भार 

मूलपाठ 

मूलपाठगत टिप्पणी 
रसगज्भाघर 

रुद्रटकृत काव्यालडूार 
वक्रोक्तिजीवित 

व्यक्तिविवेक 

साहित्यदपंण 

सूत्र 

छूटा हुआ अंश 

पाण्डुलिपि-पत्र समाप्ति का प्रदर्शक चिह्न तथा बाँयी क्‍श्रोर 
कोष्ठक [|] में पतच्र-संख्या 
पादटिप्पणी में संकेतित श्रशुद्ध अंश 


भूमिका 


संस्कृत-साहित्य में काव्यशास्त्र-विषयक ग्रन्थों की एक विस्तृत परम्परा रही 
है । श्रति प्राचीनकाल से तत्सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना की गयी । उपलब्ध साहित्य 
में प्राचीनतम ग्रन्थ भरतमुनि (ई० पू० 500 से ई० पू० 200 के मध्य) का 
“ताट्यशास्त्र” है । संस्कृत-काव्यशास्त्र का क्रमबद्ध इतिहास भरतमुनि से ही 
प्राप्त होता है। यद्यपि “नाट्यशास्त्र” का प्रधान लक्ष्य नाटूय के विभिन्न तत्त्वों 
का विवेचन करना है, तथापि यहाँ काव्यांगों का मी निरूपण किया गया है। 
अतः “नाट्यशास्त्र” को आधार बनाकर परवर्ती संस्कृत आ्राचायों ने काव्यशास्त्र- 
विषयक ग्रन्थों की रचना की । अलंकार-शास्त्र को नाट्यशास्त्र की परम्परा से 
मुक्त कर एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय मामह को प्राप्त 
होता है। आाद्य आलंकारिक के रूप में विर्यात मामह (षष्ठ शतक का पूर्वाद्ध ) 
ने “काव्यालंकार” नामक ग्रन्थ की रचना की । इसके पश्चात्‌ श्रनेक आचार्यों ने 
इस परम्परा को आगे बढ़ाया । दण्डी (अष्टम शताब्दी) का “काव्यादश ”, उद्भट 
(आठवीं शताब्दी का अन्तिम तथा नवम शताब्दी का प्रारम्भ) का “'काव्यालंकार- 
सार-संग्रह”, वामन (आठवीं शताब्दी का श्रन्त और नवम शताब्दी का प्रारम्भ) 
का “काव्यालंकार सूत्र”, रुद्रः (नवम शताब्दी) का “काव्यालंकार, आनन्‍्दवर्घन 
(नवम शताब्दी) का “ध्वन्यालोक”, श्रभिनवगुप्त (दशम शताब्दी का श्रन्तिम 
तथा ग्यारह॒वीं का प्रारम्भ) का “ध्वन्यालोकलोचन' तथा “अ्रभिनवभारती”, राज 
शेखर (दशम शताब्दी का प्रारम्भ) की “काव्यमीमांसा”, मुकुलभट्ट (नवम 
शताब्दी) की “अभिषधादृत्ति-मातृका”, घनञझ्जय (दशम शताब्दी) का “दशरूपक”, 
कुन्तक (दशम शताब्दी का अन्तिम भाग) द्वारा रचित “वक्रोक्तिजीवित”, महिम 
भट्ट (दशम शताब्दी का अन्तिम भाग) का “व्यक्तिविवेक”, भोजराज (ग्यारहवीं 
शताब्दी ) के दो ग्रल्थ--“सरस्वतीकण्ठाभरण” और “्रृंगारप्रकाश”', क्षेमेन्द्रकृत 
(ग्यारहवीं शताब्दी का प्रारम्भ) “औचित्य-विचारचर्चा”, मम्मट (ग्यारहवीं 
शताब्दी ) का “काव्यप्रकाश”, राजानक रुब्यक (ग्यारहवीं शताब्दी का मध्य 
भाग) का “अलंकार-सर्वस्व”, हेमचन्द्र (088 ई०-72 ई०) का “काव्या- 
नुशासन”, जयदेवविरचित (ग्यारहवीं शताब्दी) “चन्द्रालोक”, विश्वनाथ 


2 काव्यालोक 


(चौदहवीं शताब्दी) का “साहित्यदपंण”, श्रप्पयदीक्षित (6-7 शताब्दी) के 
“चित्रमीमांसा” तथा “कुवलयानन्द, पण्डितराज जगन्नाथ (7वीं शताब्दी) का 
“रसगंगाधर” आरादि प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ हैं। इन आचार्यों के अतिरिक्त 
अन्य शअ्रनेक आचायों ने भी इस विषय पर ग्रन्थों का सुजन किया । इसी सुदीर्ध 
ख्ुृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है-“काव्यालोक” | अठारहवीं शताब्दी में 
हरिप्रसाद ने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ “काव्यालोक” की रचना करके इस परम्परा को 
श्ागे बढ़ाया है । पाण्डुलिपि के रूप में सुरक्षित तथा अद्यावधि अग्रकाशित हस्त- 
लिखित ग्रन्थ “काग्यालोक” भी काव्यशास्त्रीय-परम्परा का एक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । | 


4. कृति एवं कृतिकार 
() पाण्डुलिपि की प्राप्ति एवं परिचय-- 

हरिप्रसाद-विरचित “काव्यालोक” की हस्तलिखित पाण्डुलिपि महाराजा 
सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम, सिटी पैलेस, जयपुर में उपलब्ध है। महाराजा 
सवाई जयसिंह (699--]743 ई०) के निजी पुस्तकागार में “काव्यालोक” की 
पाण्डुलिपि रखी हुई थी, जो अब महाराजा सवाई मानसिह द्वितीय म्यूजियम में 
ग्रन्थ संख्या-207 पर सुरक्षित है । 

“काव्यालोक” की रचना हरिप्रसाद ने सं० 784 में की । प्रस्तुत पाण्डु- 
लिपि मूलग्रन्थ की प्रतिलिपि है, जो सं० 798 में चोक्षचन्द्र तामक व्यक्ति के 
द्वारा की गयी । 

ग्रन्थ की यह पाण्डुलिपि पूर्स सुरक्षित भ्रवस्था में है। एक ही कागज पर 
काली स्याही से लिखा गया है। कागज कहीं से भी फटा हुआ नहीं है, समय के 
साथ-साथ इसमें पीलापन अवश्य श्रा गया है । इसमें 84 पत्र हैं, जिनकी चौड़ाई- 
22.5 से.मी. (9 इंच) और लम्बाई .4 से. मी. (4.5 इंच) है। दोनों श्रोर 
2-2 से. मी. (0.8 इंच) तथा ऊपर-नीचे .5 से. मी. (0.5 इंच) के लगभग 
स्थान रिक्त छोड़ा गया है। पत्र 53 श्र तक सभी पत्रों पर मूल-पाठ के दोनों 
झ्ोर दो-दो बारीक रेखाएँ तथा कागज के बिल्कुल पास एक काली रेखा खींची 
गयी है । पत्र 53 व से अन्तिम पत्र तक कोई रेखा नहीं है । प्रत्येक पत्र के पिछले 
भाग में पत्र-संख्या लिखी है। प्रथम पत्र पर अलंकार, अर्थालंकार-निरूपण- 
पत्र-84” लिखा हुआ है। श्रतः ग्रन्थ का प्रारम्भ पत्र [] अर] से न होकर पत्र 
[] व] से होता है । 

प्रत्येक पत्र में पंक्ति-संख्या समान नहीं है। पत्र के एक ओर 0 से 
लेकर 7 तक पंक्तियाँ लिखी गयी हैं। पाण्डुलिपि में अ्रक्षर कहीं बड़े और कहीं 


भूमिका 3 


छोटे लिखे जाने के कारण श्रक्षर-संख्या भी समान नहीं है, प्रायः एक पंक्ति में 30 
से लेकर 40 तक श्रक्षर लिखे गये हैं । 


ग्र्थ का प्रारम्भ “श्री गणोशाय नमः” से हुआ है और इससे पूर्व ओम” 
का प्रतीकात्मक चिह्न दिया गया है । 

इस पाण्डुलिपि में मिलित शब्दावली का प्रयोग है, जिसमें सभी शब्द एक 
दूसरे से मिलाकर लिखे गये हैं । पद, वाक्य, गद्य और पद्य को श्रलग करके नहीं 
लिखा गया । कहीं-कहीं पंक्तियों के मध्य में विभाग-दर्शक चिह्न ८  ' ॥ ' लगा दिया 
गया है। वाक्य के बीच में एक ही भ्रक्षर के वर्ण कहीं दूर-दूर लिख दिये गये हैं 
आ्रौर कहीं पर दो श्रक्षरों के वर्ण मिला दिये गये हैं । मिलित शब्दावली के प्रयोग 
के कारण गद्य श्रथवा पद्य की पंक्ति पूर्ण हो जाने पर भी आगे की पंक्ति के प्रथम 
शब्द के साथ उसे मिला हुआ मानकर सन्धि के तियसानुसार उसमें विसर्ग लोप 
ग्रथवा श्रन्य परिवर्तन कर दिये गये हैं । 


पतित पाठ श्रर्थात्‌ कहीं कोई शब्द, शब्दांश या वाक्यांश लिखना रह गया 
है, तो वहाँ वर्णों के मध्य (पतित पाठ दर्शक चिह्न) “हंस प्र” (मोर पग या 
काक पद) “ / ” चिह्न लगाकर हाशिये में (मूल-पाठ के चारों श्रोर के रिक्त 
स्थान में) पंक्ति की संख्या लिखकर छूटा अंश लिखा है और वहाँ पतित पाठ 
विभाग दर्शक चिह्नू-- >८ ” लगा दिया गया है । 

मूल-पाठ से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण संकेत करने के लिए शब्द के ऊपर “> ” 
चिह्न लगाया गया है और हाशिये में पंक्ति की संख्या लिखकर घक्त श्रंश लिखने के 
पश्चात्‌ “5” चिह्न लगाया गया है अथवा पंक्ति के ऊपर ही शब्द लिख दिये 
गये हैं । 

भूल से कोई अतिरिक्त शब्द लिखे जाने पर उसे “हरताल” (पीले रंग) 
से मिटा दिया गया है । 


कुछ स्थलों पर पंक्ति के प्रारम्मिक या अन्तिस शब्दों पर अ्रथवा पूरी पंक्ति 
पर लाल रंग किया गया है । सम्मवतः महत्त्वपूर्ण स्थल पर ध्यान श्राक्षित करने 


के लिये श्रथवा प्रति की सुन्दरता बनाये रखने के लिये इसका प्रयोग किया 
गया है । ३ 


लिखावट सामान्य रूप से सुपाठ्य है। मध्य के कुछ पृष्ठों में, जहाँ बहुत 
छोटे-छोटे श्रक्षर लिखे गये हैं, पढ़ने में कुछ प्रयत्न श्रवश्य करना पड़ता है। 

लिपि सुपाठय होने पर भी कई स्थलों पर भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे-- 
“झा औौर “ई” की मात्रा स्पष्ट नहीं होने पर दोनों में भ्रम होता है। “ये 
और “प” में तथा “ब्द' और “रद” में भी स्पष्टता नहीं है । “त्स” में 'स” का 


4 काव्यालोक 


अम होता है। “ट' और “5”, “ब” और “व” तथा “स” और “श” में परस्पर 
दूसरा वर्ण मी लिख दिया गया है। 'हल' को कहीं-कहीं 'ल्ह' लिखा गया है। 

सन्वि-विच्छेद के लिए कहीं-कहीं वर्णों के बीच में पंक्ति के ऊपर '“+-” 
चिह्न लगाया गया है । 

“5! (अवग्रह) बहुत कम स्थान पर प्रयुक्त है। कहीं कहीं पंक्ति के ऊपर 
वर्णों के मध्य में भी इसका प्रयोग किया गया है । 

मूलपाठ का कोई वर्ण या पद यदि स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है, तो उसे 
स्पष्ट करने के लिए भी कहीं कहीं उस वर्ण के ऊपर पुनः लिख दिया गया है । 

इस पाण्डुलिपि के प्रारम्भिक इलोक तथा अन्तिम पुष्पिका से यह निश्चित 
ही है कि इसका रचयिता हरिप्रसाद है। परुष्पिका के पश्चात्‌ लिखी गयी “'संवत्‌ 
798 वर्षस्य पौषशुक्लद्वितीयायां लिखित चोक्षचन्द्रे रा इत्यादि पंक्तियों से स्पष्ट 
हो जाता है कि इस पाण्डुलिपि को लिखने वाला व्यक्ति चोक्षचन्द्र है। इसमें मूल- 
पाठ का हस्तलेख एक ही व्यक्ति का है। परन्तु पुष्पिका के पश्चात्‌ लिखी उपयु क्त 
पंक्तियों का हस्तलेख भिन्न है। ग्रतः ऐसा प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण भ्रन्थ को 
लिखने वाला एक व्यक्ति चोक्षचन्द्र है और बाद में अन्य किसी दूसरे व्यक्ति ने ये 
पंक्तियाँ लिख दी हैं । 

पाण्डुलिपि के मूल-पाठ में दो स्थानों पर पाठभेद का संकेत किया गया है ।* 
श्रतः निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि “काव्यालोक” की श्रन्य कोई प्रति 
भी रही होगी । उस प्रति के श्राधार पर चोक्षचन्द्र ने यह प्रतिलिपि तैयार की । 
सर्वप्रथम चोक्षचन्द्र ने मूल-ग्रन्थ लिखा । पुनः जब दुबारा पढ़ा तो आवश्यकता- 
नुसार संशोधन करते हुए मूल-पाठ के चारों शोर के रिक्त स्थान पर आवश्यक 
संकेत भी किये । इस प्रकार इस पाण्डुलिपि से स्पष्ट है कि मूल-ग्रन्थ का रचयिता 
हरिप्रसाद है शौर प्रतिलिपिकर्तता चोक्षचन्द्र । 
(2) भन्य स्थानों पर कृति की उपलब्धि-- 

ऑफ ट 7॥60607 &एग८णा। ने 'केटेलॉगस केटेलॉगोरम! ((४४0०875 
(शं॥]080णा ) ?9था ।, 962 पृष्ठ 758 पर तथा डॉ. राघवन्‌ ने 'स्यू 
केटेलॉगस केटेलॉगो रम”(ए९८ए (एथ्वाग०205 0४४०४०णणा०),) ५०. 79, 968, 
पृ. ]4 पर अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थ के रूप में 'काव्यालोक' के लिये पीटसेन-वॉल्यूम 
3, पृ.-356 का उल्लेख दिया है । 


]. (]) हरिप्रसादेन नवेत्यपि पाठः ।+--का. लो.--सू- ], मू. पा. दि. । 
(2) रचनेत्यपि पाठः ।--का. लो.--श्लोक 360, मू. पा. दि. 


>+«+++ «६ 2-...:० ८०६८ -८+ “चच्छल *« 


भूमिका ह 5 


एस. के. डे. ने '$क्षाओंधाय ऐ0०70०5,? श०. 7, पृष्ठ 34 पर काव्य- 
लोक' के लिए ऑफ़ ट का संदर्भ दिया । 
पी.वी.काणे ने 'परां॥079 ए॑ $॥शत्ता ए०७४७७ में अनेक सूचियों के श्राधार 
पर निर्मित वरत०४ एी &पर05 076 ७०075 (संस्कृत-काव्यशास्त्र के ग्रन्थ और 
ग्रन्थका र) में “काव्यालोक” का उल्लेख किया । परन्तु 'काव्यालोक' को किस सूची 
में देखा, इसका पृथक्‌ निर्देश नहीं किया । उन्होंने सूचियों में डॉ. राघवन्‌ के 
“न्यू केटेलॉगस केटेलॉगोरम” का उल्लेख भी किया है। सम्भवत्तः वहीं से यह 
ग्रन्थ उल्लिखित किया गया है । 


प्रो. पीटर्सेन ने “726थ6त १७७०४ णी ठक॒ुथक्वा005 व $९३ाणी ०0 
इ्शाएंदयएं.. एरक्षाएइणाए5. 47 6 - फठगमाए8ए एल? 0एछ7, 4884- 
७०॥ 886, वाल्यूम-3 पृष्ठ 356-7 पर 'काव्यालोक' का उल्लेख किया है । 
“आझाण्डारकर ओरियन्टल रिसचें इन्स्टीट्यूट, पूना” तथा “ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, 
बड़ौदा” में पीटर्सत का यह वॉल्यूम उपलब्ध है । 

पीटर्सन के उल्लेख में “काव्यालोक” की पत्र संख्या-69 है, जवकि प्रस्तुत 
पाण्डुलिपि में 84 है। पीट्सन ने 'काव्यालोक' की प्रारम्भिक तथा अन्तिम पंक्तियाँ 
भी दी हैं। इन पंक्तियों की तुलना जब “महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय 
म्यूजियम, सिटी पैलेस, जयपुर” में प्राप्त होने वाले ग्रन्थ की पाण्डुलिपि की पंक्तियों 
से करते हैं तो दोनों में निम्न पाठभेद लक्षित होता है-- 


महाराजा सवाई मानसिह द्वितीय पीट्सन-3, 356-7 का 
म्यूजियम की प्रति उल्लेख 
प्रारम्भ--- 
. श्री गणेशाय नमः -श्रीमहागणाधिपतये नमः । 
2. प्रतिजानीते -प्रतिजानानीते 
श्रस्त--- 
3,  वर्षमराघशुक्लमुन्नो “वर्ष माघशुक्लमुनौ 
4. काव्यालोकेअ४र्थालंकारनिरूपणु- “काव्यालोकेअ४र्थालंकारनिरूपणं 
नामा सप्तमः प्रकाश: ॥7। समाप्त लाम सप्तसः 7 प्रकाश: 
समाप्त: | 


5. संवत्‌ 798 वर्षस्य पौषशुक्ल- 
द्वितीयायां लिखित॑ चोक्षचन्द्रेण । 


काव्यालोक 


श्रेयो मववुत समेषाम्‌ 

अलंकारांवुधे: पारमाप्तुमिच्छा भवेद्यदि | -ये पंक्तियां नहीं दी गई हैं 

काव्यालोकप्रवहर्ण तदाश्रयत कंठतः ॥॥॥। 

पत्रनसंख्या के भेद तथा पाठ-भेद से स्पष्ट है कि ये दोनों 'काव्यालोक' ग्रन्थ 
की भिन्न-भिन्न पाण्डुलिपियाँ हैं । 


पीटर्सतन ने अपने केटेलॉग में कोटा का सन्दर्भ दिया है। भ्रतः यह स्पष्ट 
है कि पीटर्सेन के समय (49वीं शताब्दी के अन्त) में इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि 
कोटा महाराजा के ग्रन्थागार में स्थित रही होगी । इसी आधार पर उसकी प्राप्ति 
के प्रयत्न किये जाने पर भी यह पाण्डुलिपि उपलब्ध नहीं हो सकी । 


इस समय कोटा महाराजा द्वारा संग्रहीत साहित्य दो स्थानों पर उपलब्ध 
है--(!) राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, शाखा--कोटा तथा (2) माधोराव 
म्यूजियम, गढ़ पैलेस, कोटा । परन्तु इन दोनों स्थानों पर ही इस समय “काव्यौ- 
लोक” की पाण्डुलिपि उपलब्ध नहीं है । 

“राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, शाखा--भ्रलवर” द्वारा दिनांक 5 मई 
983 को स्थानीय अखबार “राजस्थान टाइम्स” में एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई । 
इसके अनुसार प्रो. पीटर्सन श्रलवर से बहुत से ग्रन्थ अपने साथ बम्बई ले गये और 
वहाँ से अनेक ग्रन्थ लन्दन भेज दिये गये थे । इस विज्ञप्ति के श्राधार पर यह 
सम्भावना हो सकती है कि प्रो. पीटर्सन कोटा से भी ग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ ले 
गये हों और उसी में “काव्यालोक” की पाण्डुलिपि भी चली गयी हो । 

ए. बी. कीथ ने “टकथ0806 ०0 6 $8॥907 ह॥6 एटा ६॥पर3- 
ढए9 गा व6 प्रगथ्ाए ए (6 वातांशा ०7०४! 07070, 935 में लन्‍्दन 
से भी संस्कृत की पाण्डुलिपियाँ मेंगाकर उन्तका सूचीपत्र प्रकाशित किया । परल्तु 
इसमें “काव्यालोक” की पाण्डुलिपि का उल्लेख नहीं है । अ्तएव यह निश्चित नहीं 
हो पाता कि पीटर्सन द्वारा उल्लिखित पाण्डुलिपि इस समय कहाँ उपलब्ध है | 
(3) कृति का परिचय-- 


काव्यालोक' ग्रन्थ के रचयिता तथा रचनाकाल के विषय में ग्रन्थ में ही 
उल्लेख प्राप्त हो जाने से किसी प्रकार का संशय या मतभेद उत्पन्न नहीं होता। 
काव्यालोक' का रचयिता हरिप्रसाद है, इसका उल्लेख ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही कर 
दिया गया है--- 


काव्यस्य परमाह लादकीरत्त्यादिफलयोगरिन: । 
हरिप्रसादविदृषा मीमांसा कापि तन्यते ।॥| सू.] ।। 


भूमिका 7 


'काव्यालोक' के प्रत्येक प्रकाश के अन्त में भी 'हरिप्रसादनिमिते काव्यालोके' 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है । 
इस ग्रन्थ की पुष्पिका से स्पष्ट है कि सम्वत्‌ 784 सूर्य संक्रमण की माघ 
शुक्ला सप्तमी को यह ग्रन्थ पूर्ण कर दिया गया-- 
भ्रव्धिविड.सुनिभू ।784 वर्षमाघशुक्लसुनो 7 रवे: । 
काव्यालो कमिदं पूर्णभकारिगुरुसन्निधो ॥। 
श्रतः यह निःसन्देहरूप से कहा जा सकता है कि हरिप्रसाद ने सं. 784 
में इसकी रचना की । 


'काव्यालोक' एक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ है। इसमें कुल सात प्रकाश हैं, 
जिनमें पूर्व निरूपित श्रलेंकारशास्त्र के विषयों का विवेचन किया गया है। 
सामान्यतः इसमें काव्य का लक्षण, प्रयोजन, हेतु, भेद, शब्द-शक्तियाँ, ध्वनि, रस, 
गुण, दोष और अलंकारों का निरूपण है । परन्तु अलंकारों के विवेचन में कृतिकार 
की विशेष रुचि दिखायी देती है । 'काव्यालोक' में कुल 84 पत्रों में से 43 पत्रों 
में श्रन्य॒ विषयों का विवेचन है, शेष 4 पत्रों में केवल अलंकारों का मनिरूपण 
किया गया है। विशेष रूप से श्रर्थालंकार निरूपण बहुत विस्तार से किया गया 
है, क्योंकि लगभग 37 पत्रों में श्र्थालंकार प्रस्तुत किये गये हैं । कृति का प्रारम्भ 
करते हुए प्रथम पत्र पर भी अलंकार, श्रर्थालंकार-निरूपण पत्र-84” लिखा है, 
जिससे स्पष्ट है कि भ्रर्थालेंकारों का विवेचन करना कृतिकार का प्रमुख उद्देश्य है । 


काव्यालोक' के तीन भाग हैं--सृत्र, इत्ति और उदाहरण । प्रायः कृतिकार 
ने सर्वप्रथम एक विषय को संक्षेप में सूतररूप में कहा है । सूत्र कहीं पर कारिका- 
रूप में, पद्य में हैं और कहीं पर गद्य में । सूत्र के बाद उसे स्पष्ट करने के लिए वृत्ति 
लिखी गईं है भौर उसका उदाहरण-सहित विवेचन किया गया है । सूत्र श्रौर वृत्ति 
हरिप्रसाद के स्वरचित हैं, परन्तु उन पर श्रन्य ग्रन्थों का प्रभाव लक्षित होताहै ।* 


]. उदाहरणार्थ यथा--- 
() भ्रान्तिमाननन्यसंवित्‌ तत्तुल्यदर्शने । का. प्र.-सू. 99 
तुत्तुत्यदर्शने स्यादआन्तिस्तद्वानलंकार: ।--का. लो--सू. 37 
(2) साहक्ष्यं सुन्दर वाक्यार्थोपस्कारकमुपमालड्‌.क्ृति:।-रस---2, पृ. 2] 
वाक्याथों पस्कारकमुपमा साहश्यमतिचमत्कारि ।-का.लो.]--सू.2 
(3) इहान्यानपि भेदानन्ये निगदन्ति---वाचकलृप्ता षपड्विधोपवर्णिता १-+ 


8 काव्यालोक 


उदाहरण कहीं स्वरचित हैं! और कहीं अन्य ग्रन्थों से मी उद्धत हैं।* कतिपय 
स्थलों पर अन्य ग्रन्थों में उद्धता उदाहरणों का प्रभाव लक्षित होता है,” क्‍योंकि 


'कर्तेयु पमाने! इति णिनौ सप्तस्थपिदश्यते । कोकिल इवालपति कोकिलालापिनीति । 
तथाष्टम्यपि--इवे प्रतिकृतो” इति कनि “लुम्मनुष्ये” इति लुपि चंचेवेत्यर्थे 
चंचा पुरुष: सोध्यं: यःस्वहितं नव जानीते' इत्यन्न । नवम्यपि--आचार-- 
क्विपि पदान्तरेर प्रतिपादिते समाने घम्में दश्यते । “आह लादि वबदन॑ 
तस्या: शरद्राकामृगांकति” इत्यादौ ।--रस-2, 26 


वाचकलुप्तायसु “कत्त यु पमान” इति रिनौ सप्तम्यपि । यथा--- 
कोकिल इवालपति कोकिलालापिनी । तथा--“इवे प्रतिकृतावि” तिकतनि 
“लुम्मनुष्ये” इति चंचेवेत्यथें “चंचा पुरुष:” इत्यष्टमी । “आह लादि बदन 
तस्या: शरद्राकामृगांकति” इत्यादावाचारक्विपि पदान्तरेण प्रतिपादिते समाने 
घम्में नवम्थपि ।-का. लो---सू. !25 की दृत्ति । 
. उदाहरणार्थ-- 
*. (]) अश्रप्यवलोकितभुवन चल्षुने--का. लो.---!97 
(2 )बंघूककिशुक.---का. लो. 24व 
(3) हरिपदनखतां वदन्ति लोका:-का. लो. -334 
2. उदाहरणार्थ यथा-- 
() मुर्ध्नामुवृद्तत्तकृत्ताविरल-का. प्र." 59, का. लो.-0] 
(2) घीरो विनीतो निपुणो वराराको--का. प्र. 27!, का. लो. 06 
(3) नाशयन्ती घनध्वान्तं तापयन्तो.-सां. द.-पृष्ठ 239, का. लो.-09 
(4) वारिधिराकाशसमो.-रस.-2; 392, का, लो.-90 
) महतः परमव्यक्तः.-रस-3, 555, का. लो.-329 
3.  () कि गोरि मां प्रति रुषा ननु गौरहं किम्‌.-रु. काव्या.-2,5 
कि गौरीदइन गौरहम्‌ । -का. लो.-सू. 08 की दृत्ति । 
(2) ौट्ष्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुवन्धच्छल: । 
ईपद्वक्तितकन्धर: सपुलक: प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तहासलसत्कपोलफलकां धघ॒ूर्तोअ्परां चुम्बति ॥--द. रु., पृ.0 
आ्राच्छाद्य लोचनयुगल इतराया हर्षविकसितकपोलम्‌ । 
यत्‌ चुम्ब्यते बदनं तदपि प्रणयस्य सौभाग्यम्‌ ॥-का.लो. 66 
(3) तीथर्थान्तिरेपु......५«०-« 
सुरत्नोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ । का. प्र.-44 
असमर्थमयं गंगा हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ ॥ का. लो,-सू. 88 की दृत्ति 
4... शरत्काल----«५--«»«»--- 
करोति ते मुख तन्वि चपेटापातनातिथिम्‌ ।-का.-प्र.-57 
नेयाथंमिन्दु कुरुत चपेटापातनातिथिमू-का- लो.-सू. 88 की वृत्ति 


भूमिका ४; 


उनके श्लोक या श्लोकांश के भाव को दूसरे शब्दों में श्रथवा संक्षेप में दे दिया 
गया है। 


काव्यालोककार ने 2 स्थलों पर “काव्यप्रकाश” को मूल ग्रन्थ कहा है ।? 
“क्ाव्यालोक” के प्रथम पाँच प्रकाशों पर विशेषरूप से “काव्यप्रकाश” का प्रभाव 
लक्षित होता है। अन्तिम दो प्रकाश षष्ठ तथा सप्तम का अलंकार-विवेचन बहुत 
कुछ “रसगंगाघर” पर आधारित है। वास्तव में यह कृति एक प्रकार से शोध 
ग्रन्थ के समान ही प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें पूर्ववर्ती श्रवेक ग्रन्थों से विषय 
ग्रहरा कर उन्हें नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है । मम्भट और पण्डितराज 
जगन्नाथ के अतिरिक्त रुद्रट, वामन, अ्रप्पयदीक्षित, मोजराज, विश्वनाथ भादि अन्य 
काव्यशास्त्रकारों का भी स्थल-स्थल पर उल्लेख किया गया है। स्वयं हरिप्रसाद 
के शब्दों में उनकी यह कृति माधुकरी भिक्षा के समान है-- 


इये साधुकरीभिक्षा सुमनोभ्य: ससाहुता । 
बालानां तुष्ठये गवों न मनागपि विद्यते ॥। 


मधुमक्खी एक पृष्प से दूसरे पुष्प पर जाकर ही मधु का संचय करतो है, 
इसी प्रकार घर-घर जाकर भिक्षा मांगता ही 'माधुकरी भिक्षा' कहलाता है। इस 
भाधुकरी भिक्षा के समान ही हरिप्रसाद ने पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों से 
संचय करके, नवीनरूप में “काव्यालोक” को प्रस्तुत किया है । 


(4) श्रध्याय-ऋम से प्रन्थ परिचय--- 


“काव्यालोक” के प्रथम-प्रकाश का प्रारम्भ काव्य-प्रयोजन से हुआ है। 
उसके पश्चात्‌ काव्य-स्वरूप, काव्य-हेतु और काव्य की श्रात्मा पर विचार किया 
गया । हरिप्रसाद ने काव्य की आत्मा “चमत्कार” को माता, अतः इस चमत्कार 
की स्थापना के लिये उन्होंने पूव॑वर्ती मतों का भी विवेचन किया । आचाये मम्मट, 


विश्वनाथ और वामन के काव्य-लक्षण पर श्राक्षेप करते हुए' उन्होंने स्वरचित 
काव्य-लक्षण दिया है । 


इसी प्रकाश में शब्द का स्वरूप, शब्द के तीन भेद--वाचक, लाक्षरिक 
भ्ौर व्यंजक का निरूपण किया गया है। तीन शब्द-शक्तियाँ-अभिषा, लक्षणा, 





!. अन्रेत्थं मूलग्रन्थाभिप्रायः न काव्यधर्मों गुण:--का. लो.-सू. 97 की दवृत्ति 


ओज: प्रसादो माधुय॑ चेति मूलग्रन्थ:---का. लो. --सू. 0 की वृत्ति 
2. का. लो.--पुष्पिका 


0 काव्यालोक 


व्यजना का तथा लक्षणा के भेदोपभेद का वर्णन करने के साथ ही अनेक तकों के 

आधार पर व्यंजना की अनिवार्यता बताते हुए व्यंजना के भेद बताये हैं। उत्तम, 
मध्यम और अघम भेद से काव्य के तीन भेदों का उदाहरण सहित विवेचन किया 

गया है । 


द्वितीय प्रकाश का ताम 'ध्वनिनिरूपणम्‌” है । नाम से ही स्पष्ट है कि 
इसमें ध्वनि का विस्तार से विवेचन किया गया है। ध्वनि की परिभाषा तथा 
घ्वनि-भेद का उदाहरणसहित वर्णन किया गया है । इसके पश्चात गरुणी भूतध्वनि 
काव्य (मध्यमकाव्य) के आठ भेदों की परिभाषा तथा उदाहरण दिये गये हैं । 


तृतीय प्रकाश “रसविलास-प्रकाश” है । इसमें रस का निरूपण विस्तार 
से किया गया है । अ्रभिनवगुप्त, मट्टनायक तथा नव्य-मत के अनुसार रस का 
विवेचन करके भरतमुनि के रससूत्र को प्रस्तुत किया है । रस विवेचन के पश्चात्‌ 
रस-भेद में सथायिमाव और रस का सम्बन्ध बताते हुए भाव,  विभाव, 
अनुमाव और व्यभिचारिभाव को स्पष्ट किया है। इस विवेचन के मध्य 
ही श्रालम्बनस्वरूप नायक-नाग्रिका-भेद भी उदाहरण-सहित विस्तार से प्रस्तुत 
किये गये हैं । तत्पश्चात्‌ श॑गार, हास्य, करुण, भयानक, रौद्र, वीर, बीभत्स, 
प्रद्भुत और शान्त, इन नौ रसों के उदाहरणा-सहित विवेचन के साथ इस प्रकाश 
की समाप्ति हो गयी है । 


चतुर्थ प्रकाश में काव्य-दोषों का विवेचन है । उदाहरणसहित १6 प्रकार 
के दोष बताकर उन्हें पदगत, वाक्यगत, पदांशगत श्रौर समासगत रूप में प्रस्तुत 
किया है। 23 प्रकार के अर्थदोष और 3 प्रकार के रस-दोष तथा रस-दोष की 
श्रनित्यता का वर्णोन किया गया है । 


पंचम प्रकाश का नाम “गुणनिरूपणम्‌” है। काव्य में गुणों की स्थिति पर 
विभिन्न मत दिये गये हैं । मम्मटकथित श्रोज, प्रसाद और माधुय ग्रुण की स्वी- 
कृति तथा वामनोक्त दस शब्द-गुण और दस श्रर्थ-गुरा का वर्णन करके उनका 
भ्रन्तर्माव तीन गुणों में किया गया है | मधुर, प्रौढ़, परुष, ललित और भद्र इन 
पाँच दृत्तियों का स्वरूप बताया गया है । वैदर्भी, पांचाली, लाटी और गौड़ी, इन 
चार रीतियों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। 


पष्ठ प्रकाश 'शवब्दालंकार-विवेचनम्‌” है । काव्य में श्रलंकार की स्थिति 
तथा गुण और श्रलंकारों में भेद स्पष्ट करते हुये पाँच शब्दालंकार-वक्रो क्ति, अनु- 


भूमिका | ्‌] 


प्रास, यमक, श्लेष और चित्र का भेदोपभेद तथा उदाहरणसहित निरूपण किया 
गया है। “सरस्वतीकण्ठाभरण ” में कथित 24 शब्दालंकारों का लक्षण और 
उदाहरणसहित विवेचन करके अन्य श्रलंकारों में उनके श्रन्तर्भाव का संकेत 
दिया है । 

सप्तम प्रकाश “अर्थालंकार निरूपणम्‌” इस ग्रन्थ का सबसे बड़ा भाग है । 
इसमें 7] अर्थालंकारों का भेदोपभेद तथा उदाहरणसहित विस्तार से विवेचन 
किया गया है । 
(5) प्रन्य कृतियाँ--- 

हरिप्रसाद ने “काव्यालोक” के अ्रतिरिकत अन्य ग्रन्थों की मी रचना की, 
इस विषय में उल्लेख प्राप्त होते हैं। भिन्न-भिन्न स्थानों पर कुछ ग्रन्थों की प्रतियाँ 
भी उपलब्ध हैं । इन सभी प्रन्थों सें एक विशिष्टता या समानता यह है कि हरि- 
प्रसाद को “माथुर मिश्र गंग्रेशात्मज' कहा गया है । 

पीट्सव ने “70 &श॥60 ए९एुण 0 ठफु्धाबा0णा8 वी इ९श्ली 0 इल्याइ- 
[पी (कचाएडणाए/ | 06 0०99 ००" के वॉल्यूमना, पृ. 88 पर 
हरिप्रसादरचित “सद्धमंतत्त्वास्याहिनक” तथा वॉल्यूम ता, पृ. 356-7 पर 
“काव्यालोक' का उल्लेख दिया है। 

आफ्रट ने 'केटेलॉगस केटेलॉगोरम्‌” पार्ट ।, पृ. 758 पर माथुर मिश्र 
गज् श के पुत्र हरिप्रसाद के नाम से दो ग्रन्थ दिये हैं-काव्यालोक” और “सद्ध- 
मंतत्त्वास्याहि नक” । इसी स्थल पर श्रन्य हरिप्रसाद के नामों से “पिगलसार” 
और “शास्त्रजलघिरत्नम्‌” ग्रन्थों का उल्लेख किया है। पार्ट गा, पृ.236 पर 
भी हरिप्रसाद के नाम से “महाविद्यामहिम्नस्तोत्र” ग्रन्थ का उल्लेख किया है। 
इस विवेचन से प्रतीत होता है कि उन्होंने हरिप्रसाद नाम के कई विद्वान स्वीकार 
किये हैं । जिनमें से “काव्यालोक'और"“सद्धर्मतत्त्वास्याह्निक” ग्रन्थ के रचयिता 
तो गंगेश के हरिप्रसाद हैं । शेष “पिंगलसार”, “शास्त्रजलघधिरत्न” और “महा 
विद्यामहिम्नस्तोत्र” के रचयिता अन्य भिन्न-भिन्न हरिप्रसाद नामक व्यक्त हैं। 

डा. राघवन्‌ ने 'केटेलॉगस केटेलॉगोरम”, वॉल्यूम 5, पृ. 226 पर गंगेश 
को हरिप्रसाद का पिता कहा है तथः हरिप्रसाद के नाम से चार ग्रन्थ दिये हैं--- 
() काव्यार्थगुम्फ, (2) काव्यालोक, (3) शास्त्रजलघिरत्न, और (4) सद्ध- 
मंतत्त्वाख्याहिक । 

पी. वी. कारों ने “हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पॉइटिक्स” (इन्डेक्स श्रॉफ आँथस 
एण्ड वकस) में माथुर मिश्र गंगेश के पुत्र हरिप्रसाद (लगभग 78-728 ई. ) 
के नाम से दो ग्रन्थों का उल्लेख किया है--“काव्याथगुम्फ” और “काव्यालोक। 


]2 काव्यालोक 


एस. के. डे ने “संस्कृत पॉइटिक्स-वाल्यूम , पृ. 34 पर “काव्यालोक” 
तथा “काव्यार्थंगुम्फ” ग्रन्थों के लिए झ्रॉफ़े ट तथा पीट्सन का सन्दर्भ दिया है । 

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त हरिप्रसादरचित “मन्त्ररत्न” तथा “रुक्मिणीहरण 
नामक ग्रन्थों का भी संकेत मिलता है । इस प्रकार हरिप्रसाद के नाम से आठ 
ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है--(!) काव्यालोक, (2) सद्धमंतत्त्वाख्या- 
हिनक, (3) महाविद्यामहिम्तन, (4) पिंगलसार, (5) मन्‍न्त्ररत्न, (“) काव्या- 
थंगुम्फ, (7) शास्त्रजलघिरत्न और (8) रुक्मिणीहरएणा । “काव्यालोक” के 
अतिरिक्त अन्य रचनाओ्रों का विवरण इस प्रकार है-- 


सद्धमंतत्त्वास्या क्चिक-- 


झ्रॉफ़ ट ने 'केटेलॉगस केटेलॉगोरम” ], 758 पर इस ग्रन्थ का उल्लेंख 
किया है, जिसमें “पीटर्सन केटेलॉग”,2, 88 का सन्दर्भ देते हुए लाहोर का 
उल्लेख किया गया है | 


इस ग्रन्थ की तीन प्रतियाँ भिन्न-भिन्न स्थलों पर उपलब्ध हैं-() भाण्डा- 
रकर श्रोरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, (2) राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, 
जोघपुर और (3) राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, अलवर । 

भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना में यह प्रति एम. एस. नं. 
68/ए 883-84 पर प्राप्त होती है । इसमें कुल पत्र हैं। माप -32>< 8 
से. मी., पंक्ति-! 5, अ्रक्षर-45 हैं । इसमें ग्रन्थ या प्रति के समय का उल्लेख नहीं 
किया गया है! 


जोधपुर के प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में यह “आह्िककृत्य” (सद्धमें- 
तत्त्व का भाग) नाम से ग्रन्थ-संस्या 26354 पर सुरक्षित है। यह प्रति वि. सं. 
97 की है | इसमें कुल पत्र-संस्या-9, माप -25.5 ».7, पंक्ति-0, 
अक्षर-34 हैं । 

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, अलवर में यह ग्रन्थ-संख्या-3440 पर 
“आचारतत्त्व” (आहिनकक्ृत्यमंत्रवोध्यम्‌) नाम से प्राप्त है। इसमें पत्र-संख्या-6, 
पंक्ति-7, अ्रक्षर 26, माप-3.2 » 25.5 है | इस प्रति का भी समय नहीं दिया 
गया है, परन्तु लिपि के आधार पर यह भी 20वीं शती की प्रतीत होती है ! 

सद्धमंतत्त्वाख्याह्षिक” की तीनों प्रतियों का अवलोकन करने पर स्पष्ट, 
है कि इनमें अनेक स्थानों पर पाठभेद है । पूना की प्रति में कई स्थलों पर वर्ण, 
पद या वाक्य छूट गये हैं, जो जोघपुर और अलवर की प्रतियों में प्राप्त होते 
हैं। जोधपुर भर पूना की प्रति में संख्या 6] के पश्चात्‌ समानता है। जोधपुर 


भूमिका 3: 


की प्रति में समय का उल्लेख किया गया है, जो पूना की प्रति में नहीं है । अलवर 
की प्रति में आगे भी बहुत-सी पंक्तियाँ दी गयी हैं, जिनमें हरिप्रसाद के वंश 
इत्यादि के बारे में विवरण दिया गया है । पूना और जोधपुर की प्रतियों में 
प्रत्येक विषय का वर्णन करके “इति शौचप्रकरणम्‌” इत्यादि लिखा है। परन्तु 
श्रलवर की प्रति में यह नहीं है । जोधपुर की प्रति में कहीं पाठ पूना की प्रति के 
समान है, तो कहीं अलवर की प्रति के समान है । ऐसा प्रतीत होता है कि इन 
तीनों प्रतियों का मूल एक ही है, परन्तु प्रतिलिपिकार भिन्न-भिन्न होने से इनमें 
पाठभेद लक्षित होता है । 

/काव्यालोक” के समान इस ग्रन्थ का प्रारम्भ भी “श्री गरोशाय नमः” से 
ही हुआ है। तीनों प्रतियों में ही ग्रन्ध के श्रन्त में हरिप्रसाद को माथुर मिश्र 
गंगेश का पुत्र बताया गया है। अतः यह निश्चित है कि “काव्यालोक” के 
रचयिता हरिप्रसाद की ही यह कृति है । 

यह घर्मशास्त्र का ग्रन्थ है। इसमें शौच, आचमन, दल्तधावन, स्तान, 
संध्या, होम, तर्पण, देवपूजा, वैश्वदेव, मोजन तथा शयनविधि बतायी गयी है । 

जोधपुर की प्रति के श्रनुसार ग्रन्थ का प्रारम्भ तथा अन्त इस प्रकार है--- 

प्रारम्भ--- 
॥ श्री गरोशाय नमः ॥। 
नत्वाहेरंवमातु: पदकमलयुरग्गं प्रातरुत्थाय पुण्य-- 
श्लोकान्स्मृत्वाष्य रक्षो दिशिपटपिहितं क॑ विधायेषु सात्रम्‌ । 
गत्वा ग्रामार्द यज्ञेस्तृशदलनिचयरा55वृतायाम$्मस्म 
क्षेत्रांमो पर्वतायां मुविविगतवचा: क्मसैन्नं विदध्यात्‌ ॥ 4॥ 
शरत--- 
निःशंक धर्मशास्त्रेष्ववितथवचसां तसप्निबंधरनेक- 
मारो सा भुदिति क्ष्मासुरमुकुटमणों मिश्रगंगेश्वरस्य । 
पुत्रेण प्रावप्रसादादहरिषदललितेन प्रवद्धेन वच्यौ 
प्च : सद्धमंतत्वे सममवदलिलं पृर्णामाह्न यक्ृत्यम्‌ ॥ 62 ॥। 
इति शयनविधि: ॥ 
इति श्रीमन्‍्माथुरमिश्रगंगेशात्मजहरिप्रसादविरचितं सद्धमंतत्वे आह्िक 
समाप्तम्‌ । शुभ लेखकपाठकयो: । सम्बत्‌ 97 मि. मार्ग व. 3 

पूना की प्रति में भी कुछ पाउ-भेद के साथ यही अंश दिये गये हैं, केवल 
अन्त में समय का उल्लेख नहीं है। अलवर की प्रति में भी कुछ पाठ भेद के साथ 
प्रारम्भ तथा अन्त संख्या-0] तक समान है। तत्पश्चात्‌ आगे भी कुछ पंक्तियाँ: 


[4 काव्यालोक 


दी गई हैं, जिनमें हरिप्रसाद के वंशादि का विवरण विया गया है। अलवर की 
प्रति के अनुसार अ्रन्तिम अंश इस प्रकार है-- 
पांडवा)? इच तस्यासन्‌ पंचपुत्रा महीौजसः । 
प्रकाशंते धरावेद्यां: तेष्वग्नय इव त्रयः ॥| 66 ॥। 
श्रीविद्यानंदरुपेशश्रीगंगेशिन सा न्नयी? । 
मुख्येत राजते भूमों रुद्रेसेव सुरत्नयी ॥ 67 ॥ 
हरिप्रसादेन कृतं॑ तत्पुत्नेरशोदमाह्लिकं । 
आझाकल्पमाकल्पमिव कंठेधाय ह्विजातिमि: ॥ 68 ॥ 
इति हरिप्रसादकृत आचारतत्त्वं समाप्तम्‌ ! 


महा विद्यास हिम्न--- 


यह ग्रन्थ राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, अलवर में उपलब्ध है । आफ्रेट 
के 'क्वेटेलागस केटेलॉगोरम””, ], 236 पर भी इसका उल्लेख किया गया है । 
अलवर में उपलब्ध प्रति से स्पष्ट होता है कि यह ग्रन्थ भी “काव्यालोक की 
रचना करने वाले मथुरा-निवासी गंगेश के पुत्र हेरिप्रसाद की ही रचना है । इस 
ग्रन्थ की अन्तिम पुष्पिका में लिखा है-- 


इति श्री मद्गंगेश्वरतनुजवर्येरण हरिखा । 
प्रसादोपात्तास्येनश च मधुपुरीवासिविदुषा? ।। 
महा विद्यायंत्रोद्धति" सकलरूपोद्ध, तियुतम्‌ । 
कृत स्त्रोत्न पुण्यं” गगनवसुश्शलेन्दुसमये ।॥ 22 ॥॥ 
इति श्री मन्मिश्रगंगेशस्या*परतनुजहरिप्रसाद?मिश्रविरचितं महाविद्याम हिम्नं 
समाप्तम्‌ ॥ ! ॥ 


० डबव 

» तेष्य ० 

० त्रयं 

० ताख्योन 

० रीवासीविदुपा 

० यंत्रौद्धति 
पुभण्य॑ 

० शमाप ० 

० सादिमि ० 


५ ०० +3 ० ० ५५ (४ ऐ ५ 


भूमिका 85 


अलवर में उपलब्ध इस प्रति में कुल 7 पत्र हैं। माप -- 20 & 8.5 से. मी. 
पंक्ति - 5, अक्षर - 25 हैं। प्रति श्रच्छी अवस्था सें है तथा लिपि स्पष्ट है । 
पुष्पिका से स्पष्ट है कि ग्रन्थ का रचनाकाल सं. 780 है। “काव्यालोक” का 
रचताकाल सं. 784 है, अ्रतः यह उससे पूर्व की रचना है । 


यह ग्रन्थ स्तोत्र से सम्बन्धित है । पच्चय में विरचित 22 श्लोकों का यह एक 
छोटा-सा ग्रन्थ है । इसका प्रारम्भिक अंश इस प्रकार है--- 


श्री गुरु्यो नमः । 
कालीता राछिन्नमस्ताषोडशी भुवनेश्वरी । 
भेरवी श्रीसतंगी व वगलाधूसवत्यपि! ॥॥3|। 
चिदानंदे विदो चिदजलमयुखोदरचरी,* 
3हरीशानब्रह्म श्वरघटितमंचे कृतपदाम्‌ । 
प्रपंच॑ सिचानासमृतरसलावण्यलहरी, 
गसीरासिदिग्सिर्जंतनि! तव वन्दे सहिकलास ।॥2।। 


पिगलसार--- 


श्रॉफ़ ८ के “कैटेलॉगस केटेलॉगोरम' पार्ट [, पृ. 758 पर उल्लिखित इस 
ग्रन्थ की प्रति “राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान” की बीकानेर तथा जोधपुर 
दोनों शाखाओं में मिलती है । 

प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में यह ग्रन्थ-संस्या - !253 पर उपलब्ध 
है, जिसमें पाँच पत्र हैं। माप - 25.3 2८ 2., पंक्ति - 4, अ्रक्षर - 40 हैं । 
इस श्रति में ग्रत्थ-रचना अथवा प्रतिलिपि के समय का कोई उल्लेख नहीं है । 


प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर में ग्रन्थ संख्या !878 पर उपलब्ध प्रति 
में भी पाँच पत्र हैं। माप-22 »८ 9.8, पंक्ति - 4, श्रक्षर - 40 हैं। इस 
प्रति में प्रन्थ के अन्त में लिखा है--- 
इति हरिप्रसादोन्नीते पिगलसारे नष्टोद्दिष्टादिलक्षणम्‌ ।। 
संवत्‌ 806 मंगसरवदि 2 दिने । 


इससे स्पष्ट है कि मंगसरवदि 2, सम्बत्‌ 806 में यह ग्रन्थ लिखा गया ।. 





० घुमेवत्यपि 
० चंरी 

हरिशा ० 
० जनति 


ही ४ ० (४ 


6 काव्यालोक 


- परन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि कि सं० 806 ग्रन्थ-रचना का समय है या 
प्रतिलिपि का । ग्रन्थ की द्वत्ति के अन्त में प्रतलिपिकार का भी उल्लेख है-- 
पंडितलक्ष्मीचन्दगरिशना लेखि विक्रमपुरे । 
भ्रतः यह ज्ञात होता है कि विक्रमपुर (बीकानेर) में ही पण्डित लक्ष्मीचन्द 
गरि ने इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि की । संवत्‌ 806 को “पिगलसार” का रचना- 
काल माना जा सकता है। “काव्याथंग्रम्फ” का रचनाकाल सं० 775, 
“प्हाविद्यामहिम्न” का सं. 780 और “काव्यालोक” का सं. 784 है। 
अ्रतः सम्मव है कि यह हरिप्रसाद की परवर्ती रचना हो । 


“पिगलसार” ग्रन्थ की जोधपुर तथा बीकानेर, दोनों ही प्रतियों के मूल- 
भाग में यह उल्लेख नहीं है कि ग्रन्थकार हरिप्रसाद “माथुर मिश्र गंगेश”” के ही 
पुत्र है या भिन्न व्यक्ति है । परन्तु ग्रन्थ के अन्त में ढृत्ति में लिखा है--- 

गंगेशगुरुषपादाब्जमकरंदप्रसादतः । 

इससे प्रतीत होता है कि ग्ंगेश के पुत्र हरिप्रसाद ने इस ग्रन्थ की रचना 
की । 

“पपेगलसार” की दोनों प्रतियों में पाठ तथा लेखन-शली प्रायः समान 
ही है । इसे पंचपाट या पंचपाठ के रूप में लिखा गया है अर्थात्‌ मूल-ग्रन्थ पत्र के 
मध्य-भाग में कुछ मोटे अक्षरों में लिखा गया और दृत्ति-माग उसके ऊपर-नीचे 
कुछ बारीक श्रक्षरों में दिया गया है, तथा दाहिने और वायें हाशिये में भी 
झावश्यक विवेचन किया गया है । 

“पिंगलसार”” एक छन्दशास्त्र का ग्रन्थ है । मूल-ग्रन्थ में 25 पद्म हैं। छन्दों 
को स्पष्ट करने के लिए मूल-पाठ के साथ ही मात्रा-गशना आदि का भी संकेत 
किया गया है । 

प्रारम्भ--षट्पंचचतुस्त्रि द्विप्रसिताष्टठडढण पंच गरय सात्रा: । 

विश्वे वसु पंचाग्नि द्वाविति भेदा: ऋमेरा विस्तारे ।।  ॥ 
भ्रन्तिम--प्रस्तारज्ञानार्थ फौतुकहेतोश्च निखिलसुधियाम्‌ । 
मेरुपताकादीनां लक्षणमुक्‍्त॑ समासेन ॥। 25 ॥ 

इति हरिप्रसादोन्नीते पिंगलसारे नष्टोदि्ष्टादिलक्षणम्‌ । सम्बत्‌ 806 
मंगसरवदि 2 दिने । 
वृत्ति का श्रन्तिम अंश-- 

गंगेश-ग्रुरुपादाव्जमकरंदप्रसादतः । 
सारोद्धार: कृतोनेन प्रीयतां परमेश्वर: ॥26॥। 
इति नपष्टोद्दिष्टादिलक्षराम्‌ । पंडितलक्ष्मीचन्दररिना लेखि विक्रमपुरे ॥ 


भूमिका [7 


बीकानेर और जांधपुर दीनों ही प्रतियों में प्रारम्भ समान ही है, परन्तु 
अन्त-भाग में उपयुक्त पंक्तियाँ बीकानेर की प्रति की हैं। जोधपुर की प्रति में-- 
“इत्ति हरिप्रसादोन्नीते पिगलसारे नष्टोद्दिष्टादिलक्षणं समाप्तम्‌” लिखा है, श्रागे 
समयोल्लेख की पंक्ति नहीं है । इसी प्रकार बृत्ति-भाग में भी “26 इत्ति” लिख- 
कर ग्रन्थ समाप्त कर दिया है, भआगे पंक्तियाँ नहीं लिखी हैं । 


सन्त्रत्न--- 

ऑफ्रोट तथा डॉ० राघवन्‌ के 'केटेलॉगस केटेलॉगोरम” में इस ग्रन्थ का 
उल्लेख नहीं है । परन्तु राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जयपुर शाखा में ग्रन्थ- 
संख्या---] 87 पर इसकी प्रति मिलती है। इसकी पुष्पिका इस प्रकार है--- 


“इति श्रीमत्समस्ततंत्रारणंवप्रज्ञानौकर्णा धा रमिश्रगंगेशात्मजहरिप्रसादमाथु र- 
निर्भिते मंत्ररत्ने तुतीयों मयूखः |“ 
इस पुष्पिका से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ भी माथुर मिश्र गंगेशात्मज हरिप्रसाद 
का लिखा हुआ है । 
इस प्रति में 3 पत्र, 7पंक्तियाँ तथा 20 श्रक्षर हैं। इसकी माप-4*6 ८ 
9-2 है। इसमें रचनाकाल अ्रथवा प्रति के समय के विषय में कोई उल्लेख नहीं 
है, लिपि के आधार पर यह प्रतिलिपि उन्नीसवीं शताब्दी की ही प्रतीत होती है । 
यह ग्रन्थ पूर्ण उपलब्ध नहीं है । इस प्रति में ग्रन्थ का केवल द्वितीय तथा 
तृतीय मयूख ही दिया गया है। प्रत्येक पत्र के 'ब' भाग में “श्री” शब्द लिखा 
हुआ है । यह एक छोटा-सा पद्मात्मक ग्रन्थ है । इसके 3 पत्रों में से !0 पत्रों 
में द्वितीय मयूख है, जिसमें 53 पद्म हैं। अन्तिम तीन पत्रों में तृतीय मयूख है, 
जिनमें केवल 9 पद्म हैं । | 
“मंत्ररत्न ग्रन्थ तन्त्र पर आधारित है । द्वितीय मयूख का नाम “नित्य- 
कृत्य” है, जिसमें “पडक्षरी मस्त्रविधि” तथा “पूजाविधि” वर्णित है । तृतीय- 
मयूख में “जप-ध्यान” दिया गया है । 
प्रारम्भ--श्री गणोशाय नमः । 
श्रोम्‌ उन्नतेककुचसुन्नतनास॑ चेकत: श्लथमंददुकूलसू । 
एकतः कनकहरमुदारणेरमस्तु सुखद शिवबस्तु ।। 7 ॥। 
प्रसव॑ कमलामथोद्धरेद भुवनेशों सकरध्वज ततः। 
वनितां वनवेरिण [: |] स्मृता जगदुज्जीवनिका घडक्षरी (2 ॥। 
अन्तिम--नीला नाभेरधस्तादुपरिपरिपतन्मत्तमैलन्दका न्ति:, 
कान्ता शस्मोस्तदृर्ध्व॑ ससुदिततपनस्पष्टरोचि: प्रसन्ना । 


१8 5 काव्यालोक 


ध्याता सर्वेष्टसिद्ध ये सुरव रनमिता भर्गसाग्ये क्सीमा, 
भूयादित्यद्रिपुत्नी पतिमुपनयति स्वीयवाकपेलवेषु ॥ 9 ॥॥ 


काव्यार्थगुस्फ--- 

एस. के. डे ने “संस्कृत पोइटिक्स”, वॉल्यूम !, पृ. 34 पर इस ग्रन्थ का 
उल्लेख किया है । डॉ० राघवन्‌ ने वॉल्यूम 4, पृ. 2] पर इसका सन्दर्भ दिया 
है---80र77) ([0858०79ए४ 8076 0 छा 00एश॥]शशा 00६९- 
चंणा ० गरवाप्रइण0095 तढए०आॉ०्व 7 6 80वा0व॑ाएश' 076006॥ ताहा- 
पा8, 20078-4) ५०. जा-3व. 


पून्रा से सन्‌ 936 में प्रकाशित इस केटेलॉग के वॉल्यूम 2 (अश्रलंकार, 
संगीत और नाट्य) में पृ. 45 पर ग्रन्थ संख्या---]3 पर यह ग्रन्थ उल्लिखित 
है। “भाण्डारकर श्रोरियण्टल रिसचे इन्स्टीट्यूट, पूना” में इस अन्थ की प्रति उप- 
लब्घ है । 

पूना की इस प्रति का माप 7३ इंच *८ 42 इंच है। इसमें कुल 2 पत्र 
हैं, एक पृष्ठ में 0 पंक्तियां हैं । इसे बहुत पुराने व पतले कागज पर देवनागरी 
लिपि से लिखा गया है । परन्तु इसके अक्षर बहुत स्पष्ट और पठतीय हैं । प्रन्थ का 
रचनाकाल संवत्‌ 775 है तथा यह गंगेशतनय हरिश्रसाद की ही रचना है--- 

इति श्री श्रीमद्गंगेशतनयहरिप्रसादमाथुरनिर्मितः परिसमाप्तो$यं काव्यार्थ- 
गुफः | श्रीरस्तु । संवत्‌ 755 माघशुक्लपौशिमायां शवौं। (काव्यार्थग्रुफ 
की पुष्पिका) । 

“काव्यार्थगुफ” के पत्र 5 ञआ, पंक्ति 7 पर “तदुक्‍्तं तांतचररी:” लिखकर 
इसके ऊपर संकेत करके दक्षिणपाश्व में “श्रीमद्गंगेशमिश्र:” लिखा है। इससे 
ज्ञात होता है कि निश्चितरूप से यह रचना गंग्रेशमिश्र के पुत्र हरिप्रसाद की है । 
इसके समय-उल्लेख से स्पष्ट है कि हरिप्रसाद की कृतियों में सम्मवतः यह उसकी 
प्रथम रचना है ! 


“काव्यार्थंगु फ” एक अलंकारशास्त्रीय रचना है। इस ग्रन्थ का श्रष्याय 
के रूप में विभाजन नहीं किया गया है। अलंकारशास्त्रीय'ः विषयों का क्रमशः 
विवेचन कर दिया गया है। विषय-विवेचन में लक्षण देकर उसे समभाया गया है, 
उदाहरण बहुत कम स्थलों पर दिये गये हैं । 

“काब्यार्थगु फ” तथा “काव्यालोक” का विषय एक ही है । “काव्याथंगुफ 
में प्रत्येक विषय का अतिसंक्षेप में वर्णन किया गया है, परन्तु “कांव्यालोक” में 
उन्हीं विषयों का विस्तार से उदाहरण-सहित विवेचन किया गया है। ऐसा 


भूमिका पर 


प्रतीत होता है कि हरिप्रसाद ने पहले “काव्याथंग्रुफ में अलंकारशास्त्रीय विषयों 
का संक्षेप में विवेचन किया । परन्तु कालान्तर में उनके विस्तार की आवश्यकता 
समभकर “"काव्यालोक” का निर्माण किया । 

प्रारम्भ--0।श्री गणोशाय नमः ।। 

लोकोत्तराहू लादकार्थविशिष्ट: शब्द: काव्यम्‌ । तस्य चाह्लादकीर्त्याद्यविक- 
प्रयोजनवतो देवताप्रसादादवब्युत्पत्त्यम्यासाभ्यां वा घटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिरेव 
कारणां, काव्यं श्र्‌ तमर्थों नावगत इत्यादौ शब्द एवं लोकप्रतीतिपयेवसानात्‌ । 

अन्तिम--इत्यलंकारा: । इत्यं चादुष्टं गुणवत्सालंकारं काव्यं परमपुरुषार्थ- 
समर्थकमिति सर्व शिवम्‌ । 

प्राचां. मतानुरोधेन बालव्युत्पत्तिहेतवे । 
काव्यग्ुफ: कृतोनेन प्रीयतां हरवल्लभा ॥ | 
यः शब्दरचनाभंगो यश्चार्थगुणविप्लव: । 
भावमान्यो हि बालानां वाक्य परँरसायनम्‌ ॥ 2 ॥॥ 

इति श्रीमद्गंगेशतनयहरिप्रसादमाथुरनिर्मितः परिसमाप्तोयं काव्याथँगु फः ॥॥ 
श्रीरस्तु )। संवत्‌ 7775 माघशुक्लपौणिमार्या शनौ ।। 
(6) शास्त्रजलघधिरत्त-- 

“आफ्र 2” के केटेलॉगस केटेलॉगोरम”', पार्ट . पृ. 758 पर इस ग्रन्थ का 
उल्लेख है। डॉ० राघवन्‌ के “न्यू केटेलॉगस केटेलॉगोरम”, वॉल्यूम 5, 969, 
पृ. 226 पर उल्लिखित इसका सन्दमभे पी.यरू.एल. -यी पृष्ठ 67 का दिया है। 
पी.यू.एल. से अभिपष्राय है--- 

#8 (बॉ्व०्ट्ए९ .णी इिधाओएएं: प्रधाप्रष्णांफाड गा 6 शेपा[०० 
एशराए्शशाए (छाए? [.8806, ५०, , 932; ५०. 7, 944. 


परन्तु इस ग्रन्थ की कोई मी प्रति प्राप्त नहीं हो सकी । 
रुक्मियी हरखण--- 
यह ग्रन्थ किसी भी सूचीपत्र में श्रथवा किसी स्थान पर प्राप्त नहीं हुआ है । 
परन्तु “काव्यालोक” के षष्ठ प्रकाश में इस ग्रन्थ का संकेत दिया गया है-- 
एतेषामुदाहरखांतराणि श्रस्मतृकृतरुक्मिणी हरणादौ स्पष्टमवलोकनीयानि ।7 
इससे स्पष्ट हें कि हरिप्रसाद ने “रुक्मिणीहरण” की रचना की होगी, 
परल्तु यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो पाया हैं । 





!. का.लो---सू. 9 की दृत्ति ((प्रेक्ष्य' के विवेचन के अन्तर्गत) 


20 काव्यालोक 


कृतिकार का समय एवं स्थान--- 

पी.वी. कार! ने माथुर मिश्र गंग्रेश के पुत्र हरिप्रसाद का समय लगभग 
सन्‌ 78- 728 बताया है ! 

काव्यालोककार हरिप्रसाद के समय के विषय में उनकी कृतियों में संकेत 
प्राप्त होता है। हरिप्रसाद के चार ग्रन्थों में रचना-काल दिया गया है, जिनके 
झाधार पर हरिप्रसाद का समय-निर्धा रण किया जा सकता हैं । 


“काव्याथेंगुफ” की रचना उन्होंने सम्बत्‌ 7775 की माघशुवल पूर्णिमा 
को की--'सम्बत्‌ 775 माघशुक्लपौरिमायां शनौ ।” 
“महाविद्यामहिम्न” की पुष्पिका में उसका रचनाकाल !780 दिया है-- 
कृतं स्तोत्र पुण्यं गगनवसुशलेन्द्रसमये । 
गगन-0. वसु-8, शल-7, शौर इन्दु ! संख्या का वाचक हूं, भ्रतः सम्वत्‌ 
780 में यह ग्रन्य लिखा गया है । 
“काव्यालोक” के अ्रन्त में लिखा है-- 
प्रब्धिदिडमुनिभ्त॒ 7784 वर्षमाघोशुक्लमुनों 7 रवे: । 
काव्यालोकमिदं पुर्णामका रिग्ुरुसप्लिधौ ।। 
अ्व्धि-4, दिकू-8 , मुनि-7 तथा भू-] संख्या का वाचक हूँ, भ्रतः अब्धि- 
दिड. मुनिभू का अर्थ हुआ--784 । हरिप्रसाद ने सूर्य के संक्रमण की माघ 
शुक्ला सप्तमी को संवत्‌ 784 में “काव्यालोक” पूरा किया । 
“पिंगलसार” में हरिप्रसाद ने लिखा है-- 


“इति हरिप्रसादोन्नीते पिगलसारे नष्टोद्दिष्टादिलक्षणम्‌ । संवत्‌ 806 
मंगसरवदि 2 दिने ।” 


इससे स्पष्ट हूँ कि “पिगलसार” की रचना सम्बत्‌ 806 में हुयी । 


इन उल्लेखों से स्पष्ट हँ कि हरिप्रसाद ने सं. 775 में “काव्याथंग्रुम्फ, 
सं. 780 में “महाविद्यामहिम्न”, सं. 784 में “काव्यालोक” तथा से. !806 
में “पिगलसार” ग्रन्थों की रचना की । सम्वत्‌ 775 से 806 तक वह 
निश्चित रूप से ग्रन्थों की रचना करते रहे ! श्रतः हरिप्रसाद का समय भी यही 
स्वीकार करते हुए 8वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में उनको माना जा सकता है । 


3... ज्लांह्रताए ०0 इाशंपा 206605$---70०5 ० 4ए707 6 ए07८5. 


भूमिका 27 


हरिप्रसाद के निवास-स्थान के बारे में भी उनकी कृतियों से संकेत मिलता 
है। हरिप्रसाद के प्रत्येक ग्रन्थ की पुष्पिका में उनको “माथुर मिश्र गंगेशात्मज 
कहा गया है । “काव्यालोक” के प्रत्येक प्रकाश की समाप्ति पर भी इसका उल्लेख 
किया गया है। “महाविद्यामहिम्न” ग्रन्थ की पुष्पिका में हरिप्रसाद को “मधु- 
पुरीवासी” (मथुरा का निवासी) कहा गया है। अतः हरिप्रसाद को मूलरूप से 
मथुरा का रहने वाला माना जा सकता है । 
हरिप्रसाद के ग्रन्थों के प्राप्ति-स्थल पर अवलोकन करने से स्पष्ट होता है 
कि इनमें से “काव्यालोक” जयपुर-महाराजा |क़े पुस्तकालय में प्राप्त होता है । 
श्रन्य ग्रन्थ भी राजस्थान के भ्रन्य स्थानों अलवर, जोधपुर, बीकानेर ओर जयपुर 
में उपलब्ध हैं। केवल एक प्रति पूना में उपलब्ध है। इससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि हरिप्रसाद का सम्बन्ध राजपूताना से श्रवश्य रहा होगा । कछवाहा नरेश से 
भी इनका सम्बन्ध होगा, क्योंकि “काव्यालोक” के सप्तम प्रकाश में प्रतीप 
अलंकार के उदाहरण में कुर्माधिप (कछवाहा नरेश) के प्रृथ्वी पर प्रतिष्ठित होने 
का उल्लेख किया गया है--- 
रत्तानां निलयः सुधासमुदयः क्षोणीतले$र्धासन 
गांसीयेंस पराश्रय: सुविदितों मत्वेति मा गा सदस्‌ । 
भो रत्नाकर ! तावकीयमहिमानिर्मारपसर्व सहः 
सम्प्रत्येष घरावलम्बितपदो जागति कूर्माधिपः ।॥॥* 
“लिद्रेरी हेरिटेज श्रॉफ दी रूलर्स श्रॉफ झ्राम्बेर एण्ड जयपुर में श्री गोपाल 
नारायण बहुरा ने लिखा है--- 
“6 ॥णीा0, $07शा0०्ज़ 0 0०, 5९थाड 0 98 ०ण€९टॉ९0 
जाति ॥6 709% कृर्मवंश 48 ॥6 770770॥$. ह 78 &  ए९786 ब्व8 छा 
€४2॥॥.6 | प्रतापवर्णव--- 
रत्नानां निलय:.५.--«७--- अर मद ««कुर्माधिपः || 
07 6 ग्राभड। पा6 जात कूर्म 5 ०57८१ ७४ कछवाहा इति 
भाषा । 
गगा6 तधा8 रण ००ए्रए0थंधंगा 784 ५. 8, (728 &' 70.) 
6076590703$ (६0 ह6 प्रं6 0 88 छक्ष उ9 शाही 270 ६6 809- 
एंलण्प३ एल्याड 0 पर ईण्रशातभ्ांगा5$ ० 0० (७ 00 बक्िएप्रा' फफ् 
ाए ........ “« (2248० 350-) 





. का. लो.---360 


22 काव्यालोक 


इन पंक्तियों में श्री बहुरा ने हरिप्रसाद का सम्बंध कुर्मवंश से स्वीकार किया 
हैं । कुर्मवंश का अभिप्राय कछवाहा वंश से है । कछवाहा राजपूतों का पिछली 
लगभग एक सहसखाव्दि तक जयपुर और इससे पूर्व श्रामेर राजघानी वाले राज्य 
पर आधिपत्य रहा है । “काव्यालोक” का रचनाकाल सन्‌ !727 (वि. सं. 
784) है, यह वही सन्‌ है, जिस वर्ष सवाई जयसिंह ने जयपुर का निर्माण 
प्रारम्भ किया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जयपुर राजघराने से भी 
हरिप्रसाद का सम्बन्ध रहा होगा । 


(7 ) व्यक्तित्व-- चि 


काव्यशास्त्रीय परम्परा में “काव्यालोक” परवर्ती रचना है, श्रतः किसी 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ में “काव्यालोक” अथवा हरिप्रसाद के बारे में कोई विवरण 
प्राप्त नहीं होता । किसी भी ग्रन्थकार के वारे में बाह्य प्रमाण अथवा अन्तः 
प्रमाण के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है | हरिप्रसाद के व्यक्तित्व के 
लिए वाह्य-प्रमाण का श्रमाव होने से, केवल उनकी क्ृतियों द्वारा श्रन्तःसाक्ष्य के 
श्राधार पर अनुमान लगाया जा सकता है । 


हरिप्रसाद की प्रत्येक कृति के श्रन्त में तथा “काव्यालोक” के प्रत्येक प्रकाश 
के अन्त में हरिप्रसाद को “माथुर मिश्र गंगेशात्मज” कहे जाने से यह निश्चित है 
कि हरिप्रसाद गंगेश के पुत्र थे । 


हरिप्रसाद के वंश के विषय में संकेत “सद्धमंतत्त्वाख्याह्निक” की अभ्रलवर- 
प्रति के अन्तिम पत्र से मिला है। हरिप्रसाद के पूर्व पुरुष भी विद्वान थे और 
परम्परागत विद्वत्ता उनमें विद्यमान थी । प्रसिद्ध माथुर कुल में उनका जन्म हुआ्रा, 
जिसमें प्रथम मकरंद नामक व्यक्ति हुए । ये परम विद्वान थे । इनके पाँच पुत्रों 
में से तीन पुत्र प्रसिद्ध हुए--श्री विद्योनन्द, रूपेश और गंगेश । इनमें से गंगेश 
प्रतिमाशील थे । इन्हीं गंगेश के पुत्र हरिप्रसाद हुए जिन्होंने श्रनेक ग्रन्थों की 
रचना को-- 


सकरंद: प्रथमो भुन्माथुरकुलपु डरीकमकरंदः । 
देवपुरोहितमपि यो पुरोहितेनात्मना जहास सुखम्‌ ॥। 63 ॥। 
पांडवा! इव तस्यासन्‌ पंचपुत्रा सहोजसः | 
प्रकाशंते घरावेद्यां: तेष्वननय इबव नचयः .. ॥ 66 | 


4. ० डव 
2... तेष्य ० 


श्रीविद्यानन्दरूपेशश्रीगंगेशिन सा त्रयी । 
मुख्येत राजते भूमों र्ेणेव सुरत्षयी ॥ 67 ॥। 
हरिप्रसादेन कृत तत्पुत्रेरंदर्माद्विक । 
आकल्पसाकल्पसिव कंठेधाय्य द्विजातिसि: ॥ 08 ॥। 
“आचारतत््वसू, पत्र 6 
गंगेश के पुत्रों में से हरिप्रसाद दूसरे पुत्र थे- क्योंकि “महाविद्यामहिस्त र 
इन्हें अपरतनुज कहा गया है-- 
इति श्रीमन्सिश्नगंगेशस्याःपरतनुजहरिप्रसाद मिश्रविरचितं महाविद्यासहिस्न 
समाप्तम ।। 
>-महाविद्यामहिम्न, पत्र 7 व 


हरिप्रसाद के गुरु श्री रामायें थे, जिन्होंने “अ्रष्टोत्तरशतमणिमाला'' नामक 

ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ का एक पद्च “कावज्यालोक'' में परिकर अलंकार 

के उदाहरणु-रूप में उद्ध त है ।* 'गुण-विवेचन में भी उन्होंने अपने गुरु के मत 
का उल्लेख किया है ।? हरिप्रसाद अपने गुरु का आदर करते थे ९ 


हरिप्रसाद के शिष्य सुखलाल थे, जिन्होंने “अलंकारमंजरी'” नामक ग्रन्थ 
की रचना की । सुखलाल गंगेश और हरिप्रसाद दोनों के शिष्य थे ।? 


हरिप्रसाद की 'काव्यालोक” तथा अन्य कृतियों से यह स्वतः स्पष्ट है कि 
वह संस्कृत के परम विद्वान थे। इन्होंने काव्यशास्त्रीय प्रनेकानेक ग्रन्थों का गहन 
अध्ययन तथा मतन किया होगा । “काच्यालोक” में अनेक स्थलों पर रुद्रट, वामन, 
भोजराज, मम्मट, विश्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ आदि विद्वानों का उल्लेख 
किया गया है। इनका क्षेत्र केवल काव्यशास्त् तक ही सीमित नहीं था, श्रन्य 


[. » च्र्य॑ 
2. ० शमाय ० 
3, ० सादिभि ० 
4. अतएव भ्रीरामार्याष्टोत्तरशतमण्िमालायामस्मद्गुरूणां पद्मये परिकरप्रस्ताव: ।. 
यथा-क्रोशलपाल क्ंपालय पालय मामपि लघीयांसम्‌ । 
तिरथति कर्थ॑ तमो मां त्वामनुसृत्यांशुमालिवंशमरिणम्‌ ।। 278 ॥॥ 
5. “..--इत्यस्मत्तातचरणा:“-का. लो. सू. 97 की दत्ति 
6. “काव्यालोकसिदं पूर्रामकारिग्ुरुसबन्रिधौ ।/-का. लो., पुष्पिका 
7. “केटेलॉयस केटेलॉगोरम ---आॉफ़ ढ, ॥, 82 


34 काव्यालोक 


विपयों पर भी इन्होंने ग्रन्थ-रचना की । काव्यशास्त्र पर इनके दो ग्रन्थ हैं-- 
“काव्यालोक” और “काव्याथंग्रुम्फ । अन्य ग्रन्थों में से “सद्धर्मतत्त्वाख्याद्विक' 
घामिक ग्रन्थ है। महाविद्यामहिम्न स्तोत्र से सम्बन्धित है। “पिगलसार" 
छन्दःशास्त्र का ग्रन्थ है । “मन्त्ररत्न तन्त्र पर लिखा गया है। “रुक्मिणीहरण 
काव्य का उल्लेख भी मिलता है। अ्रतः काव्यशास्त्र, धर्म, स्तोत्र, छुन्द, तन्‍्त्र तथा 
काव्य सभी विपयों का उन्हें विशिष्ट ज्ञान था । 


हरिप्रसाद विद्वान होने के साथ ही श्रेष्ठ कवि भी थे । “काव्यालोक” में 
अनेक स्थानों पर उन्होंने उदाहरणरूप में स्वरचित पद्य भी दिए हैं । इससे स्पष्ट 
है कि श्रेष्ठ कवित्व-रचना-सामर्थ्य उनमें विद्यमान थी । 


हरिप्रसाद के स्वभाव में विनम्रता व्याप्त थी। माघुकरीभिक्षारूप “काव्या- 
लोक” की रचना से उनके मन में कोई गये नहीं है । “काव्यालोक” की पुष्पिका 
में उन्होंने पाठकों को विद्यागुरुऔर स्वयं को शिशु के समान माना है । 


2-प्रन्थ का विषय-विवेचन एवं अन्य काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों से 
तुलनात्मक श्रध्ययन 


(4) काव्य-प्रयोजन 


“काव्यालोक” ग्रन्थ का प्रारम्भ काव्य-प्रयोजन से हुआ है | वर्णनीय विषय 
प्रस्तुत करने से पूर्व काव्य के प्रयोजन इस प्रकार प्रतिपादित किये गये हैं--- 


“काव्यस्य परमाह्लादकीत्त्यादिफलयोगिन: । 
हरिप्रसादविदुषा मीमांसा कापि तन्‍्यते ।। सू. 7 ॥। 


उक्त कारिका में काव्य को परमाह्नाद, कीत्ति आदि फल से युक्त बताया 
गया है । “आदि” पद को स्पष्ट करते हुए कारिका की द्वत्ति में कहा है--- 


“आदिपदाद्धावकादीनामिव घन मयूरादीनामिवानथंनिद्धत्ति रित्यादि धनान- 
थनिद्तत्तिव्यवहारज्ञानादिक संगृह्मयते ।” ---“ आदि” पद से धावक श्रादि कवियों 
को घन, मयूर आदि कवियों की अनर्थ-निद्धत्ति इत्यादि धन, अ्रनथेनिद्धत्ति, 
व्यवहारज्ञान आदि प्रयोजनों का ग्रहण होता है । 

इस प्रकार “काव्यालोक” में परमाह्धाद, कीत्ति, धनप्राप्ति, श्रनर्थनिवृत्ति, 
व्यवहारज्ञान आदि काव्य-प्रयोजन वताये हैं । इनमें से परमाह्नाद को 'सकल- 
प्रयोजनमौलिमूतम्‌” समस्त काव्य-प्रयोजनों का शिरोमरिय माना गया है । 


भूमिका हर 


भामह, वामन, रुद्रट, कुन्तक, विश्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ आदि प्रायः 
सभी संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने अपने ग्रस्थों में काव्य-प्रयोजनों! का निरूपण किया 
है । 

काव्य-प्रयोजन के सम्बन्ध में विभिन्न आचायों के अ्भिमतों में मम्मट का 
विवेचन सर्वाधिक स्पष्ट एवं व्यावहारिक है। मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन 
बताये हैं-“-. यश, 2. धन की प्राप्ति, 3. व्यवहार-ज्ञान, 4. श्रनर्थनिद्धत्ति, 
5. आनन्‍्द-प्राप्ति और 6. कान्तासम्मित उपदेश ।£ 

स्पष्ट है कि मम्मटोक्त काव्य-प्रयोजन ही हरिप्रसाद ने प्रस्तुत किये हैं । 
“काव्यालोक' में परमाहलाद, कीति, घन-प्राप्ति, अ्रनर्थनिद्धत्ति भर व्यवहार- 
ज्ञान, इन पाँच काव्य-प्रयोजनों का उल्लेख किया है । 

मम्मटोक्त “उपदेश” का कथन नहीं किया गया । परन्तु “आदि” पद से 
प्रतीत होता है कि सम्मवततः उन्हें श्रन्य प्रयोजन भी स्वीकार हैं शौर उनमें 
“उपदेश” भी हो सकता है। आचायें मम्मट के समान हरिप्रसाद ने भी आनन्द 
को “सकलप्रयोजनमौलिभूतम्‌” समस्त प्रयोजनों में शिरोमणि स्वीकार किया है । 


(2) काव्य-हेतु 
हरिप्रसाद के अनुसार भ्रतिशय चमत्कारात्मक काव्य के शरीर का कारण 
बीजसहित कवि का सरस प्रतिभारूपी अंकुर ही है-- 
सबीजस्य कवेस्तत्र सरसप्रतिभांकुर: । 
कारणं वपुषस्तस्य चमत्कारपरात्मनः || सु. 4 ॥ 


“बीज” को स्पष्ट करते हुए कारिका की द्वत्ति में लिखा है--'प्राक्तनसंस्कार- 
विशेषो बीज॑ य॑ं विना निर्मातृत्वस्वादकताबिरहः'--पहले से रहने बाला संस्कार 
विशेष बीज है, जिसके बिना निर्मातृत्व की स्वादकता नहीं हो सकती ! यह बीज 
ही काव्य का कारण है। काव्य-संघटना के अनुकूल जो शब्द और अर्थ की उप- 
स्थिति होती है, उसमें बीज तो मूलरूप में विद्यमान रहता ही है, साथ ही उसके 
तीन अन्य कारण भी हैं--(।) देवताओं की प्रसन्नता, (2) लोक-व्यवहार, 





. भा. काव्या.-2, 20; काव्या, सू.-, , 5; रु. काव्या.-2, !; 
वक्ोक्ति.., 3-5, सा. द. , 2; रस; ।, पृ. 8 
2... काव्य यशसे5थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 


सच्चा: परनिद्व तये कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे ॥। का. प्र.-, 2 


26 काव्यालोक 


शास्त्र, काव्य, इतिहास आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न व्युत्पत्ति और (3) पुनः 
पुनः काव्य-शिक्षा का अभ्यास | संस्कारविशेष बीज में इन तीनों कारणों से 
काव्यसंघटना के अनुकूल शब्दार्थ की उपस्थिति होती है और इस बीज के प्रतिभा 
रूपी अंकुर से काव्य उत्पन्न होता है। ग्रतः कवि में पूर्वेविद्यमान संस्काररूप बीज 
का सरस प्रतिभारूपी अंकुर ही काव्य का कारण है और इसमें देवताओं की 
प्रसन्नता, व्युत्पत्ति और अभ्यास भी अनुकूल शब्दार्थ की उपस्थिति में सहायक हैं । 


काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में प्रायः सभी आचार्यों ने काव्यहेतु पर विचार किया 
है। भामह, दण्ही, वामन, रुद्रट, मम्मट, राजशेखर, पण्डितराज जगन्नाथ, 
जयदेव आदि अनेक आचार्यों ने इस विषय पर अपने मत प्रस्तुत किये हैं ।॥? 
अधिकांश श्राचार्यो ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्यहेतु 
के रूप में प्रतिपादित किया । कुछ आचार्यों ने केवल प्रतिभा को हेतु कहा है । 

पण्डितराज जगन्नाथ यद्यपि केवल प्रतिमा को काव्य का कारण मानते हैं, 
परन्तु उस प्रतिभा के भी दो हेतु बताये हैं--देवता श्रथवा महापुरुष की प्रसन्नता 
से उत्पन्न अदृष्ट भ्ौर विलक्षण व्युत्पत्ति एवं अभ्यास ।* 


काव्यालोककार हरिप्रसाद द्वारा प्रस्तुत काव्य-हैतु का विवेचन पण्डितराज 
जगन्नाथ से समानता रखता है । दोनों में ही प्रतिभा को काव्य को कारण माना 
गया है। इसके साथ ही ग्ररुष्ट, व्युत्पत्ति श्रौर अ्रम्यास को भी कारण माना है, 
परन्तु प्रमुखता प्रतिभा को ही प्रदान की है । 


(3) काव्य की श्रात्मा 


हरिप्रसाद ने चमत्कार को काव्य की आत्मा माना है-- 


चमत्कार एव पर आत्मा यस्थेत्यर्थ: । (सू. 4 की वृत्ति) 
रस श्रात्मा इति परे आचार्य्या ऊचुः | स्वमते तु चमत्कार एवात्मा 
काव्यस्य । (सू. 5, मू. पा. टि.) 


. भा. काव्या. , 5, 0; काव्या.---], 03; काव्या. सू. , 3, ; 
रु. काव्या. , 4; का. प्र. !, 3; काव्यमी. पृ. 29; रस , पृ. 27-9 
चन्द्रा. ।, 6 

2. तस्य च कारण कविगता केवला प्रतिमा । 
तस्याश्च हेतु: क्वचिद्‌ देवतामहापुरुषप्रसादा दिजन्यमदृष्टमू_ क्वचिच्च 
विलक्षणव्युत्पत्तिकाव्यकरणाम्यासौ | -रस. !, पृ. 27, 29 


भूमिका ह 27 


तत्सुखातिशयकारणं चमत्कार एव काव्यप्राणा इति सिद्धम्‌ । 
| (सू. 6 की दृत्ति) 
विशिष्टशब्दरूपस्थ काव्यस्थात्मा चमत्कृति: (सु. 200) 
प्रन्य आचार्यों के मतानुसार रस काव्य की आत्मा है, परन्तु काव्यालोककार 
चमत्कार को आत्मा स्वीकार करते हैं । रस को काव्य की आत्मा और ध्वनि को 
काव्य का प्राण नहीं मानना चाहिये, श्रपितु सुखातिशय का कारण चमत्कार ही 
काव्य का प्राण है । शब्द काव्य का शरीर है। “काव्य को सुना, श्र्थ ज्ञात व हो 
सका” इत्यादि प्रयोग से “शब्द” ही लोक-प्रतीति द्वारा निश्चय कराने वाला होता 
है, अतः शरीर में पुरुष नाम के व्यवहार के समान शब्द के लिए ही काव्य शब्द 
का प्रयोग होता है । 
काव्य में चमत्कार सुखातिशय का कारण है । वस्तु और अलंकार रूप भी 
काव्य के आत्मरूप माने गये हैं-- 
भाव्यमाने चमत्कार: सुखातिशयकारणम्‌ । 
वस्त्वलंक्राररूपो5पि काव्यस्यात्मा सतं सतम्‌ | सू.6 ।। 


संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में काव्यगत विविध तत्त्वों को श्रात्मतत्त्व 
के रूप में प्रतिपादित किया गया है सर्वप्रथम वामन ने “रीतिरात्मा काव्यस्य/ 
लिखकर रीति को काव्य की आत्मा माना । भागमह, दण्डी और उद्भट ने 
अलंकार को काव्य का सर्वस्व एवं अनिवाये तत्त्व स्वीकार कियां। आनन्दवर्धन ने 
ध्वनि को काव्य की आत्मा मान(-“काव्यस्यात्मा ध्वनि: । मम्मट ने भी ध्वनि को 
स्वीकार किया । आचार्य कुन्तक ने वकोक्ति को काव्य की श्रात्मा माना । वाक्य 
रसात्मक काव्यम” लिखकर विश्वताथ ने रस को आत्मा स्वीकार किया । 

इस प्रकार संस्क्रत काव्यशास्त्र में रस, अलंकार, रीति, वक्तोक्ति अथवा ध्वनि 
को काव्य की आत्मा के रूप में माना गया । परन्तु हरिप्रसाद ने 'काव्यालोक' में 
नवीन दृष्टिकोश अस्तुत किया। अत्य काव्यगत तत्त्वों को स्वीकार करते हुए 
उन्होंने आत्मा के रूप में चमत्कार को स्वीकार किया है । काव्य के सुखातिशय का 
कारण चमत्कार है, अ्रतः यही काव्य की आत्मा है, काव्य का प्राण है । 


(4) काव्य-लक्षर 
“काव्यालोक” में काव्य का लक्षण दिया गया है-- 
लोकोत्तराहू लादकार्थ: शब्दः काव्यम्‌ ॥।सु-7 
लोकोत्तर आहलाद उत्पन्न करने वाले अर्थ से युक्त शब्द काव्य है । 
“लोकोत्त र” को स्पष्ट करते हुए दृत्ति में लिखा है-- 
लोकोत्तरत्वं च सुखातिशयकारणं चमत्कारविशेष: । 


28 काव्यालोक 


सुख के अ्तिशय का कारण चमत्कार-विशेष ही लोकोत्तरता (अलौकिकता) है। 


हरिप्रसाद ने केवल शब्द को काव्य माना है। लक्षण को स्पष्ट करते हुए 
उन्होंने द्त्ति में बताया है--'सर्वंथा विशिष्टशब्दनिष्ठमेव काव्यत्वमित्यर्थ:--- 
सर्वेथा विशिष्ट शब्दनिष्ठ ही काव्य है । यह शब्द एक विशिष्टता लिये हुए है कि 
वह (शब्द) अलौकिक श्राह्नाद उत्पन्न करने वाले अर्थ से युक्त है । 


साहित्यशास्त्र के झ्राद्य आलंकारिक भामह ने शब्द श्रौर श्रर्थ के सहमाव 

को काव्य कहा है--- 
शब्दा्थों सहितो काव्यम्‌ 7 

दण्डी ने “शरीर तावदिष्टार्थव्यवछिन्ना पदावली””” लिखकर इष्ट 
(हृदयाह लादक) श्रर्थ से युक्त पदावली (शब्द और अर्थ) को काव्य का शरीर 
बताया है । 

वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए भी गुण और अलंकार से 
संस्कृत शब्द और अर्थ के लिये काव्य शब्द का प्रयोग किया है ।* 


रुद्रट ने भी शब्द और अर्थ को काव्य माना--“ननु शब्दाथों काव्यम्‌ ॥१ 


ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले आनन्दवर्थेन ने भी काव्य को शब्दार्थ 
शरीर वाला माना है ।* 
कुन्तक का काव्य-लक्षण है--- 
शब्दा्थों सहिती वफ्रऊविव्यापारशालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितों काव्यं तद्विदाह लादकारिरि ॥॥९ 
काव्य-म्मज्ञों के लिए आह लाददायक, कवि-व्यापार-वक़ता से युक्त रचना 
में व्यवस्थित शब्द श्लौर अर्थ मिलकर काव्य है । 





. भा. काव्या.-, 6 
काव्या,-,0 
3. काव्यशब्दो$्यं ग्रुणालंकारसंस्क्ृतयो: शब्दार्थयोव॑तंते 
“काव्या. सू. !, !, । की दृत्ति 
रु. काव्या, 2, 
5. शब्दाथंशरीरन्तावत्‌ काव्यम्‌ । 
सहृदयहृदयाह लादि शब्दार्थभयत्वमेव काव्यलक्षणम्‌ । 
थ्वन्या. , । की दृत्ति, पृ.5 
6. कक्रीक्ति ३, पृू.-३3 


भूमिका 29" 


मम्मट के अनुसार दोष-रहित, ग्रुणायुक्त, सामान्यतः अलंकार-सहित, किन्तु 
कहीं-कहीं अलंकार-रहित भी शब्द और अथ्थ काव्य हैं--- 
तददोधौ शब्दा्थों समुणावनलंकृती प्रुतः क्वापि ॥7 


विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है--वाक्यं रसात्मक॑ 
काव्यम्‌ ।£ 
पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य-लक्षस दिया है-- 
रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यस्‌ ।२ 


रमणीय भ्रर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। लक्षरणा में प्रयुक्त “रमणीयता” 
शब्द को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि जिसके ज्ञान से अलौकिक श्राह्वाद 
प्राप्त होता है, वह श्रथं रमणीय होता है । लोकोत्तर आ्रानन्द को उत्पन्न 
करने वाले ज्ञान की गोचरता ही रमणीयता है । लोकोत्तराह्नाद को ही 
चमत्कार कहा गया है । 

भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित उपयुक्त काव्य-लक्षणों से स्पष्ट है कि 
भामह से लेकर विश्वनाथ तक प्रायः शब्द और शअर्थ को काव्य माना गया है। 
पण्डितराज जगन्नाथ ने किचिद्‌ भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए केवल शब्द को 
काव्य माना । “काव्यालोक” में प्रस्तुत काव्य-लक्षण “रसगंगाघर” के सदश है । 
“रसगंगाघर” में “रमणीय शअ्रर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है”, और “काव्या- 
लोक” में “अलौकिक आह्लाद को उत्पन्न करने वाला शब्द काव्य है”। 
“रमणीय” शब्द भी अलोकिक आह्लाद को ही प्रतिपादित करने वाला है । 

आ्राचार्य विश्वनाथ ने अनेक तकं-वित्तकों का श्राधार लेकर मम्मट-के काव्य 
लक्षण का खण्डन किया है। “काव्यालोक” में उसी विवेचन को संक्षिप्तत: अस्तुत 
करते हुए मम्मट के काव्य-लक्षणा पर श्राक्षेप किया गया है | हरिप्रसाद ने विश्व- 
नाथ के “वाक्य रसात्मक काव्यम्‌” तथा वामन के “रीतिरात्मा काव्यस्य” पर 
भी श्राक्षेप किया है तथा “लोकोत्तराह्धादकार्थ: शब्द: काव्यम्‌””? को काव्य-लक्षर 
के रूप में प्रस्तुत किया है । 


. (5) शब्द-शक्ति 
“काव्यालोक” में तीन प्रकार के शब्द बताये गये हैं--वाचक, लाक्षस्िकः 





. का. प्र., 4 
2. सा. द. 4, 3 
3. रस, ।, पृ. 0 


30 काव्यालोक 


और व्यंजक । इन शब्दों से अर्थों का बोध कराने वाली तीन शब्द शक्तियाँ हैं-- 
अभिषघा, लक्षणा शोर व्यंजना । 


अभिधा-शक्ति-वाचक शब्द का अभिषेय है- 


श्रभिधाशक्तिरेतस्यथा सिधेय: ॥ सु- 40 ॥। 


संकेतित अर्थ को धारण करने वाला वाचक शब्द होता है । पद और पदार्थ 
में शब्द और उसके बोध के अनुकूल होने वाला सम्बन्ध संकेत है । वाचक शब्द 
के उस संकेतित अर्थ का बोध अभिधा शक्ति से होता है । 


दृत्ति में स्पष्ट करते हुए हरिप्रसाद ने बताया है कि किसी शब्द का श्र्थगत 
(अर्थ में रहने वाला) अथवा अर्थ का शब्दगत (शब्द में रहने वाला) कोई 
सम्बन्ध-विशेष ही अभिधा कहलाता है--- 


शक्‍यान्तरानन्तरितः शब्दस्थार्थगतो$थैस्य वा शब्दगतः सम्बन्धविशेष एवा- 
भिधा | (सू. 0 की दृत्ति) 

शब्द का आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाता है--“लक्षणारोपिता 
क्रिया” || सू. ! ।॥। 


लक्षणा के द्वारा मुख्यार्थ से सम्बद्ध अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है । 

वह लक्षणा शक्‍्यतावच्छेदक (भश्रभिहित-शब्दार्थ के परिचायक) घर्म से 
भिन्न धर्म-विशेष का ज्ञान उत्पन्न करने वाली व्यक्ति की इच्छा हैं। अथवा 
शकक्‍्यार्थ (अभिधा-च्वत्ति से बोध्य अ्रर्थ) से सम्बद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाली 
शब्दवृत्ति हैँ ।! 

लक्षणा के दो भेद हैं-शुद्धा और गौणी । सादृश्य सम्बन्ध से भिन्न सम्बन्ध 
होने पर शुद्धा लक्षणा ओर सादृश्य मूलक होने पर गौणी लक्षणा होती है । 

शुद्धा लक्षणा दो प्रकार की है--उपादान लक्षणा और लक्षण-लक्षणा । 
शुद्धा और गौरी दोनों में से प्रत्येक के दो-दो भेद होते हैं--सारोपा और साध्य- 
वसाना । इस आधार पर चार भेद हुए--शुद्धा सारोपा, शुद्धा साध्यवसाना, 
गौणी सारोपा और गौणी साध्यवसाना । 

सभी लक्षणा रूंढ़ि अथवा प्रयोजन से होती है । रूढ़ि लक्षण व्यंग्य-रहित 
होती है और प्रयोजनवती लक्षणा व्यंग्य-सहित होती है। व्यंग्य के ग्रृढ़ 


]. सा च शक्यतावच्छेदकघम्म भिन्नघर्म्मा वच्छिन्नवोघजनिका पुरुपेच्छा, 
शक्यार्थसंबद्धप्रतिपादिका शब्दबृत्तिवाँ । -का. लो. न्यू. की दइत्ति 


भूमिका डी 


(सहृदयैकगम्य) और श्रगूढ़ (सर्वजनसंवेद्य) होने पर प्रयोजनवतती लक्षणा दो 
प्रकार की होती है-- 

लक्षणा का बीज “तात्पर्यानुपपत्ति “अथवा “अन्वयानुपपत्ति” है । 

ग्रिधा अथवा लक्षणा के विराम पर उत्पन्न होने वाली व्यंजनाइत्ति रसादि 
का उद्बोधन करने में समर्थ होती है--- 

वृत्तिहयविरामोत्या रसाध्य्‌ दुबोधनक्षमा । 
व्यंजना ॥ सु. 7 ॥। 

व्यंजना दो प्रकार की होती है--(!) शाब्दी व्यंजना श्र (2) श्रार्थी 
व्यंजना । शाब्दी व्यंजना के दो भेद होते हैं - () अभिधघामूला व्यंजता और 
(2) लक्षणामूला व्यंजना । 

संस्कृत काव्यशास्त्र के अनेक आचार्यों ने शब्द-शक्ति का निरूपण किया। 
मम्मर्टों और विश्वनाथ” ने वाच्यार्थ श्रथवा साक्षात्‌ संकेतित अर्थ का बोध कराने 
वाले शब्द के व्यापार को श्रभिघा शक्ति कहा है | हरिप्रसाद की “अभिषाशक्ति- 
रेतस्यथाभिषेय:”” पंक्ति भी इसी श्राशय को अभिव्यक्त करने वाली है । 

पण्डितराज जगन्नाथकुृत लक्षण है--- 

शक्त्यास्यो४र्थस्य शब्दगत:, शब्दस्यार्थगतों वा सम्बन्धविशेषो5सिधा ।8 

शब्द और श्रर्थ के परस्पर सम्बन्ध को श्रमिधा कहा है | श्रथे का शब्दगत 
भोर शब्द का अर्थगत सम्बन्ध-विशेष अभिषा है, जिपते शक्ति कहा जाता है । 

पण्डितराज के सदश ही काव्यालोककार ने लिखा है-'शक्यान्तरितः 'शब्द- 
स्थार्थगतो&्थैस्य वा शब्दगतः सम्बन्धविशेष एवामिधा” । रसगंगाघरकार ने 
भ्रभिघा का विशद विवेचन प्रस्तुत किया है । “काव्यालोक” का विवेचन प्रायः 
उसी का संक्षिप्तीकरण है । 

लक्षणा-निरूपण करते हुये मम्मट लिखते हैं--- 

सुस्याथंबाधे तद्योगे रूढ़ितोड्थ प्रयोजनात । 
अन्यो5र्थों लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥£ 


मुख्याथ का बाघ होने पर, उस मुख्याथे के साथ लक्ष्याथ का सम्बन्ध होने 





8. स मुख्योथ्थस्तत्र मुख्यों व्यापारोध्स्यामिधोच्यते ॥-का. प्र.-सू. 8 
तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमा$भिघा ।-सा. द.-2, 4. 
रस.---2, पृ.---34 

का. प्र.--2,9 


गलिए छल: 


काव्यालोक 


पर, किसी रूढ़ि अथवा विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिये जिस शब्दशक्ति 
द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है, वह शब्द का आरोपित व्यापार लक्षणा है । 


साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने मी मम्मट के समान लक्षणा का विवेचन 
किया है ।? काव्यालोककार हरिप्रसाद ने “लक्षणारोपिता क्रिया” लिखकर 
मम्मट और विश्वनाथ के कथन को ही प्रस्तुत किया है। 


पण्डितराज जगन्नाथ ने “रसगंगाघर” में कहा है-“शकक्‍्यसम्बन्धो लक्षणा”2 
शक्यार्थ (अभिधाद्तत्ति द्वारा बोध्य अर्थ) के साथ शक्‍्येतर (लक्ष्याथ) का 
सम्बन्ध लक्षणा है। 


हरिप्रसाद ने “शक्यार्थसंवद्धप्रतिपादिका शब्दद्तत्ति वा लिखकर “रसगंगाघर” 
के लक्षण को ही प्रस्तुत किया हैं । इस प्रकार काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्यो-- 
मम्मट, विश्ववाथ और पण्डितराज जगन्नाथ--सभी के अनुसार परिभाषाएँ 
“काव्यालोक में प्रस्तुत की गयी हैं । 


“काव्यालोक” में लक्षणा-भेद का आधार “काव्यप्रकाश” ही प्रतीत 
होता है । 


व्यंजना का लक्षण “साहित्यदर्प॑णा”” में दिया गया है-- 


विरतास्वमिधाद्यासु यया&र्थों बोध्यते परः । 
सा वृत्तिव्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्यथ च । 


ग्रभिघा आदि (अभिधा और लक्षणा) दृत्तियों के श्रपना-अ्रपना अर्थ बता- 
कर शान्त होने पर जिसके द्वारा अन्य अर्थ का बोधन होता है, वह शब्द. में तथा 
श्र्थादिक में रहने वाली व्यंजना बृत्ति होती है। ञ्राच।यें मम्मट और पण्डितराज 
जगन्नाथ स्पष्ट लक्षण नहीं देने पर भी व्यंजना का यही स्वरूप स्वीकार करते हैं । 


“काव्यालोक” में श्रस्तुत परिभाषा “दृत्तिहयविरामोत्यथा रसादयुद्वोघन- 
क्षमा व्यंजना” भी इसी अ्रभिप्राय को स्पप्ट करती है । पूर्ववर्ती श्राचार्यो द्वारा 
स्वीकृत व्यंजना ही “काव्यालोक” में वर्णित है । व्यंजना-मेद तथा उसकी 
श्रपरिहायंता के लिये श्रस्तुत युक्तियाँ मी प्रायः “काव्यप्रकाश|”” पर ही 


आ्राघारित हैं । 


. मुख्याथंवाधे तद्यू क्तो ययाछ्न्यो<र्थ: प्रतीयते । 

रूढे : प्रयोजनाद्वा$सौ लक्षणा शक्तिरपिता ॥-सा. द. 2,5 
2. रस.--2, प्र. 62 
3. सा. द.--2, !2 


भूमिका 33 


इस प्रकार शब्दशक्तियों के निरूपण में पूर्ववर्ती श्राचार्यों द्वारा प्रस्तुत 
विवेचन को ही “काव्यालोक” में प्रस्तुत किया गया है । 


(6) काव्य के भेद 


“काव्यालोक” में 3 प्रकार के काव्य बताये गये हैं--उत्तम काव्य, मध्यम 
काव्य और अ्रधम काव्य । 


उत्तम ध्वनिवेशिष्ट्ये ।। सू. 25 ।। 


ध्वनि का वैशिष्ट्य होने पर उत्तम-काव्य होता है | यहाँ ध्वनि से भ्रभिष्नाय 
है-व्यंग्य । जब वाच्य की उपेक्षा व्यंग्य श्रधिक चमत्कार-युक्‍त होता है तो उत्तम- 
काव्य कहलाता है । 


मध्यमे तच्च सध्यमम्‌ ॥ सू. 26 ॥। 


ध्वनि के मध्यम होने पर मध्यम-काव्य होता है । व्यंग्य-चमत्कार और 
वाच्य-चमत्कार के असमानाधिकरण होने पर, व्यंग्यार्थ के वाच्य से अधिक 
चमत्कारी न होने पर, वह मध्यम-काव्य होता है । 


प्रधमं नाथवेचित्रुया किन्तु शब्देकगोचरम्‌ ॥ सु. 27 ॥। 


शब्दों की विचित्रतामात्र दिखाना अ्धम-काव्य होता है। यह अर्थ की 
विचित्रता से नहीं, केवल शब्द की विचित्रतामात्र से होता है । 


संस्कृत श्राचार्यों में ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना से पूर्व तथा उत्त रुग में 
काव्य-वर्गीकरण पर कुछ भिन्न इृष्टिकोश पाया जाता है । आनन्‍्दवधंन के पूर्व 
भामह, दण्डी, वामन आदि आचार्यों ने काव्य के वाह्यरूप शैली, विषय, भाषा 
आदि का आश्रय लेकर काव्य-वर्गीकरण किया । काव्यालोककार हरिप्रसाद ने 
इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया है । 


आनन्दबधेन तथा मम्मट ने काव्य के तीन भेद माने”, जो “ काव्यालोक” में 
भी स्वीकार किये गये हैं। इनमें से उत्तम और मध्यम काव्य का स्वरूप समान 
ही है, परन्तु अधम काव्य में भिन्नता है। आनन्दवर्धन और मम्मट ने शब्द- 
वैचित्य और पर्थ-वेचित््य से अ्रधम-काव्य माना है। परल्तु हरिप्रसाद ने केवल 





. घ्वन्या,-3, 42; का, प्र.-, 4-5 


34 काव्यालोक 


शब्दों की विचित्रता होने पर अधम-काव्य कहा है। मम्मट द्वारा प्रस्तुत अ्धम 
काव्य के उदाहरणों को हरिप्रसाद ने मध्यम-काव्य के उदाहरण माने हैं ।! 

पण्डितराज जगन्नाथ” ने काव्य के 4 भेद किये हैं, परन्तु हरिप्रसाद तीन ही 
भेद मानते हैं । उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ लोग काव्य के उत्तमोत्तम 
या अभ्रधमाघम भेद भी मानते हैं, परन्तु इन भेदों का अन्तर्भाव उत्तम, मध्यम 
और अधम-इन तीनों काव्य-मभेदों में ही हो जाता है ।* 


(7) ध्वनि 


काव्यालोककार ने “काव्य-भेद” के अन्तर्गत उत्तम काव्य वहाँ बताया है 
जहाँ घ्वनि की विशिष्टता होती है | व्यंग्य ही ध्वनि है और वाच्य के व्यंग्य से 
अधिक चमत्कार-युक्त न होने पर श्रर्थात्‌ वाच्य की अपैक्षा व्यंग्य अधिक चमत्कार- 
युक्त होने पर ही उत्तम-काव्य होता है? । 
“ब्वनि-निरूपणम्‌” नामक द्वितीय प्रकाश में ध्वनि की परिभाषा है-- 
शब्दस्थानविलासोत्य: परमाह्वादकारणम्‌ । 
ग्रथंरूपपरामशंवेद्य: कश्चिद्‌ ध्वनिब्रु घा: ॥ सू- 29 ।। 


शब्द स्थान के विलास से उत्पन्न, परमाह्नलाद का कारण, श्र्थरूप परामर्श से 
वेद्य कोई ध्वनि है । 


इस परिभाषा में ध्वनि के सम्बन्ध में तीन बातें कही गयी--() ध्वनि 
शब्द-स्थान के विलास से उत्पन्न है, (2) ध्वनि परमाह्लाद का कारण है श्रौर 
(3) वह अथंरूप परामर्श से वेद्य है । 

यहाँ प्रथम विशेषण “'शब्द-स्थान के विलास से उत्पन्न है”, कहा गया है । 
इस विशेषण से स्पष्ट होता है कि किसी के द्वारा उच्चारित शब्द किस प्रकार 


. श्रर्थचित्रशव्दचित्रयो'विनिगंत मानदमात्ममंदिरात्‌”, “स्वच्छन्दोच्छलदच्छे”- 
त्यनयोस्तारतम्योपलब्धे: शब्दार्थयोः समप्राघान्ये तु मध्यमतेव ! 
--का. लो--सू. 27 की द्ूत्ति 
2. रस-], पर. 37 
3. तदेवमृत्तममध्यमाधमभेदात्काव्यं त्रेविधम्‌ । केचित्तु उत्तमोत्तमं अधमाधघममपि 
भेदमिच्छन्ति । तदेतेप्वेवांतगेतमिति विविच्य नोक्तम्‌ । 
--का. लो.-सू. 27 की बृत्ति 
4. उत्तमं घ्वनिवैशिष्ट्ये ॥ सू. 25 ॥। 
व्यंग्यमेव ध्वनिस्तद्विश्विष्टता चानतिशयिते वाच्ये | -का. लो.-सू-25 की दृत्ति 


भूमिका 35 


घ्वनिरूप में प्रकट होते हैं. इसे स्पष्ट करते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि शब्दस्थान 
का अभिप्राय है-शब्द का झ्राश्नय । आकाश, मुरज (मृदंग), तन्तुवाद्य, करताल, 
मुख आदि शब्द के आश्रय हैं। विलास का अभिप्राय है-प्रतिध्वनि के संयोग से 
उत्पन्न होना । अर्थात्‌ श्राकाश में मुखादि के द्वारा उच्चारित का प्रतिध्वनि के 
साथ संयोग होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है । 

काव्य में प्रयुक्त असाधारण ध्वनि है, जो अर्थरूप परामशे से जानी जाती 
है । यह ध्वनि सौन्दयेयुक्त शब्द से उपस्थापित चमत्कारातिशयरूप है जो भर्थरूप 
परामर्श के द्वारा जानी जाती है। लौकिक घट-पट आदि वस्तुओं के समान ध्वनि 
की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती, अपितु उस प्रस्तुत वाच्यार्थ का तिरोघान हो जाने 
पर, जो व्यंग्यार्थ की चारुसन्निविश अतिशयता (सुन्दरता से स्थिति की अतिशयता ) 
की अभिव्यक्ति होती है, वही ध्वनि है । 

ध्वनि परमाह्नाद का कारण है, इस तृतीय विशेषण से स्वतः स्पष्ट है कि 
विलक्षण चमत्कारातिशय को प्रकट करने के कारण ध्वनि से परमाह्माद की 
प्राप्ति ही होगी । 


ध्वनिकार आनन्दवर्धन का कथन है कि सबसे प्रधान विद्वान्‌ वेयाकरण 
सुनाई देने वाले वर्णों को ध्वनि कहते हैं । उन्हीं के मत का अनुकरण करने वाले 
काव्यतत्त्वार्थदर्शी विद्वानों ने वाच्य, वाचक, व्यंग्यार्थ, व्यंजना-व्यापार और काव्य 
को घ्वनि कहा |? मम्मट ने भी इसी प्रकार ध्वनि-सिद्धांत की प्रामाणिकता के 
लिये वेयाकरणों के मत को प्रस्तुत किया ।? काव्यालोककार की ध्वनि-परिभाषा 
में कथित “शब्दस्थानविलासोत्थ:” पद आनन्दवर्धन और मम्मट के इसी मत को 
संकेतित करता हुआ-ए प्रतीत होता है । ध्वनि की उत्पत्ति किस प्रकार से होती 
है, इस विषय को हरिप्रसाद ने सरलता से प्रस्तुत किया है । 

आनन्दवर्धन के अ्रनुसार जहाँ वाच्य अर्थ श्रथवा वाचक शब्द अपने श्रर्थ को 
गौर बनाकर उस प्रतीयमान अर्थ को अ्रभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य-विशेष को 
विद्वान्‌ ध्वनि कहते हैं ।* 


काव्यालोककार की ध्वनि-परिभाषा में कथित पद “अर्थरूपपरामर्शवेद्य:” 
ध्वतिकार के मत को स्वीकार करता है। पहले सौन्दर्ययुक्त शब्द से अर्थ-ज्ञान 





. प्रथमे हि विद्वांसो....ध्वनिरित्युक्त: । ध्वन्या.--, 3 की द्वत्ति 
2. का. प्र.-, 4 की दृत्ति 
3. यत्रार्थें: शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वा्थों । 
व्यड्क्त: काव्यविशेष: स ध्वनिरिति सूरिभि: कथित: ॥-घ्वन्या.-, 3 


36 काव्यालोक 


होता है, पुनः उस अर्थ के तिरोघान होने पर श्रन्य श्रर्थ प्रकट होता है, यही 
“अर्थरूपपरामशवेद्य: का भावार्थ प्रतीत होता है। यही बात ध्वनिकार ने 
बतायी है कि वहाँ एक अर्थ गौण होकर अन्य अर्थ अ्भिव्यक्त हो जाता है । 


कर 


“काव्यालोक” में “व्यंग्यमेव घ्वनिः१--/व्यंग्य ही ध्वनि है”, यह कहा 
गया है । वास्तव में व्यंग्यार्थ ही ध्वनि नहीं है, अपितु व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक 
चमत्कृत होने पर ध्वनि कहा जाता है । परन्तु यहाँ हरिप्रसाद ने व्यंग्य झौर 
ध्वनि को पर्याय माना है और उसी के आधार पर ध्वनि-काव्य के दो भेद किये 
हैं । ध्वनि की प्रधानता होने पर ध्वनि-काव्य या उत्तम काव्य । ध्वनि गौण होने 
पर गुणीमृतव्वनि, गुणीमूतव्यंग्य, ग्रणध्वनि या मध्यम काव्य । 

इस प्रकार ध्वनि-परिभाषा में आनन्दवर्धत का समर्थन करते हुए भी 
“काव्यालोक” में नवीनता से उसका प्रस्तुतीकरण किया गया है । 


ध्वनि-भेद 


“काव्यालोक” में ध्वनि के 5] भेद बताये गये--लक्षणामूला ध्वनि के चार 
भेद--( ]) वाक्यगत श्रर्थान्तसंक्रमित-वाच्य, (2) पदगत भ्र्थान्तरसंक्रमितवाच्य 
(3) वाक्यगत अश्त्यन्ततिरस्कृत वाक्य, (4) पदगत अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य । 
असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य रसादि ध्वनि () पर्देकदेश, (2) पद, (3) वाक्य, (4) प्रबन्ध, 
(5) वर्णा और (6) रचना भेद से छह प्रकार की होठी है। ध्वनि के श्रन्य 
दो भेद हैं--() श्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और (2) शअ्रत्यन्ततिरस्क्ृत वाच्य । 
संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि में शब्दशक्त्युत्थ ध्वनि दो प्रकार की है---() वस्तुध्वनि 
(2) श्रलंकारघ्वनि। अर्थंशक्त्युत्थध्वनि में () स्वतः सम्भवी के चार भेद, 
(2) कविप्रौढोक्तिसिद्ध के 4 भेद और (3) कविकल्पित वक्रोक्तिसिद्ध के 4 
जभेद । इन 2 भेदों के 72 पदगत, !2 वाक्यगत और ॥2 प्रबन्धगत भेद होने से 
कुल 36 भेद हो जाते हैं ॥ उमयशक्त्युत्थध्वनि का एक ही भेद है। इस प्रकार 
ध्वनि के कुल--4+-6-+-2--2+36-+-4 5 5] भेद हो जाते हैं । 


काव्यालोककार के अनुसार 57 भेदों को परस्पर मिला देने पर अन्य भेद 
भी हो सकते हैं। 5 शुद्ध भेदों को परस्पर मिलाने पर 5]9८5]5:260] 
भेद हो जाते हैं । इन 260] भेदों को तीन प्रकार के संकर (॥. सन्देह संकर, 
2. अंगांगिभाव संकर, 3. एकाश्रयानुप्रवेश संकर) और संसृष्टि रूप मानने पर 
260 >८ 45 0404 भेद हो जाते हैं । 


. का. लो.-सू. 25 की दृत्ति 


भूमिका शक 


“काव्यप्रकाश”” में घ्वनि के 5] भेद बताये गये हैं। “काव्यप्रकाश” और 
“काव्यालोक'” में यह संख्या समान ही है। परन्तु दो भेदों में भिन्नता लक्षित 
होती है । “काव्यप्रकाश” में शब्दशक्त्युत्थ के भेद वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि के 
पुनः पदगत और वाक्यगत भेद करके 4 भेद बताये गये हैं । परन्तु “कःव्यालोक 
में शब्दशक्त्युत्थ के केवल 2 भेद वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि ही बताये है । 
इनके स्थान पर काव्यालोककार ने अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्थन्तति- 
रस्कृतवाच्य 2 भेद बताये हैं, जिनकी गणना लक्षणामूलघ्वनि 
के 4 भेदों में पहले ही कर दी है। इन भेदों को समान मानकर यदि 
गणना की जाती है तो 49 भेद ही रह जाते हैं | परन्तु उन्होंने यह संख्या 5॥ 
ही मानी है। “काव्यालोक” का यह ध्वनि-भेद निरूपण पूर्णतः “काव्यप्रकाश” 
पर ही आधारित है, भ्रतः यही सम्भावना हो सकती है कि काव्यालोककार सम्मवतः 
शब्दशक्त्युत्थ के ये दो भेद देना भूल गये हैं और संख्या पूर्ति के लिए श्रन्य दो 
भेद कर दिये हैं। “काव्यप्रकाश”” और “काव्यालोक” दोनों में ही संसृष्टि और 
संकर से युक्त होने पर ध्वनि के 0404 श्रेद बताये गये हैं। काव्यप्रकाशकार 
ने इन 0404 भेदों के साथ शुद्ध 5] भेद और मिलाकर 0404--5] « 
0455 भेद बताये हैं, जिनका उल्लेख काव्यालोककार ने नहीं किया । 


गुणीभृतध्वनि काव्य केमेद 

“काव्यालोक' के द्वितीय प्रकाश में ध्वनि के आधार पर काव्य के दो भेद 
किये गये--() ध्वनिकाव्य और (2) गुणीभूतध्वनि था गुणीभूतव्यंग्य या 
मध्यमकाव्य । 

गुराध्वनि या गरुणी भूतव्यंग्य काव्य के झ्राठ भेद बताये गये हैं ()-अगुढ़ 
(2) गरूढ़, (3) वाच्यांग, (4) अपरांग, (5) श्रसुन्दर, (6) संदिग्धप्राधान्य, 
(7) तुल्य प्राधान्य और (8) काक्वाक्षिप्त । 

काव्यालोककार का गरुणीभूतध्वनि काव्य के भेदों का यह विवेचन मम्मठ 
के ' काव्यप्रकाश”” पर आधारित है। ग्रुणीभूत व्यंग्य काव्य के भेद मम्मट के समान 
ही हैं उदाहरणाय्थ कंथित श्लोकों में से कुछ मम्मट के समान हैं भ्रौर कुछ श्लोकों 
में भिन्नता है, परन्तु वहाँ मी श्रनेक स्थलों पर मम्मट के उद्ध,.त श्लोकों की छाया 
लक्षित हो जाती है । 


(8) रस 
भरत से लेकर झ्राज तक काव्यशास्त्र में रस के विषय सें निरन्तर विवेचन 
किया जा रहा है, अतः इस सम्बन्ध में विभिन्‍न मत दृष्टिगोचर होते हैं। हरिप्रसाद ने“ 


38 काव्यालोक 


“काव्यालोक” के तृतीय प्रकाश में पूवनिरूपित मतों में से तीन प्रमुख मतों का 
विवेचन इस प्रकार किया है-- 


(4) अभिनवगुप्त का मत-- 


“काव्यालोक” में सर्वप्रथम अमिनवगुप्त का मत विस्तार से निरूपित किय 
गया है । उनके अनुसार रस का लक्षण है--- 


समूहाष्ब्लम्बना वृत्तिस्फूत्तिश्चित्समवायिनी ।। सू- 49 ।॥। 


चित्समवायिनी समूहालम्बनाइत्ति की स्फूर्ति (प्रकाश) रस है। अर्थात्‌ 
विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारिभाव समूह हैं और रत्यादि स्थायिभाव अन्तःकरण 
की वृत्ति है । स्थायीभाव रूप अन्तःकररा की द्त्ति का विभावादि समूहविषयक 
झौर शभ्रात्मा (चैतन्य) से समवायरूप से सम्बद्ध प्रकाश ही रस है। 


इसके अनुसार रस की दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है-- 


(!) चिद्रिशिष्ट रत्यादि स्थायी भाव ही रस है । 
(2) रत्यादि स्थायी भाव विशिष्ट चित्‌ ही रस है। 


इन दोनों ही रूपों में प्रकाशक तत्त्व एक मात्र चैतन्य ही है । चैतन्य का 
प्रकाश तभी हो सकता है जब उसका अज्ञानरूपी श्रावरण भंग हो जाता है । 


स्थायी भाव प्रमाता के भीतर संस्काररूप में विद्यमान रहता है | लोक में 
जो कारण, कार्य श्रीर सहकारी कारण होते हैं, वही काव्य में कवि के द्वारा और 
नाट्य में नट के द्वारा काव्यार्थ के पुनः पुनः अनुसंधानरूप भावना से उपस्थापित 
किये जाने पर विभाव, अनुमभाव झौर व्यभिचारिभाव शब्दों से कहे जाते हैं । 
उन विभावादि के द्वारा प्रमाता का अज्ञानरूपी आवरण दूर होने पर आत्मा का 
बह चिद्रप श्रनाहत हो जाता हैं और तव () चिह्विशिष्ट रूप से अनुभूयमान 
रत्यादि स्थायिभाव ही रस होता है अ्रथवा (2) विभावादि की चर्वणा के 
समय स्थाथिभाव के द्वारा उपस्थापित स्वरूपानन्दाकार वृत्ति वाले श्रन्तःकरण में 
रस का उदय होता है, अ्रतः स्थायियुक्त मग्नावरण (जिसका श्रज्ञानरूपी श्रावरण 
नष्ट हो चुका है ऐसा) चित्‌ ही रस है । 


उपयुक्त दोनों ही अर्थों में रस को चित्‌ श्रौर रत्यादि स्थायिभाव, इन दो 
प्ंशों से युक्त स्वीकार करना पड़ेगा। श्रतः रस के दो अंश हैं--चंतन्‍्य और 
रत्यादि । चिदंश के कारण रस नित्य है शौर रत्यंश के कारण श्रनित्य । 

रसास्वाद की अ्रवस्था में प्राप्त होने वाली आनन्द की अनुभूति तथा 
ब्रह्मास्वाद में होने वाली आनन्द की अनुभूति में भिन्नता होती है । 


भूमिका 9) 


रसास्वाद में आनन्द की अनुभूति होती है, इस विषय में शंका नहीं होनी 
चाहिए | इस सम्बन्ध में शब्द और प्रत्यक्ष ये दो प्रमाण हैं--() जिस प्रकार 
समाधि-अ्रवस्था की आनन्दानुभूति में “सुखमात्यन्तिकम्‌” इत्यादि शब्द-प्रमाण है, 
उसी प्रकार इस विषय में “रसो वे सः” इत्यादि श्रुति-वाक्य प्रमाण हैं। 
(2) सहृदय व्यक्तियों को रस की साक्षात्‌ अनुभूति होती है, अतः यह भ्रत्यक्ष का 
विषय है । 

अभिनवगुप्त के अनुसार भरत के रससूत्र “विभावानुभाव-व्यभिचारिसंयोगा- 
द्रसनिष्पत्ति:” की व्याख्या है-- 

विभावादि के संयोग से श्रर्थात्‌ व्यंग्यव्यंजकमावसम्बन्ध से चिदानन्दंविशिष्ट 
रत्यादि स्थायिभावात्मक रस की निष्पत्ति होती है। “निष्पत्ति” का अभिष्राय 
है---अपने रूप का प्रकाशन ।? 

(2) भट्टनायक का मत-- 

जब सहृदय काव्यात्मक शब्दों को सुनता है, तो सर्वप्रथम अभिधा के द्वारा 
पदार्थों की उपस्थिति होती है, जिससे काव्याथं समझा जाता है | तत्पश्चात्‌ भावकत्व 
व्यापार से उन पदार्थों की रसानुकूल विशिष्ट धर्म के साथ उपस्थिति 
होती है और इस प्रकार विभावादि का साधारणीकरण हो जाने पर शब्द के तृतीय 
व्यापार भोजकत्व या भोगीकृति से साधारणीकृत स्थायीमाव का रस रूप में मोग 


है5.ह 


किया जाता है । श्रर्थात्‌ विभावादि के द्वारा रत्यादि स्थायिभाव का भोग ही 
रस है ।? 

यहाँ भोग” से अ्भिप्राय है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्त्वगुण 
की प्राधान्येन स्थिति होने पर, प्रकाशमान आनन्दस्वरूप (चेतन्यात्मक) ज्ञान होना, 
जो लौकिक सुख से विलक्षण होता है । 

भट्टनायक के अनुसार भरत के रस-सूत्र की व्याख्या होगी-- 

भावकत्व व्यापार से विभावादि का (संयोग) साधारणीकरण होने पर 


. विभावादीनां संयोगाह् यञ्जनाच्चिदानंदविशिष्टस्थाय्यात्मन:, . स्थाय्य- 
वच्छिन्न चिदानन्दात्मनो वा रसस्य निष्पत्तिः स्वरूपेण प्रकाशनम्‌ । 
-का.लो.--सू. 49 की वृत्ति 
2. भट्टनायकस्तु अभिधया निवेदितानां पदार्थानां भावकत्वव्याएरेण रसानुकूल- 
धमंपुरस्कारेणोपस्थिति: । इत्थ॑ च साधारणीक्ठतेषु विभावादिषु॒ तृतीय- 
व्यापारमहिम्ना तथाकृत एवं स्थायी भुज्यते । 


-का. लो. सू.-49 की वृत्ति- 


40 काव्यालो 


भोजकत्व व्यापार से (रस की निष्पत्ति) अर्थात्‌ स्थायी भावों का रसरूप में भो 
किया जाता है !! 


नव्यमत--- 
नव्यमत का निरूपण करते हुए हरिप्रसाद ने लिखा है--- 
नव्यास्तु साक्षिमास्थालम्बनादिविषयकः स्थायी रस: 
(सू. 49 की दृत्ति) 

साक्षिभास्य श्रर्थात्‌ आत्मा में भासित होने वाले आलम्बनादिविषयः 
रत्यादि स्थायिभाव ही रस है । 

काव्य अथवा नाहय में सहृदय को विभावादि का बोध हो 
पर व्यंजनादइत्ति से यह ज्ञान होता है कि दुष्यन्त शकुन्तलाविषयक रतिवाला था 
तत्पश्चात्‌ पुन्रः-पुनः अनुसन्धानरूप सहृदयत्वरूपी भावनाविशेषरूप दोप ब 
महिमा से सहृदय अपने श्रापको दुष्यन्त मानने लगता है, अर्थात्‌ कल्पित दुष्यन्तत् 
से आच्छादित हो जाता है और मैं शक्रुन्तलाविषयक रति वाला हूँ, यह श्र: 
करने लगता है | 

इस प्रक्रिया में, अपने आपको दुष्यन्त मान लेना और अपने में शकुन्तल 
विपयक रति को स्वीकार करना, ये दोनों ही अनिवंचनीय हैं, क्योंकि यह सत् 
अ्रसत्‌ विलक्षण हैं । सत्‌ यह है नहीं और असत्‌ होता तो प्रतीत ही नहीं होत 
परन्तु कल्पित होने पर भी इसका ज्ञान होता है, अतः इसे अनिर्वचनीय का 
गया है ! 

जवतक मावनारूप दोप विद्यमान रहता है, तभी तक शकुन्तलादि रत्ति क॑ 
रसरूप में प्रतीति होती है. अतः यह रस भावनारूप दोप का कार्य है झौर इस 
भावनारूप दोप के नष्ट हो जाने पर रस भी नष्ट हो जाता है । 

शकुन्तलाविपयक रतिवाला मैं दुष्यन्त हे, इस रस-प्रतीति के पश्चात्‌ हं 
अलौकिक आ्वाद उत्पन्न होता है । रस और अलौकिक आह्वाद में भेद होने प 
भी इनका भेद ज्ञात नहीं होता, अतः रस को सुखरूप कहा जाता है | रस व 
व्यंग्य और वर्णनीय भी कहा गया है । 

“काव्यालोक” में नव्यमत की समालोचना भी की गई है । नव्यमत में रः 
को अनिरवंचनीय कहा गया है । यहाँ इसी “अनिर्वेचनीय”” शब्द पर अ्राक्षेप किय 
गया है । 


. भावनाविशेषरूपाददोपाद रसस्यानिवेचनीयदुष्यन्तरत्याद्यात्मनो निप्पत्तिर्वेति 
न्‍का. लो--सू. 49 कीर्दा 


भूमिका 4] 
अनिरवेचनीयता की समालोचना के साथ अन्य कतिपय श॒ंकाएँ प्रस्तुत कर 
उनका समाधान किया गया है। 


नव्यमत के अनुसार मरतमुनि के रससूत्र का अ्रभिप्राय है-- 
भावनाविशेषरूपाद्‌दोषाद रसस्यानिर्वंचनीयदुष्यन्तरत्याश्यात्मनो निष्पत्ति: । 
(सू. 49 की दृत्ति ) 


विभावादि के संयोग से अर्थात्‌ काव्यार्थ के पुनः पुनः अनुसंघानरूप भावना- 
विशेषरूप दोष से अनिवंचनीय दुष्यन्तविषयक रत्यादि स्थायिभावात्मक रस की 
निष्पत्ति होती है । 

हरिप्रसाद ने “काव्यालोक” में अभिनवग्रुप्त, भट्टनायक तथा नव्यमत; इन 
तीन मतों की विवेचना की है । इन तीनों में से काव्यालोककार को कौन सा मत 
अभिप्रेत है, यद्यपि इसका उन्होंने स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, तथापि अन्य स्थलों 
पर आये उल्लेखों से यही प्रतीत होता है कि उन्हें अभिनवगुप्त का मत ही 
स्वीकार है । 


रस-भेद का कारण 


यद्यपि चिदानन्दात्मा सभी रसों में व्याप्त है, परन्तु फिर भी रस-भेद 
बताये जाते हैं । इसका कारण शम आदि स्थायिभाव युक्‍त चित्तदृत्तियाँ ही हैं । 
इन नौ प्रकार की वृत्तियों के कारण ही रस-मभेद होते हैं । 


सभी रसों से आह्वाद-प्राप्ति-- 


काव्य में सभी रसों से श्राह्नाद की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है, 
किन्तु कुछ करुणा, रौद्न्‍, बीमत्स, भयानक आदि ऐसे रस हैं, जो श्राह्वाद की द्त्ति 
के प्रतिकूल हैं । तब प्रश्न यह उठता है कि इनसे आ्वाद-प्राप्ति किस प्रकार हो 
सकती है ? इस प्रश्न के समाघान के लिए काव्यालोककार ने लिखा है कि 
लोकोत्तर श्राह्नादकार्थ विशिष्ट व्यंजना-व्यापारयुक्त काव्य-व्यापार की महिमा 
से उक्त करुण आ्रादि रसों में भी सुख की ही प्रवृत्ति होती है, श्रतः सभी रसों से 
आह्वाद-प्राप्ति कही जाती है । 
स्थायी भाव--- 


रति, हास, शोक, भय, क्रोध, उत्साह, घुणा, विस्मय श्रौर शम-ये स्थायी 
भाव हैं । 


स्थायीभावों के परिपुष्ट होने पर ही विभिन्न रसों की अभिव्यक्ति होती 
है। चित्त में संस्काररूप में स्थित ये स्थायीभाव विभावादि के साथ सम्बद्ध होने 


42 काव्यालोक 


पर रसरूप में प्राप्त होते हैं। रस से स्थायीमाव उसी प्रकार भिन्न हैं, जैसे 
घटावच्छिन्न आकाश से घट भिन्न होता है । 
भाव, विभाव, अनुमाव तथा व्यभिचारिभाव-- 

चेतन्य से समवायरूप से सम्बन्धित होने पर अन्तःकररणाद्धत्ति की प्रथम 
विक्रिया का नाम भाव है ! 

भाव का विशेष भावन (बोधघन) कराने के कारण विभाव कहे जाते हैं, 
जो आरालम्बन और उद्दीपन रूप होते हैं। नायिका आदि का आलम्बन लेकर ही 
रस और भाव की उत्पत्ति होती है, अतः वह आलम्बन विभाव हैं । चन्द्रोदय 
झ्रादि उस भाव को उद्दीप्त करते हैं, श्रतः उद्दीपन विभाव हैं । 

काव्य और नाटक में आलम्वबन और उद्दीपन कारण से उत्पन्न हुए स्थायी 
भाव को वाह्मरूप में प्रकाशित करने वाले श्रश्रपात आदि अनुभाव होते हैं । 

निर्वेद, ग्लानि श्रादि 33 व्यभिचारी भाव हैं, जो स्थायी भावों के साथ- 
साथ आविर्भाव और तिरोभाव रूप में स्थित होते हैं । 

ये विभावादि ही मिलकर रस की अभिव्यक्ति के कारण होते हैं ॥ जब तक 
रसाभिव्यक्ति नहीं होती तभी तक विभावादि का भान रहता है, रसविशेष से 
युक्त होने पर विभावादि का भान नहीं होता । एक विशिष्ट रस के साथ एक 
विमाव, अनुभाव या व्यभिचारी भाव की कार्यकारणता नहीं हो सकती । 
रस-मेद--- 

अंगार, हास्य, करुण, भयानक, रौद्र, वीर, वीभत्स, श्रदूभुत, तथा शान्त 
इन नौ रसों का लक्षण तथा उदाहरण-सहित संक्षिप्त विवेचन “काव्यालोक” में 
किया गया है । 

संस्कृत-काव्यशास्त्र में मरत से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक रस के 
सम्बन्ध में विवेचन होता रहा है। “नाद्यशास्त्र” में कथित भरत का प्रसिद्ध 
रससूत्र है--- 

विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: ।? 

भरतमुति के इस रससूत्र को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। परन्तु 
इसकी झलग-अलग व्याख्या करने के कारण भिन्न-भिन्न मतों का प्रतिपादन हुआ ! 
“नाट्यशास्त्र” की टीका “अभिनवभारती” के अन्तर्गत अभिनवगुप्त ने पूर्वेवर्ती 
भट्टलोल्लट, श्रीशंकुक, भट्टनायक तथा सांख्यसिद्धान्तानुसारी मतों का खण्डन करते 


. ना. शा.-, पृ. 272 


भूमिका 43 


हुए स्वमत प्रस्तुत किया ।! ध्वनिवादी आचारयों ने रस की व्यंग्य और काव्य को 
व्यंजक मानते हुए काव्य से व्यंजवादृत्ति के द्वारा ही रसादि की प्रतीति स्वीकार 
की । परन्तु दशरूपककार घनंजय ने काव्य-शब्दों द्वारा अभिषा से ही रस की 
प्रतीति का निरूपण किया ।£ महिमसद्द ने न्‍्यायमतानुसार विवेचन करते हुए 
झ्नुमान के द्वारा रसादि की प्रतीति मानी ।$ मम्मठ ने “काव्यप्रकाश” के चतुर्थ 
उल्लास में भरतप्रणीत “नादयशास्त्र” के व्याख्याकार भट्टलोल्लट, श्रीशंकुक, 
भट्टनायक तथा अभिनवयुप्त के रस-सम्बन्धी विचारों को संक्षिप्त एवं स्पष्ट रूप सें 
प्रस्तुत किया । विश्वनाथ ने अभिनवयुप्त के अम्मट-अतिपादित रस-स्वरूप को ही 
विस्तार से सरल रूप में प्रस्तुत किया है ।! पंडित्तराज जगन्नाथ ने “रसगंगाघर” 
में रस-सम्बन्धी ग्यारह मतों का उल्लेख किया । 


“काव्यालोक” में निरूपित रस-विवेचन पर “रसगंगाघर” का प्रभाव 
परिलक्षित होता है! “रसगंगाघर” में उल्लिखित ग्यारह मतों में से “काव्यालोक” 
में केवल प्रथम तीन अभिनवयुप्त, भट्टनायक तथा नव्यमत का निरूपण किया गया 
है । रसगंगाघरकार ने अभिनवगुप्त के मत का निरूपण करते हुए भम्मट द्वारा 
कथित पंक्ति--“व्यक्त: स तैविभावाद्य: स्थायी भावों रसः स्मृत:” की नवीन 
व्याख्या प्रस्तुत की है । उतके अनुसार श्रश्ामरूपी श्रावरण से मुक्त शुद्ध चैतन्य 
का विषय बना हुआ रति आदि स्थायी भाव रस है। “रसो वै श्रूति:” के अनुरोध 
से चैतन्य के विषयीभूत रत्यादि को रस नहीं कहना चाहिये, श्रपितु रति आदि 
स्थायीमाव जिसके विषय हों, ऐसे आवरणमुक्त शुद्ध चैतन्य को ही रस कहना 
चाहिये ।? “काव्यालोक” में भी अभिनवगुप्त के मत का निरूपणा इसी के समाच 
किया गया है । शेष दो भट्टनायक तथा नव्यमत के विवेचन में भी “रसगंगाघर"' 
के सब्श शली का प्रयोग करते हुए बहुत कुछ उन्हीं वाक्यों अथवा वाक्यांशों का 
प्रयोग किया गया है। नव्य-मत के अन्तर्गत “काव्यालोक” में “रस की अनिर्वच- 
नीयता” के सम्बन्ध में समालोचना भी की गई है, जो “रसमंगाघर' में वर्शित 


भर. भा,-१. 442-83 

द. रू.-पृ. 4, 37 

व्यक्ति.-9. 79 

सा. द.-३3, 4-6 

इत्यं चाभिनवगुप्तमस्मठादिय्रन्थस्वारस्थेत भग्तावरणाचिद्विश्िब्टा रत्यादिः 


स्थायी भावों रस इति स्थितम्‌ । वस्तुतस्तु वक्ष्यमाराश्रुतिस्वारस्येन रत्या- 
धंवच्छिन्ना भग्तावरणा चिदेव रसः । “रस.-, पृ. 96-7 


[2 कि दिल ओ जे  ट 


हल औ काव्यालाक 


नहीं है । परन्तु सामान्यतः: “काव्यालोक” के रस-विवेचन में पूर्ववर्ती मतों का ही 
प्रतिपादन किया गया है ! 


(9) नायक-नायिका-भेद 


“काव्यालोक” में रस के झ्रालम्बन विभाव के श्रन्त्गंत नायक-नायिका-भेद 
का निरूपणा किया गया है । 


नायक-मेद : 


सर्वेप्रथम नायक के चार भेद बताये हैं--धीरोदात्त, घीरोद्धत, घीरप्रशान्त 
और घीरललित ॥! 


क्षमाप्रधान धीरोदात्त नायक होता है, जैसे-युधिष्ठिर | गर्व और अहंकार 
प्रधान घीरोद्धत होता है, जैसे-भीमसेन । मृदु और कलावान्‌ घीरललित होता है, 
जैसे-वत्सराज उदयन । श्रन्य सामान्य ग्रुणों से युक्त ब्राह्मण श्रादि धीरप्रशान्त 
होता है, जैसे-माघव । 


दक्ष, धृष्ट, अनुकूल और शठ, इन चार भेदों में विभकत होकर धीरोदात्त 
श्रादि चार नायकों के 6 भेद हो जाते हैं । 


नायक-नायिका-मभेद प्रमुखतः नाट्यशास्त्र का विषय है, तथापि कतिपय 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में भी इसका वर्णंन किया गया है। सर्वप्रथम भरत-प्रणीत 
“त्ाट्यशास्त्र” में इस विषय पर विवेचन किया गया है। भरत ने भ्रकृति के 
आधार पर नायक के तीन भेद किये हैं--उत्तम, मध्यम और श्रधम । शील के 
आधार पर चार भेद हैं--धीरोद्धत, धीरललित, धीरोदात्त और घीरप्रशान्त । 
नारी के प्रति रति-सम्बन्धी तथा शअ्रन्य व्यवहार के आधार पर पाँच भेद हैं-- 
चतुर, उत्तम, मध्यम, अ्रधम और सम्प्रवृद्ध ।? रुद्रट ने नायिका के प्रति नायक 
के प्रेम-व्यवहार के श्राघार पर नायक के चार भेद बताये हैं--अनुकूल, दक्षिण, 
शठ, श्रौर धृष्ट ।2 घनंजय ने “दशरूपक” में घीरोदात्तादि चार भेद करके प्रेम 
की अवस्था के आधार पर अन्य चार नायक बताये हैं--दक्षिण. शठ, घृुष्ट और 


]. उदत्तोद्धतनामानौ प्रशान्तललितौ पुनः । 

आ्रालम्बनं रसस्येते घीराद्यास्तत्र नायका: ॥| --का. लो--सु. 6 
2. ना. शा--23, 52-57; 24, 4-3 
3. रु. काव्या.-2, 9 


भूमिका ह 43: 


श्रनुकूल । इस प्रकार 6 प्रकार के नायक होते हैं !! विश्वनाथ ने इन 6- 
प्रकार के नायकों के उत्तम, मध्यम और अ्धम, ये तीन भेद और बताकर नायक 
के 48 भेद किये हैं । 


स्पष्ट है कि “काव्यालोक” में हरिप्रसाद ने नायक-भेद विवेचन में पूर्वोक्ति 
विवरण को ही संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है । विशेषतः “साहित्यदर्पण” और 
“दशरूपक” के अनुसार ही मनिरूपण किया गया है । 
नायिका-भेद : 


5 हा 


“काव्यालोक” के अनुसार सर्वप्रथम तीन प्रकार की नायिका हैं--स्वकीया 
परकीया और साधारण स्त्री । इनमें से स्वकीया नायिका के कुल 3 भेद हैं। 
प्रथम स्वकीया नायिका के तीन प्रकार हैं-मुग्घा, मध्या और प्रगल्भा । मध्या और 
प्रगल्‍्मभा नायिका के पुनः धीरा, अधीरा शौर घीराघीरा भेद से छह भेद हो जात्ते 
हैं । इन छह भेदों के पुनः दो-दो भेद होते हैं--ज्येष्ठा और कनिष्ठा । इस 
प्रकार मुर्धा का । भेद, मध्या के 6 भेद और प्रगल्भा के 6 भेद, कुल 43 भेद 
स्वकीया के हो जाते हैं। परकीया नायिका के 2 भेद हैं--परोढा और कन्या । 
साधारण स्त्री का । भेद मिलाकर कुल षोडश प्रकार की नायिकाएं होती हैं । 

अवस्था-भेद से नायिका के श्रा5 भेद हैं-( ) स्वाघीनभतृ का, (2) खण्डिता, 
(3) अभिसारिका, (4) कलहान्तरिता, (5) विप्रलब्धा, (6) प्रोषितम- 
तृंका, (7) वासकसज्जा और (8) विरहोत्कण्ठिता । 

पूर्वोक्त सोलह नायिका अ्रवस्था-भेद से श्राठ प्रकार की होने पर कुल 
6 » 8 5 28 नायिका-मभेद होते हैं ।२ 

भरत ते “ताट्यशास्त्र” में भिन्न-भिन्न आधार पर तायिका-भेद कियेहैं-- 

() प्रकृति के आधार पर--उत्तमा, अधमा और मध्यमा । 

(2) नायिका के 2 भेद--सर्वप्रथम चार भेद--दिव्या, उपपत्नी, कुलस्त्री 

और गणिका। दिव्या और नृपपत्नी के 4-4 भेद-घीरा, ललिता 


उदात्ता और निभूता । कुलस्त्री के दो भेद--उदात्ता और निभता 
गरिका के दो भेद-उदात्ता और ललिता । 





, दे. रू-2, 3, 6 

2. सा. द.-3, 3, 35: 38 

3. का. लो. सू.--64-7] 

4... ना. शा.-24, तथा 7-9; 22. 44-5 तथा 203-4. 


-46 काव्यालोक 
(3) आचरण के आधार पर 3 भेद--वाह्या, आम्यन्तरा और वाह्मा- 
स्वन्तरा । कुलीना नायिका श्राम्यंतरा होती है, बाह्या वेश्या होती 
है और इन दोनों की मिश्र प्रकृति से निमित बाह्याम्यंतरा यद्यपि 

वेश्यांगना होती है, पर आचरण नितान्त पवित्र होता है । 


(4) कामावस्था पर आधारित आठ भेद---वासकसज्जा, विरहोत्कण्ठिता, 
स्वधीवभतृ का, कलहान्तरिता, खण्डिता, विप्रलब्धा, प्रोषितमतृ का 
और अभिसारिका | 

रुद्रर ने “काव्यालंकार”? में नायिका-मेद निरूपणा किया है, जो 

प्राय: दशरूपककार के सरश है ) “दशरूपक” में घनंजय ने पूर्व आचार्यो द्वारा 
निरूपित नायिका-मेद को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने नायिका 
के कुल 6 भेद माने हैं| सर्वप्रथम तीन प्रकार की नायिका हैं--स्वकीया, अन्या 
और साधारण स्त्री । प्रथम स्वकोया के तीन भेद मुग्धघा, मध्या और प्रगहमा हैं। 
मुगर्धाओर प्रगल्मा के धीरा, घीराघीरा और अ्धी रा-इन तीनों भेदों के ज्येष्ठा और 
कनिष्ठा रूप होने पर प्रत्येक के 6-6 भेद हो जाते हैं । इस प्रकार स्वकीया के 3 
भेद हैं। श्रन्या के दो भेद कन्या और ऊढा हैं । साधारण स्त्री का एक भेद 
मिलाकर कुल नायिका के पोडश-मेद हो जाते हैं । श्रवस्था भेद से श्राठ प्रकार 


हैं--स्वाघीनपतिका, वासकसज्जा विरहोत्कण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, 
विप्नलब्धा, प्रोषितप्रिया और अश्रभिसारिका । 


“साहित्यदपंण 3 में विश्वताथ ने दशरूपक के सदश नायिका के ]6 भेद 
वताकर, अवस्था भेद से आठ प्रकार मानकर 6 ८85 28 भंद दिये हैं। इनके 
उत्तम, मध्यम तथा अधम तीन भेद होने पर 28 » 3 5 384 भेंद बताये हैं । 

संस्कृत नाट्यूशास्त्र में प्रायः दशरूपककार के नायिका-मेंद स्वीकार किये 
गये हैं । “काव्यालोक का विवेचन सी “दशरूपक'” पर ही आधारित प्रतीत 
होता है, इसमें कोई नवीन बात न होकर पूर्ववर्ती विवेचन की ही पुनर्रुक्ति 
मात्र है । 


(40) दोष 
“काव्यालोक” के चतुर्थ प्रकाश में दोप-निरूपणा किया गया है-- 
, रू, काव्या.-2, 6-7 तथा 28-30. 


द. रु-2, 5-27 
सा. द.-3,56-87 


७) जि स5 


भूमिका 47 


झपकर्ष: प्रधानस्य वाह्वादक्षतिरित्यसों ॥ सू. 82 ॥॥ 

प्रधान (रस) का अपकर्ष अ्रथवा आह्लाद का क्षय जिससे होता है, वह 
दोष है । 

दोष के विषय में हरिप्रसाद ने दो बातें वतायीं--(!) दोष रस के अव- 
रोधक हैं और (2) दोष से आह्लादक्षति” होती है । 

भारतीय काव्यशास्त्र में अनेक आचार्यों ने दोष-निरूपण किया । ध्वनि- 
पूव॑वर्ती तथा ध्वनि-परवर्त्ती आचार्यो की दोष-विषयक घारणाओं में अन्तर 
परिलक्षित होता है । ध्वनि-पूव वर्ती भरत, मामह, दण्डी और वामत ने दोष के 
बाह्य वस्तुगत अर्थात्‌ शब्दार्थयत रूप पर बल दिया । 


भामह ने दोष का सामान्य लक्षरा नहीं दिया, केवल यह बताया कि कचि 
को काव्य में एक भी दोषयुक्त शब्द का प्रयोग नहीं करता चाहिये। दोषयुक्त 
काव्य कुपुत्र के सदश निनदनीय होता है । कवि नहीं होने पर मनुष्य घर्म, व्याधि 
अथवा दण्ड का पात्र होता है, परन्तु विद्वानों ने कुकवित्व को साक्षात्‌॒ यृत्यु के 
समान कहा है ।? 

दण्डी का कहना है कि विद्वानों को काव्य में छोटे से छोटे दोष की भी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | सुन्दर शरीर भी श्वेतकुष्ठ के दाग से घृणा उत्पन्न 
करता है ।॥? 

सर्वप्रथम वामन ने काव्यशास्त्र के एक महत्त्वपुर्ं विषय के रूप में दोषों 
का वर्णन किया । उनके अनुसार गुण से विपयेय (विपरीत) स्वरूप वाले दोष 
होते हैं।४ 

ध्वनि की स्थापना हो जाने पर काव्य का सौन्दर्य बाह्य वस्तुगत न रहकर 
आत्मगत हो गया, श्रतएव दोष-स्वरूप में भी परिवर्तत आ गया। अब दोष 
मुख्यतः झात्मगत (रस से सम्बद्ध) और उसके आश्रय से गौणरूप से शब्द और 
अर्थगत माने गए । आनन्दवरद्धं न ने सर्वेप्रथम रस के अपकर्ष और अ्रनपकर्ष के 


ग्राधार पर नित्य और अनित्य दोषों की व्यवस्था की तथा रस-दोषों की 
गणना की ; 


. सर्वथा पदमप्येकं...... ...-०« मनी षिणः ।--भा. काव्या.--, !, 2 
2... तदल्पमपि नोपेक्ष्य काव्ये दुष्ट कंचन । 
स्याह्रपु: सुन्दरमपि शिविन्रेशंकेन दुर्भभभ ॥ . काव्या.--,7 


3, गुणविपयंयात्मानों दोषा: ।--काव्या, सू.--2,, ! 
घ्वन्या. 2, !; 3, 9.. 


-48 काव्यालोक 


आतननन्‍्दवद्ध न की घारणाओं को मम्मठ ने स्पष्टरूप में प्रस्तुत किया--- 


मुख्याथहतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्‌ वाच्यः । 
उभयोपयो गिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ।॥ं 


मुख्यार्थ का अपकषे जिससे होता है उसे दोष कहते हैं । यहाँ मुख्यार्थ का 
अभिप्राय रस है, अतः रस के अपकर्षजनक कारण को दोष कहते हैं। रस का 
आश्रय वाच्यार्थ है, अ्रतः वाच्य का अपकर्षकारक भी दोष माना जाता है। रस 
और वाच्यार्थ की प्रतीति शब्द, वर्ण और रचना की सहायता से होती है, श्रतः 
इनमें भी दोष हो सकते हैं । 

मम्मट के समान ही विश्वनाथ का कथन है कि रस के अ्रपकर्षक दोष 
कहलाते हैं।? 

अलंकारवादी जयदेव ने शब्द और श्रर्थ में दोषों की स्थिति स्वीकार की- 
जिसके द्वारा मन में उद्बेग उत्पन्न होता है और काव्य की रमणीयता नष्ट होती 
है, वह दोष होता है । यह दोष शब्द और श्र॒र्थ में रहता है ।* 

काव्यालोककार हरिप्रसाद के दोष-लक्षण में “रस का अ्रवरोध” तथा 
“आह्लादक्षति” बताया गया है। हरिप्रसाद ने घ्वनि-पूर्ववर्ती श्राचार्य भरत, 
भामह, दण्डी तथा वामन की दोष-विषयक घारणाशों को नहीं अपनाया। 
घ्वनि-परवर्ती आचार्य मम्मट तथा विश्वनाथ के समान उन्होंने भी प्रधान (रस) 
का अपकर्ष जिससे होता है, उसे दोष कहा । इस प्रकार ध्वनिवादी आचार्यों से 
हरिप्रसाद का दोष-लक्षण समानता रखता है । 


काव्यालोककार ने भ्रपनी “दोप” की परिभाषा में एक नवीनता का भी 
समावेश किया। उन्होंने “आह्वादक्षति!--जिससे झ्राह्वाद का क्षय होता है उसे 
भी दोप वताया । काव्य का प्रमुख प्रयोजन आह्वाद-प्राप्ति है, परन्तु जब उसमें 
जिससे बाघा उत्पन्न हो जाती है, वह भी दोष होता है । श्रतएवं हरिप्रसाद ने रस 
के अपकर्ष तथा आह्लादक्षति दोनों को दोप कहा | काव्यशास्त्रीय परम्परा में 
किसी भी आचार्य ने “आह्वलादक्षति” को दोप नहीं कहा । इस प्रकार हरिप्रसाद 
ने ध्वनि-परवर्त्ती विद्वानों के दोप-लक्षण को स्वीकारते हुए उसमें नवीनता का भी 
समाहार किया । 


. का. प्र,---7, 49 
रसापकर्षका दोपा: ++-सा. द.-7,! 
3. स्यथाच्चेतों विशता येन सक्षता रमणीयता । 
शब्देअर्थ व क्ृतोन्मेपं दोषमुद्घोषयन्ति तम्‌ ॥--चन्द्रा.- ,2 


भूमिका कर 
(40) दोष-भेद 


“काव्यालोक”' में छह प्रकार के दोष बताये गये हैं--पद-दोष, वाक्य-दोष, 
पदांश-दोष, समासगत-दोष, अ्र्थे-दोष और रस-दोष । 


पद-दोष के 6 भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट किया गया है | परदांशदोष 
तथा समासगत दोष का उल्लेख करते हुए वाक्ययत दोष का बर्णोन किया है। पद- 
दोषों में से च्युतसंस्कार, असमर्थे तथा निरर्थक, इन तीन पद-दीषों को छोड़कर 
शेष दोष वाक्यगत भी होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य 20 वाक्यगत-दोष, 23 
प्रकार के अर्थंदोष तथा 3 प्रकार के रसदोष और दोषों की श्रनित्यता (दोषां- 
कुश) का निरूपण भी किया गया है । 

काव्यशास्त्र के अनेक श्राचार्यों ने दोष-वर्गीकरणा प्रस्तुत किया है। परच्तु 
व्यवस्थित रूप में वर्गीकरण मम्मट के “काव्यप्रकाश"” में किया गया है | “काव्या- 
लोक” में हरिप्रसाद ने मम्मद को आधार मानकर ही अपना विवेचन किया 
है | दोष-भेद तथा दोषों की अनित्यता का निरूपण “काव्यप्रकाश” से प्रभावित 
परिलक्षित होता है। 


(44) गुण 


गुर के विषय में “काव्यालोक'' में कहा गया है--- 
विशेषाधायकस्तेन गुराः शौर्यादिवत्सतः । 
श्र(ह्वादस्पाविशिष्टस्य धर्म: सर्वत्र घमिराः ॥।सू-98॥ 


शौये आदि के समान विशेषाघायक (विशेषता पैदा करने वाले) घर ग्रुण 
हैं, जो सवेत्र श्रलोकिक भाह्वादरूप घर्मी (काव्य) के घर्म हैं । 


गुण-निरूपणा का प्रारम्भ करते हुए भी “काव्यालोक” में विशिष्ट शब्द 
के धर्म को गुण बताया गया ।* अलौकिक आह्लाद से युक्त विशिष्ट शब्द है, जिसे 
काव्य कहा जाता है। अ्रत: काव्य का धर्म गुण है जो शब्द, अथथे, रस और रचना 
में रहता है-- 


शब्दार्थरसरचनागतत्वेन काव्यधर्मत्वं गुरात्वम्‌ । (सू. 97 की ब्ृत्ति) 


अर्थात्‌ शब्द, अर्थ, रस और रचना में रहने वाले काव्य के घर्म गुण हैं । 





.. विशेष्ठशब्दधर्माणा ग्रुणानामथ निर्णय:-का. लो. सू.-97 


घ्ध काव्यालोक 
इस प्रकार भरुण के विषय में हरिप्रसाद ने दो वातें वतायीं-- () गुण 
शौर्य आदि के समान विशेषाधायक घर्मं है और (2) ग्रुर शब्द, भ्रथे, रस और 
रचना में रहने वाले अलौकिक आह्वादरूप घर्मी (काव्य) के घ॒र्म हैं । 

गुण के विषय में उन्होंने मूलग्रन्थ “काव्यप्रकाश,” नवीन श्रालोचक “रस- 
गंगावर” आदि तथा अपने गुरु के मतों का उल्लेख किया है । 

“काव्यग्रकाश” का मत है कि गुर काव्य के घर्म नहीं हैं, अपितु रस के 
धर्म हैं । जिस प्रकार शौर्य आदि धर्म आत्मा के ही धर्म होते हैं, भ्रोकार (शरीर) 
के नहीं । परन्तु शरीर में शौये श्रादि गुणों की स्थिति उपचार से मानी जाती 
है, उसी प्रकार माधुर्य श्रादि गुण रस के ही धर्म होते हैं तथा योग्य वर्णों से 
अभिव्यक्त होते हैं, केवल वर्णों के आाश्वित रहने वाले नहीं हैं । 

लवीन शआ्रालोचक रसगंगाघरकार के मतानुसार ग्रुण रस के घर्म नहीं हैं । 
जिस प्रकार आत्मा निग्रुण होने से उसमें गुण नहीं रहता, उसी प्रकार रस में 
भी माधुये श्रादि गुणा नहीं रह सकते ! विभिन्न रसों में द्रति श्रादि जो विभिन्न 
चित्तद्धत्तियाँ हैं, वही चित्तद्तत्तियाँ गुण हैं । श्रर्थात्‌ द्रूति श्रादि चित्तद्तत्तियाँ जब 
रस भ्रादि के साथ प्रयोजकता सम्बन्ध रखती हैं, तब उन्हें माधु्यं श्रादि गुण 
कहते हैं । रस में रहने वाली द्व त्यादि प्रयोजकता अरष्ट, काल आदि से विलक्षण 
(उसमें न रहने वाली ), शब्द, अथे, रस और रचना में रहने वाली है | श्रत: जिस 
प्रकार रस गुणों के प्रयोजक हैं, उसी प्रकार शब्द, अर्थ श्रोर रचना भी । अतः 
प्रयोजकता सम्बन्ध से वे गुण उनमें रहते ही हैं । 

हरिप्रसाद के गुरु का मत है कि गुण रस के धर्म नहीं हैं। द्र[ति, दीप्ति 
और विकास, ये तीनों चित्तद्तत्तियाँ क्रमशः माघुयं, ओज और प्रसाद गुणों से 
विशिष्ट रसों के आस्वाद से उत्पन्न होती हैं, अत: गुण उन चितक्तद्त्तियों से 
उत्पन्न होने वाले या उनके जनक हैं । वे चित्तवृत्तियाँ गुणों से उत्पन्न नहीं है, क्योंकि 
गुण उन चित्तवृत्तियों का प्रयोजन नहीं है और गुण उन चित्तवृत्तियों को उत्पन्न 
करने वाले नहीं हैं, क्योंकि रस के रूप में उन चित्तव्त्तियों की उत्पत्ति नहीं 
होती | समुचित वर्णों से ही तीनों गुण व्यंजित होते हैं। श्रलोकिक ग्राज्लाद से 
युक्त विशिष्ट शब्द में काव्य का प्रयोग होता है शोर शब्दार्थ की शोमा के द्वारा 
आह्लादरूपी धर्मी के धर्म ही गुण हैं । 

इन तीनों मतों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ हरिप्रसाद ने अपना मत बताते 
हुए “विशेषाघायकस्तेन” इत्यादि पंक्तियाँ लिखकर इस प्रकरण को समाप्त कर 
दिया है । इन मतों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि भम्मट के समान गुण 
को रस का धर्म हरिप्रसाद ने नहीं माना । मम्मठ ने “काव्यप्रकाश” में लिखा है- 


भूमिका 54 
थे रसस्यांगिनों धर्मा: शौर्यादय इवात्सनः ॥ 
उत्कर्षहितवस्ते स्थुरचलस्थितयों ग्रुराः ॥॥ 


आ्रात्मा के शौर्यादि धर्मों के समान काव्य के आ्ात्मभूत श्रंगी रस के जो 
अपरिहाय और उत्कर्षाधायक धर्म हैं, वे गुणा कहलाते हैं । 

यहाँ मम्मट ने गुणों को रस के धर्म बताया है तथा गुरु को उत्कर्षहेतु 
और काव्य में अपरिहारय माना है। इन दोनों बातों को काव्यालोककार ने नहीं 
माना । उन्होंने गुणों को रस का धर्म नहीं, श्रपितु आह्लादरूपी घधर्मी (काव्य) 
के घम्मं (श्र्थात्‌ विशिष्ट शब्द के घर्म) माना तथा गुणों को विशेषाघायक बताया 
है । 

“रसगंगाधर” के गुण-विवेचन में मम्मठ के मत का खण्डन मात्र किया गया 
है । अनेक तक॑-वितर्कों के श्राधार पर उन्होंने यह प्रतिपादित करना चाहा कि गुरा 
रस के धर्म नहीं, अपितु उसके कार्य हैं। पण्डितराज ने रस को गुणों का प्रयोजक 
माना है, उसी प्रकार शब्द, अर्थ और रचना भी गुणों के प्रयोजक हैं। श्रतः रस 
के समान प्रयोजकता सम्बन्ध से गुण शब्द, श्रथ, रचना आदि में भी रहते हैं ।* 
हरिप्रसाद ने इस प्रकार के विवाद में न उलभते हुए इतना ही लिख दिया 
है कि शब्द, अर्थ, रस और रचना में रहने वाले काव्य के धर्म गुर हैं । 

हरिप्रसाद ने तृतीय मत अपने गुरु का दिया श्र उसे स्वीकार किया । 
जिसके अनुसार गुण शौर्य श्रादि के समान विशेषाघायक तत्त्व है तथा अलौकिक 
आह्वादरूपी धर्मी के धर्म हैं । 


काव्यशास्त्रीय परम्परा में अन्य विद्वानों ने भी गुण के विषय में अपने मत 
दिये हैं। वामन ने गुण का स्पष्ट लक्षण दिया--“काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा: 
गुणा:” |? शब्द और श्रर्थ के वे धर्म जो काव्य को शोभा-सम्पन्न करते 
हैं, गुण कहलाते हैं। गुण काव्य के नित्य घम्म हैं, क्योंकि उनके बिना काव्य में 
शोभा की उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ 





का. प्र.-8, 66 
2... ग्रयोजकत्व॑ चारष्टादिविलक्षणं शब्दाथ-रस-रचनागतमेव ग्राह्मम्‌, भ्रतो न 
व्यवहारातिप्रसक्ति: । तथा च--शब्दार्थयोरपि माधुयादेरीदशस्य सत्त्वादु- 
पचारो नैव कल्प्यः, इति तु माइशा: । रस --, पृ. 228 
3. काव्य, सू.3, ।, । 
पूर्वे नित्याः । पूर्वे गुणा: नित्या: । तैविता काव्यशोभानुपफ्तेः । 
-काव्या. सू.-3, !, 3 


52 काव्यालोक 


आनन्दवर्घंन से पूर्व आचार्य ग्रुण को काव्य का धर्म मानते थे । सर्वप्रथम 
आनन्दवर्थन ने इसे रस का आश्रित धर्म स्वीकार किया--जो प्रधानभूत (रस) 
अ्ंगी के आश्वित रहते हैं वे गुणा कहे जाते हैं 7 विश्वनाथ ने भी इसी तत्त्व को 
स्वीकार किया 7 
गुरा-परिमापा में काव्यालोककार ने पूर्व विद्वानों के कुछ मतों को स्वीकार 
करते हुए भी नवीनता वी उद्भावना की । वामन ने गुण को शब्दार्थ का घमे 
माना ! आनन्दवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ ने रस का धर्म बताया । हरिप्रसाद 
ने शब्द, अर्थ, रस और रचना में रहने वाले आह्वाद रूपी घर्मी के घर्मं को गुर 
बताया । वामन ने ग्रुण को शोमाघायक कहा, मम्मट ने उत्कर्पाधायक हरिप्रसाद 


ने गुण को विशेषाघायक बताया । इस प्रकार सभी मतों का समावेश करते हुए 
हरिप्रसाद ने गुण की नयी परिमापा दी है । 


गुण-भेद 


5० 


“काव्यालोक” में मम्मटोक्त तीनग्रुण तथा वामन द्वारा वताये गये दस 
गुणों का निरूपणा किया गया है । 


मम्मट के द्वारा कथित गुण तीन हैं--श्रोज, प्रसाद और माधुये । 

चित्त के द्रवीमाव का कारण आह्वादस्वरूप माधुय गुण हैं, जो सामान्यतः 
सम्मोग झ्यंगार में रहता है, परन्तु करुण, विप्रलम्म झ्ंगार तथा शान्त रस में 
में उत्तरोत्तर श्रधिक चमत्कारजनक होता है । 

चित्त के विस्तारभूत दीप्ति का हेतु शज ग्रुणा है, जो सामान्यरूप से वीर- 
रस में रहता है, परन्तु वीमत्स और रोद्र रसों में कमशः अधिक चमत्कारजनक 


होता है। 


स्वच्छ वस्त्र में पानी के सदश चित्त में सहसा व्याप्त होने वाला धर्मविशेष 
प्रसादगुण होता है, जो समी रसों में रहता है ।* 


तमर्यमवलम्बन्ते येंडगिनं ते गुणाः स्मृता: | -ध्वन्या, 2, 6 

रसस्यांगित्वमाप्तस्य घर्मा: शौयदियों यथा । --सा. द. 8, । 

तत्र द्र,तिकारणमाह्लादकक॑ माघुर्य श्वृंगारदत्ति सातिशयं चेत्‌ करुणवि- 

प्रलम्मणान्तेपु ॥ विस्ताररूपदीप्तिजनकत्वमोजः बीरबृत्ति सातिशयं चेत्‌ 

बीमत्सरोद्रयो: । स्वच्छजलवच्चित्तव्यापको घमंविशेष: प्रसाद: सर्व रसबृत्ती । 
-का. लो. सू.-90 की बृत्ति 


१५३) ० “५ 


भूमिका 53- 


“काव्यालोक” में वामनोक्त दस गरुण-श्लेष, प्रसाद, समता, माधुये, 
सुकुमा रता, श्रथव्यक्ति, उदारता या विकटता, ओज, कान्ति और समाधि का वर्णन 
भी किया गया है। 


वामन) ने दस शब्दगुणों तथा दस अ्र्थंगुणों का विवेचन किया । इस शब्द- 
गुणों तथा अर्थगुणों के नाम एक ही हैं, परन्तु लक्षण भिन्न-भिन्न हैं । “काव्या- 
लोक” में शब्द-गुरा के पश्चात्‌ श्रर्थ-गुण का विवेचन न करके शब्द-ग्रुण के साथ 
ही अर्थ-गुण भी बता दिये हैं । कहीं-कहीं शब्दगुण और अर्थगुण॒ की भिन्न-भिन्न 
परिभाषा नहीं दी है । इस प्रकार “काव्यालोक” में मम्मट और वासन, दोतनों के 
अनुसार गुणमभेद का विवेचन किया गया, स्वसत नहीं दिया गया है । 


मम्मट* ने वामनोक्त दस गुणों का खण्डन किया है । वामन के दस गुणों 
में से कुछ का अन्तर्माव माधुय, ओज और प्रसादरूप तीन गुरों में किया है, 
कुछ को दोषाभाव रूप कहा है श्रौर कुछ कहीं पर गुण न होकर दोषरूप हो 
जाते हैं, अतः तीव ही गुण माने जा सकते हैं । “काव्यप्रकाश” में कथित इस 
प्रकरण को हरिप्रसाद ने “काव्यालोक” में भी उद्धू.त किया ।४ परन्तु काव्या- 
लोककार को वामन का मत स्वीकार है अथवा सम्मट का, इस विषय में उन्होंने 
कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। परन्तु “काव्यप्रकाश” को “मूलग्रल्थ” कहने 
से सम्मवतः भम्मठोक्त मत ही उन्हें मान्य है । 
गुणों की व्यंजक पाँच वृत्तियाँ-- 


“काव्यालोक” में पाँच प्रकार की वत्तियाँ बताती गयी हैं-मघुरा, प्रौढ़ा,परुषा, 
ललिता और भद्रा ।* गुण में वर्ण और पदघटना विशेष होने पर ये पाँच दृत्तियाँ 
होती हैं । | 

“काव्यालोक” के विवेचन से प्रतीत होता है कि ये द्वत्ति याँ गुणों की व्यंजक 
हैं । परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी द्ृत्ति किस गुण की व्यंजक हैं। विवेचन 


]. काव्या, सु.3, -2 
2. का. प्र.-8, 72 
3. एवं केषांचिद्दोषाभावरूपत्वं केषांचिदृक्तगुरोष्वंत्तरमाव इति न प्ृथग्गुण- 
कल्पिनेति मूलग्रंथाभिप्राय: ।-का. लो.-सू. 04 की बृत्ति 
4. अथ गुणविशेषे वर्णघटवाविशेषः मधुर: प्रौढपरुषा ललितो भद्र इत्यपि 
| ॥सू. 05॥॥ 


54 काव्यालोक 


के अन्त में केवल इतना लिखा है कि गुणों में मधुर आदि रचना-विशेष यथानुसार 
जानना चाहिये । 


रुद्रट ने अनुप्रास अलंकार के अन्तर्गत मधुरा, प्रौढ़ा, परुषा, ललिता और 
भद्रा, इन पाँच बृत्तियों का निरूपणा किया है । इन पाँचों वृत्तियों के नाम तथा 


लक्षण: में “काव्यालोक” से समानता है । श्रतः इस विवेचन में हरिप्रसाद रुद्रट से 
प्रभावित प्रतीत होते हैं । 


रीति 


“काव्यालोक” में रीतियों का संक्षेप में निरूपण किया गया है । रीति गुणों 
की सहचारिणी होती है । समास के भेद से अ्र्थाव्‌ समासरहित और समासयुक्त 
होने पर रीति होती है ।* वंदर्भी, पांचाली, लाटी श्रौर गौड़ी ये चार रीतियाँ 
बतायी गयी हैं । 

समासरहित वेदर्भी रीति होती है। इसमें क्रियापदों का उपसर्ग के साथ 
योग व्याधात उत्पन्न नहीं करता । दो या तीन समस्तपद होने पर पांचाली रीति 
होती है । पाँच या सात समासयुक्‍त पद होने पर लाटी रीति होती है और अनेक 
समस्तपद होने पर गौड़ी रीति होती है । 
गुणा, बृत्ति और रीति-- 

“काव्यालोक” में गुणु-निरूपण में मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता और भद्दा 
ये पाँच वृत्तियाँ तथा वंदर्भी, पांचाली, लाटी और गौड़ी-ये चार रीतियाँ बतायी 
गयी हैं । गुण-विशेष में वर्ण तथा पदघटना विशेष होने पर द्वत्तियाँ होती हैं । 
रीति गुण की सहचारिणी है तथा समास के भेद से होती है । इस प्रकार गुर, 
वृत्ति और रीति श्रलग-अ्रलग माने गये हैं । 


काव्यशास्त्र में रीति और ग्रुण के परस्पर सम्बन्ध के विषय में विवेचन 
किया गया है । 


काव्यशास्त्र में वामम की परिभाषा “विशिष्टपदरचना-रूप रीति” 


. मधुरा प्रौढ़ा परुपा ललिता भद्रे ति दृत्तय: पंच । 
वर्णानां नानात्वादस्यति यथार्थनामफलाः ॥  --ह. काव्या.-2, 9 
रु. काव्या--2, 20, 3] 
रीति: समासभेदेन सापि तत्सहचारिणी ॥ सू. 06 ॥ 
विशिष्टपदरचना रीति: । विशेषों ग्रुणात्मा । --काव्या, सू.-, 2, 7-8 


भूमिका 55 


सर्वमान्य रही । वामन ने शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्मों के रूप में गुणों को 
और उनसे अभिन्न रीति को अपने झ्राप में सिद्ध माना | परन्तु आ्रानन्दवधेन आदि 
परवर्ती आचारयों के अनुसार रीति शब्द और श्रर्थे के आश्चित रचना-चमत्कार का 
नाम है, जो गुणा के द्वारा रसदशा तक पहुँचाने में साधनरूप से सहायक होती 
है ।! काव्यालोककार ने इस विषय पर विचार नहीं किया । उन्होंने वृत्ति तथा 
रीति की परिभाषा नहीं दी, केवल इतना बताया कि गुश-विशेष में वर्ण और 
पदघटना विशेष होने पर पदबृत्तियाँ होती हैं तथा समास के भेद से रीति होती है, 
जो गुण की सहचारिणी है | 

“काव्यालोक” के प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट है कि उन्होंने दत्ति और रीति 
को अलग-अलग माना है। काव्यशास्त्रीय श्रन्य आचार्यों ने इस प्रकार का भेद 
नहीं किया । मार्ग, वृत्ति, रीति, संघटना तथा शैली शब्द प्रायः समानाथथक हैं । 
एक ही पदार्थ को भिन्न-भिन्न आचार्यों ने श्रलग-अ्॒लग नाम दिया । वर्णों के 
आधार पर विभाजन करके उद्भट ने तीन द्षत्तियाँ बतायीं-उपनागरिका, परुषा 
झौर कोमला ।? इन्हीं बृत्तियों को वामत ने तीन रीतियों के रूप में, कुन्तक और 
दण्डी ने मार्ग के रूप में तथा आ्रानंदवर्धन ने संघटता के रूप में वेदर्भी, पांचाली और 
गौड़ी ये तीन वृत्तियाँ बतायीं। आनन्दवर्धेन ने समास के आधार पर रीतियों का 
भेद किया ।१ मम्मट ने वर्णों के श्राधार पर द्त्तियाँ बताकर उपनाग्ररिका को 
वेदर्भी, परुषा को गौड़ी और पग्राम्या को पांचाली बताया ।* विश्वनाथ ने वर्ण 
तथा समास दोनों के आधार पर लाटी रीति भी स्वीकार करते हुए चार रीतियाँ 
कहीं ।* परन्तु काव्यालोककार ने उपयुक्त समस्त विवरण से भिन्न अपना मत 
दिया । उन्होंने छत्तियों और रीतियों का अलग-अलग विवेचन किया । रुद्रट ने 
अनुआस अलंकार के अन्तर्गत जो पाँच वृत्तियाँ बतायीं, उन्तको हरिप्रसाद ने गुरा- 
व्यंजक के रूप में स्वीकार किया। रीतियों को गुण की सहचारिणी बताया, 
परन्तु केवल समास के श्राधार पर उनका भेद किया । इस प्रकार वृत्तियों और 
रीतियों का इस रूप में विभाजन अन्य आचार्यों से अलग अपनी विशेषता” 
रखता है । 





. गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती, माधुर्यादीन्‌ व्यतक्ति सा । 
रंसाने +, २० ०४० जे कपल 2:22 )) ध्वन्या.-3, 6 
का. सा. स.-6, 8, 0 

ध्वन्या.-3, 5 

का. प्र.-9, 80-] 

सा. द.-9, 2-5 


(रा से ७२ २ 


56 काव्यालोक 
(2) अ्रलंकार 


अलकार काव्य के आह्वाद का हेतु होता है और काव्य में संयोगव्रत्ति से 
विद्यमान रहता है। जैसे तिलक श्रादि स्त्रियों की सौन्दर्य-बृद्धि करते हैं, उसी 
प्रकार शब्द और श्रर्थ की सौन्दर्य-इृद्धि ही उसको (श्र॒लंकार की) गति है-- 
संयोगवृत्त्यालंकारः काव्यस्याह्वादकारणम्‌ । 
तिलकादिरिव स्त्रीणां शब्दार्थ चोन्मिपदूगतिः ॥ सू- 07 ॥ 


उक्त लक्षणानुसार काव्यालोककार ने शअ्र॒लंकार के सम्बन्ध में तीन बातें 
कहीं--() भश्रलंकार काव्य के श्राह्नाद का कारण है। (2) श्रलंकार काव्य में 
संयोग सम्बन्ध से स्थित रहते हैं श्रौर (3) इससे शब्द और श्र॒र्थ की सौन्दर्यवृद्धि 
होती है । 

भामह ने अ्रलंकार को काव्य का सीन्दर्याधायक तत्त्व मानते हुए कहा कि 
जिस प्रकार कामिनी का सुन्दर मुख भी श्राभूपण के बिना शोभित नहीं होता, 
उसी प्रकार अ्रलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती ॥7 


दण्डी के अनुसार काव्य के शोभाकारक धर्मो को श्रलंकार कहा जाता है ।* 
इस परिमभापा के श्रनुसार उन्होंने उपमा आ्रादि अलंकारों के श्रतिरिक्त श्रन्य सभी 
शोभाकारक धर्मो को भी श्रलंकार कहा । 


बामन ने उपमादि अलंकारों को काव्यशोभा का हेतु बताया | 

आनन्दवध्धंन ने पूर्ववर्ती आचार्यो से कुछ भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया । 
श्रव तक आचार्यो ने श्र॒लंकार को काव्य का शोभाकारक श्रथवा शोभा की दृद्धि 
करने वाला बताया था। श्रानन्दवर्धन ने काव्य के शरीर शब्द भर श्रर्थ की 
शोभा बढ़ाने वाले श्रलंकारों का प्रयोग रस के उपकारक के रूप में ही स्वीकार 
किया । आनन्दवर्धन के श्रनुसार जो काव्य के श्रंग शब्द भौर अर्थ के श्राश्रित हैं- 
उनको कटक आदि के समान श्रलंकार कहते हैं ।! 

आनन्दवर्धन की इसी घारणा को स्वीकारते हुए मम्मट* तथा 


]. न कान्तमपि निभू पं विभाति वनितामुखम्‌ ॥। “भा. काव्या.-, 43 
2. काव्यशोमभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते ।। “काव्या.-2, ! 

3. काव्यशोमाया: कर्तारों धर्मा: गुणाः । -“काव्या.-सू- 3, -2 
4. श्रंगाश्षितास्त्वलंकारा: मन्तवब्या: कटकादिवत्‌ । ““व्वन्या.-2, 6 
5. उपकृर्वन्ति तं सन्‍्तं यरेड्ड्गद्वारेश जातुचित्‌ । 


हारादिवदलंकारास्तेध्नुप्रासोपमादय: ॥| --का. प्र.-8, 67 


भूमिका 57 


विश्वनाथ! ने अलंकार के लक्षण दिये । उनके अनुसार अलंकार शब्द और अर्थ 
रूप श्रंगों के द्वारा मुख्य रस के उपकारक हैं तथा शव्दार्थ के अस्थिर धर्मेः हैं । 


मम्मट तथा विश्वनाथ के समान काव्यालोककार हरिप्रसाद ने भी अलंकारों 
को काव्य का अस्थिर धर्म माना। परन्तु जहाँ मम्मट और विश्वनाथ ने अलंकार 
को शब्द और श्रर्थ के द्वारा मुख्य रस का उपकारक माना है, जहाँ हरिप्रसाद ने 
अलंकार को शब्द और अर्थ की सौन्दर्यद्द्धि करमे वाला बताया है। भागमह, 
दण्डी और वामन ने अलंकार को काव्य-शोभा का हेतु अथवा काव्य-शोमा की 
वृद्धि करने वाला बताया, परन्तु हरिप्रसाद ने अलंकार को शब्द और अथे की 
सौन्दर्यत्ृद्धि करने वाला बताया है। अलंकार के विषय में हरिप्रसाद ने पूर्ववर्ती 
आचारयों से भिन्न एक नवीन बात कही कि श्रलंकार काव्य के आह्वाद का कारण 
है | हरिप्रसाद के अनुसार काव्य में आह्वाद का विशेष महत्त्व है और श्र॒लंकार 
उस आह्वाद का कारण है, जो संयोग सम्बन्ध से काव्य में विद्यमान रहता है । 
इस कारण अलंकार-लक्षण में हरिप्रसाद ने पू्ववर्ती मतों को अ्रंशत: स्वीकार 
करते हुए भी नवीनता का समावेश किया है । 


गुर और श्र॒लंकार--- 


काव्यालोककार गुण और अलंकारों में भेद मानते हैं । गुण शौर्य श्रादि 
के समान विशेषाधायक धर्म हैं, जो आह्वादरूपी घर्मी के धर्म हैं ।? श्रलंकार काव्य- 
आह्लाद के कारण हैं, जो संयोग सम्बन्ध से विद्यमान रहते हैं और स्त्रियों के 
तिलकादि के समान. शब्द और अर्थ की सौंदर्यद्द्धि करते हैं ।8 गुणा और अलंकार 
दोनों पदों में रहते हैं परन्तु-“पदसमवेता: गुणा: भवन्ति अलंकारास्तु पदानां 
संयोगेत भवन्ति ।* गुण पदों में समवेत होते हैं (अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से 
विद्यमान होते हैं) और अलंकार पदों में संयोग सम्बन्ध से रहते हैं । 

गुण और अलंकार के विषय में संस्कृत काव्यशास्त्र में तीन प्रमुख मत हैं--- 
(।) भट्ठोदमट, (2) वामन और (3) श्रानन्दवर्धेन, मम्मट तथा विश्वनाथ 


. शब्दार्थयोरस्थिरा: ये धर्मा: शोभातिशायिन:ः । 
रसादीनुपकुवेन्तोष्लंक,रास्तेडड्दादिवत्‌ ॥। . ता. द.-0, 
2... विशेषाधायकस्तेन गुण: शौर्यादिवत्सत: ।- 
आह्लिदस्याविशिष्टस्य धर्म: सवेत्र धरमिण: ॥--का. लो.-सू. 98 
3. संयोगढृत्त्यालंकार: काव्यस्यह्लादकारणम्‌ । 
तिलकादिरिव स्त्रीणां शब्दार्थे चोन्मिषद्गति: ।._ --का. लो.-सू. !07 
6. का. लो--सू. 07, द्वत्ति पर सू. पा. दि. ह 


58 - काव्यालोक 


का मत | हरिप्रसाद ने “काव्यालोक” में भठ॒टोदभद के अभेदवादी मत को 
स्वीकार नहों किया । गुणों को समवाय सम्बन्ध से तथा अलंकारों को संयोग 
सम्बन्ध से स्थिर मानकर उन्होंने भी वामन,” मम्मट3 और विश्वनाथ के समान 
ग्रुणों को अपरिहार्य तथा अलंकार को अस्थिर धर्म स्वीकार किया । परन्तु इस 
सम्बन्ध में कुछ भिन्नता भी परिलक्षित होती है । वामन ने ग्रुखों को काव्य-शोभा 
का जनकत्व तथा अलंकार को उस शोभा के अतिशय का हेतु बताया। हरि- 
प्रसाद ने वामन के इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया । आानन्दवर्धन*, मम्मट 
और विश्वनाथ ने गुणों को रस का धर्म श्रौर अलंकार को शब्दार्थ द्वारा रस 
का उपकारक माना । परन्तु हरिप्रसाद ने गुणा और अलंकार दोनों को ही पद 


में स्थित माना है। ग्रुण पद के साथ समवेत रहते हैं और अ्रलंकार पद में 
संयोग सम्बन्ध से स्थित रहते हैं। इस प्रकार मम्मट आदि आचार्यों ने रस के 
श्राधार पर ग्रुण -अलंकार का मेंद किया, परन्तु हरिप्रसाद ने पद के साथ उसके 
सम्बन्ध के आधार पर भेद स्पष्ट किया । 


श्रलंकारों की संख्या, भेद तथा वर्गोकरण--- 
“काव्यालोक”' के पष्ठ व सप्तम प्रकाश में क्रमशः शब्दालंकार तथा श्रर्था- 


लंकार का विवेचन किया गया है । 
शब्दालंकार शब्दविशेष की महिमा से, संयोगद्गत्ति से ही काव्यास्वाद के 


. समवायदृत्त्या शौर्य्यादयः संयोगदृत्त्या तु हारादय: इत्यस्तु गुणालंकाराणां 
भेद, ग्रोजप्रभुतीनामनुप्रासोपमादीनां चोमयेपामपि समवायद्ृत्त्या स्थिति- 
रिति गड़्डलिकाम्रवाहेणवेषां मेदः । -+का. प्र. 8,-.-384 
2... काव्यशोमायाः कर्तारों घर्माः गुणाः । 
तदतिशयहेतवस्त्वलंकारा: ॥। 
पुर्वे नित्या: ।--काव्य- सू-3, , -3 
3. ये रसस्यांगिनो धर्मा: शौयदिय इवात्मनः । 
उत्कर्पहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो ग्रुणा: ॥ 
उपकुर्वन्ति तं सन्त बेंडगद्धारेश जातुचित्‌ । 
हारादिवदलंकारास्तेअनुप्रासोपमादय: ॥---का. प्र.-8, 66-7 
4. रसस्यागित्वमाप्तस्य घर्मा: शौयादियों यथा ग्रुणाः । 
शब्दार्थयोरस्थिराः ये घर्मा: शोमातिशायिनः । * 
रसादीनुपकुर्वन्तोधलंका रास्तेंडयदा दिवत्‌ ॥। --सा. द.--0, 
5. तमर्वमबलस्वन्ते बें४ग्रिन ते गुणाः स्मृताः । 
प्रंगाश्नितास्त्वलंकारा: मन्तव्या: कटकादिवत्‌ ॥--ब्वन्या.-2, 6 


भूमिका. लि 


हेतु कहे जाते हैं ।! श्लेष-लक्षण में शब्दालंकार के लिये “आब्दभूषण” शब्द का 
प्रयोग भी किया गया है।* 

“काव्यालोक” में निरूपित पाँच शब्दालंकार हैं--वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, 
श्लेष और चित्रक । इन सभी अलंकारों का भेदोपमभेद तथा उदाहरणसहित लक्षरत 
यहाँ प्रस्तुत किया गया है। “सरस्वृतीकण्ठाभरण” में भोजराज द्वारा निरूपित 
24 शब्दालंकारों का भी उदाहरणसहित विवेचन यहाँ किया गया है ।! परन्तु ये 
24 शब्दालंकार उन्हें स्वीकाये नहीं हैं। इनमें से कुछ का “काव्यालोक” में कथित 
पाँच शब्दालंकारों में तथा कुछ का श्रर्थालंकारों में श्रन्तर्माव हो जाता है भौर कुछ 
संकीरां के सदश प्रतीत होते हैं ।? इस प्रकार पाँच ही शब्दालंकार स्वीकार 
किये गये। 

“काव्यालोक” में निरूपित अर्थालेंकार 70 हैं। यद्यपि पाण्डुलिपि में इसकी 
संख्या 7। दी गई है । प्राय: सभी अलंकारों के अ्रन्त में संख्या का निर्देश किया 
गया है । इकतालीसवें अलंकार का विवेचन प्रारम्भ करते हुए ख्ूंखलामूलक 
अलंकारों का उल्लेख है, जिनमें कारणमाला तथा एकावली अलंकारों का वर्णात 
है । परन्तु अन्त में संख्या का परिगणन करते हुए सम्भवत:. प्रतिलिपिकार की 
भूल से श्रृंखला को अलग अलंकार मात लिया गया है।! “काव्यालोक”' में निरु- 
पित 70 भ्रर्थालेंकार हैं--(!) उपमा, (2) उपमेयोपमा, (3) अ्रनन्वय, . 
(4) श्रसम, (5) उदाहरण, (6) स्मरण, (7) रूपक, (8) परिणाम 
(9) सन्देह, (0) अश्रान्तिमानू, (१) उल्लेख, (2) अपक्वति, 
(3) उत्ड्रेक्षा, ([4) अतिशयोक्ति, (5) तुल्ययोगिता, (6) दीपक, 
(7) प्रतिवस्तूपमा, (8) दृष्टान्त, (9) निदर्शना, (20) व्यतिरेक 
(2) सहोक्ति, (22) विनोक्ति, (23) समासोक्ति, (24) परिकर, 
(25) श्लेष, (26) अप्रस्तुतप्रशंसा, (27) पर्यायोक्ति, (28) व्याजस्तुति, 
(29) आ्राक्षेप,, (30) विरोध, (3]) विभावना,. (32) विशेषोक्ति, 


. एते शब्दालंकारा:ः शब्दविशेषमहिम्ता संयोगवृत्त्यैव काव्यास्वादहेतव: 
इत्याहु:। -+का. लो--सू. 9 की दृत्ति (षष्ठ प्रकाश के अ्रन्तिम 
प्रकरण में) 

2. का. लो---सु. 8 

3. अन्र केचिदृक्तशब्दालंकारेषु केचिदं्थंचमत्कारप्रधानार्थालंकारेषु केचित्त्‌ 
काव्यवेचित्रीमात्रहेतव इति परस्परं संकीर्णा इव लक्ष्यन्ते । हु 

“का. लो.-सू. 9 की बृत्ति (षष्ठ प्रकाश के अन्तिम प्रकरण में) 

4. का. लो--सू. 7], दत्ति की सू. पा. टि. 


60 काव्यालोक 


(33) असंगति, (34) सम, (35) असम, (36) अधिक, (37) विचित्र, 
(38) अन्योन्य, (39) विशेष, (40) व्याघात, (4]) कारणमाला, 
(42) एकावली, (43) सार, (44) काव्यलिंग, (45) अश्रर्थान्तरन्यास, 
(46) अनुमान (47) यथासंख्य, (48) पर्याय, (49) परिद्ृत्ति, 
(50) परिसंख्या, (5) अर्थापत्ति, (52) विकल्प, (53) समुच्चय, 
(54) समाधि, (55) प्रत्यवीक, (56) प्रदीप, (57) मीलित, (58) सामान्य, 
(59) तदगरुग (60) अतदग्रुण, (6]) सुक्षम, (62) व्याजोक्ति, 
(63) वक्रोक्ति, (64) स्वाभावोक्ति, (65) भाविक (66) प्रौढोक्ति, 
(67) लेश, (68) उदात्त, (69) संसृष्टि और (70) संकर । 

पाण्डुलिपि के प्रारम्म में “अ्र्थालंकारनिरूपण” लिखा होने से ही स्पष्ट - 
है कि इसमें श्रर्थालंकारों का भेदोपभेद तथा उदाहरणसहित विस्तार से वर्णन 
किया गया है । श्रर्थालंकारों को प्रारम्म में औपम्य, भ्रतिशय, श्लेप शऔर वास्तव, 
इन चार वर्गों में विभाजित किया गया है| परन्तु इस वर्गीकरण के अनुसार 
अ्र्थालंकारों का निरूपणा नहीं किया गया । 


संस्कृत काव्यशास्त्र में अनेक श्राचार्यो ने अलंकारों का विवेचन किया है । 
“काव्यालोक” के अलंकार-विवेचन पर प्रमुखतः रुद्रट के “काव्यालंकार”, मम्मट 
के “काव्यप्रकाश” तथा पण्डितराज जगन्नाथ के “रसगंगाघर” का प्रभाव लक्षित 
होता है । हरिप्रसाद से पूर्व विद्वानों ने श्रलंकारों के विषय में जो कुछ भी विवेचन 
किया था, उसका पुनः अवलोकन करते हुए हरिप्रसाद ने अलंकारों के सम्बन्ध 
में एक निश्चत मत देने का प्रयत्न किया है। जिस आचाये का मत अ्लंकारविशेष 
में उन्हें उचित प्रतीत हुआ, उसे ही यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया है। भ्रतः उनका 
यह विवेचन अनेक आचार्यों से प्रभावित है । शब्दालंकारों का आधार रुद्रट का 
“काव्यालंकार” तथा मम्मठ का “काव्यप्रकाश” है। श्रर्थालंकारों का प्रमुख 
झ्राधार “रसगंगाघर” है, परन्तु कहीं-कहीं मिन्नता भी है । दोनों में अलंकार-संख्या 
समान होते हुए भी 8 अलंकार भिन्न हैं । श्र्थालंकार का लक्षण, उदाहरण तथा 
शास्त्रीय विवेचन प्रमुखतः “रसगंगाघर” को आधार वनाकर किया गया है | कुछ 
स्थलों पर, यथा-श्रान्तिमानू, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, समासोक्ति, विरोध, 
काव्यलिंग, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तद्गुण, अतदगुरा, सूक्ष्म, व्याजोक्ति, स्व- 
मावोवित, भाविक, उदात्त, संसृष्टि तथा संकर अलंकार में “काव्यप्रकाश” को 
भ्राधार बनाया गया | स्वल्परूप में, यथा--उद्प्रे क्षा, भश्रतिशयोक्ति आदि में 
“कुबलयानन्द” का विवेचन भी प्रस्तुत किया है | श्रत: इस प्रसंग में किसी नवी- 
नता का प्रस्तुतीकरण नहीं हो सका ) केवल इतनी ही नवीनता है कि पूर्ववर्ती 
ग्रन्थों के विस्तृत एवं शास्त्रीय ग्रृद्व विवेचन को सरलता से प्रस्तुत किया गया है । 


भूमिका ॥ 67 
3-काव्यालोक का महत्त्व 


पूवे-विवेचन से स्वतः स्पष्ट है कि काव्यशास्त्रीय ग्रस्थ-परम्परा में “काव्या- 
लोक” का विशिष्ट स्थान है । इस ग्रन्थ में पुर्व-निरूपित काव्यशास्त्रीय विषयों 
पर पुलविचार किया गया । पूर्व मतों को स्वीकार करते हुए अ्रथवा तकंसम्मत 
आलोचना करते हुए उन्हीं काव्यांगों का नवीन रूप में प्रस्तुतीकरण किया 
गया है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय-निरूपरा में एक नवीनता परिलक्षित होती है और 

वह नवीनता है---“लोकोत्त राह लाद” अथवा “चमत्कार” का विवेचन | सम्पूर्ण 

ग्रस्थ में इसी “अलौकिक आह लाव” या “चमत्कार” को पुनः-पुनः स्थापित 

करने का प्रयत्न किया गया है । काव्य-लक्षरणार में “लोकोत्तर आहलाद” को 

विशिष्ट महत्व दिया गया। “लोकोत्त रता” का अभिप्राय है---सुखातिशय का 

कारण चमत्कार-विशेष” । अ्रत: इस विशिष्ट चमत्कार से युक्त आह्वाद को 
उत्पन्न करने वाले अर्थ से युक्त शब्द को काव्य कहा गया है । 


काव्य-प्रयोजन» के अन्तर्गत “परमाह लाद” को स्वीकार किया गया और 
वही परमाह लाद “सकलप्रयोजनमौलिभूत” है | “काव्य-हेतु”4 में मरी काव्य को 
चमत्कारात्मक कहा गया है । “चमत्कार” को ही. काव्य की आत्मा माना, 
जो सुखातिशय का कारण है । ध्वनि-विवेचन" में भी ध्वनि को परमाह लाद का 


. लोकोत्तराह लादकार्थ: शब्द: काव्यम्‌ ।-का. लो-न्चू- 7 

लोकोत्तरत्वं च सुखातिशयका रण चमत्कारविशेष: ।-का. लो--सू.7 की दृत्ति 
3. काव्यस्य परमाह लादकीर्त्यादिफलयोगिनः । 

हरिप्रसादविदुषा मीमांसा कापि तन्यते ॥-का. लो.-सू ! 
4. सबीजस्य कवेस्तत्र सरसप्रतिभांकुरः । 

कारण वपुषस्तस्य चमत्कारपरात्मन: ॥+-का. लो. --सू 4 

चमत्कार एव पर आत्मा यस्येत्यथ: | का. लो. सू 4 की दत्ति 


४. रस आत्ता इति परे आचार््या ऊचु: । स्वमते तु चमत्कार एवात्मा काव्यस्य । 
“का. लो-सू. 5 की थ्रू. पा. टि. 
तत्सुखातिशयकाररणं चमत्कार एवं काव्यप्राणा इति सिद्धम्‌ू ।-का. लो.-स.. 
6 की इृत्ति 
6. शब्दस्थानविलासोत्थ: परमाह लादकारणम्‌ । 
अथेरूपपराम्शवेद्य: कश्चिद्‌ ध्वनिवु घा: ॥-का. लो--सू. 29 


62 भूमिका 


कारण कहा है । विलक्षण चमत्कारातिशय को प्रकट करने के कारण ध्वनि से 
परमाह लाद की प्राप्ति होती है । 


रस-निरूपण? में भी, समी रसों से आ्राह्नाद-प्राप्ति का विवेचन करते हुए 
हरिप्रसाद ने यही लिखा है कि करुण, रौद्ग, वीमत्स, भयानक आदि रस भ्राह्नाद 
प्राप्त कराने वाली द्षत्ति के प्रतिकूल हैं, तथापि वहाँ भी लोकोत्त राह््मादकार्थ 
विशिष्ट काव्य-व्यापार की ही महिमा होती है जिससे उक्त रसों में चारुत्व का 
अनुसंघान होता है । 


काव्य में दोष” भी वही हैं, जो रस के श्रपकर्षक हैं श्रथवा आह्वाद का क्षय 
करते हैं। ग्रुण-विवेचन& में भी काव्य को “आह्लादरूपी धर्मी” कहा है। 
अलंकारों* को काव्य-श्राह्नाद का हेतु कहा है । 


इस प्रकार प्रत्येक काव्यांग का विवेचन करते हुए “अ्रलौकिक ग्राह्नाद” 
अथवा “चमत्कार” का उल्लेख अ्रवश्य किया गया है । पूर्व काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों 
में भी “अलोकिक आह्वाद” का महत्त्व आचार्यों ने स्वीकार किया, परन्तु हरि- 
प्रसाद के समान नहीं । ऐसा प्रतीत होता है मानो इसी को स्थापित करने के 
लिए “काव्यालोक” की रचना की गई, श्रत: किसी भी विषय का वर्णन करते 
हुए यथासम्भव पुन:-पुनः इसका प्रतिपादन किया गया है । 


“काव्यालोक” में काव्यशास्त्र के समी तत्त्वों को सरलता से समझाने का 
प्रयत्न किया गया है। ग्रन्थ-रचना का प्रमुख उद्देश्य अलंकारों का विवेचन करना 
है। अलंकारों का क्षेत्र विशाल समुद्र के सदश होने के कारण इसे पार करना 
कठिन प्रतीत होता है । इस पाण्डुलिपि के प्रतिलिपिकार चोक्षचन्द्र का यह कथन 
सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि यदि कोई व्यक्ति श्रलंकाररूपी विशाल समुद्र को 
पार करना चाहता है तो उसे कंठ से काव्यालोकरूपी जहाज का श्राश्रयः लेना 


). अब्र करुणरौद्रवीमत्समयानकादीनामनुमावदुत्त्या क्वादप्रतिकूलत्वेडपि 
लोकोत्तराह्वादकार्थविशिष्टकाव्यव्यापारमहिम्ना चारुत्वमनुसंघेयम्‌ । 
-+का. लो.-सू. 50 की वृत्ति 


श्रपकर्प: प्रवानस्य वाह्नादक्षतिरित्यसी । --का. लो.-सू- 88 
3. विशेषाघायकस्तेन ग्रुणः शौर्यादिवत्सतः । 
आल्वादस्यथाविशिष्टस्य घम्में: सर्वत्र धमिणा: ॥.._ ++का. लो--सू. 98 


4. संयोगद्वत्त्यालंकार: काव्यस्याह्नादकारणम्‌ ॥ . -+का. लो.-चू. 407 


काव्यालोक 63 


चाहिये ।! चोक्षचन्द्र के इस कथन से काव्यशास्त्रीय परम्परा में “काव्यालोक 
के अलंकार-निरूपण का महत्त्व स्वतः परिलक्षित हो जाता है। इसी प्रकार श्रन्य 
विषयों के विवेचन से भी यही प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार प्रत्येक विषय को 
सरलता से यहाँ स्पष्ट करना चाहता है । | 
“काव्यालोक” में वरशित सभी विषय ऐसे हैं, जिनका वर्णन पूर्व में अनेक 

आ्राचारयों के द्वारा किया जा चुका है। अनेक स्थलों पर “काव्यप्रकाश” अथवा 
“रसगंगाघर” के आधार पर विवेचन किया गया है, कहीं-कहीं अ्रन्य आचार्यों के 
मतों को भी प्रस्तुत किया यया है। इस ग्रस्थ में प्रत्येक काव्यांग के विवेचन में 
विभिन्न मतों का पुनः अवलोकन करते हुए एक निश्चित मत को प्रस्तुत करने का ५ 
प्रयत्न किया गया है । किसी भी आचाये का मत उचित प्रतीत होने पर उसे 
स्वीकार किया गया और अन्य मतों की तकं-सम्मत श्रालोचना की गई । इस रूप 
में इस कृति को एक शोध-ग्रन्थ के समान स्वीकार किया जा सकता है । स्वयं 
कृतिकार के शब्दों में ही यह ग्रन्थ “माघुकरी-भिक्षा” के समान है । पूर्ववर्ती 
ग्रन्थों में जो कुछ कहा गया है, वही इसमें प्रस्तुत किया गया है | हरिप्रसाद 

ने पूर्ववर्ती ग्रन्थों से काव्यशास्त्रीय तत्त्वों का संचय करते हुए, मधुमक्खी के सहश 
नवीन मधु को “काव्यालोक” के रूप में प्रस्तुत किया है ।! अतएवं मधु के सदश 
ही “काव्यालोक” का वैशिष्ट्य स्वीकरणीय है । 





. अलंकाराम्बुधे: पारमाप्तुमिच्छा भवेद्यदि । 
काव्यालोकप्रवहणं तदाश्रयत कंठतः ॥॥ --का. लो. पृष्पिका 
2. इये माधुकरीमिक्षा सुमनोभ्य: समाहता । 
वालानां तुष्टये यर्वोंतच मनांगपि विद्यते ॥। 
प्राचीनैयंदिहोदितं बहुविधेग्रंथेस्तदत्राहुतम्‌ । मर 
संक्षेपेण न किचिदन्यदुदितं गर्वेण तद्वन्मया ॥॥ “का. लो.--पुष्पिका: 


ओम 


्ध 


श्री गरोशाय नमः: 
श्री हरिप्रसादकृतः 


काव्यालोकः 


प्रथम: प्रकाश: 


अभिधेयकथनपुर स्सरं सप्रयोजन शास्त्रारम्भं प्रतिजानीते-- 
काव्यस्य परमाह्वालादकीर्त्यादिफलयोगिन: । 
हरिप्रसादविदुषा' मीमांसा कापि तन्‍यते ।॥। सु. । ॥॥ 
निपुणवर्णानारूपकविकर्मण: कापीत्येकदेशमात्रकथनं, मीमांसा 
लक्षणविचार:, परमाह लादः इति सकलप्रयोजनमौलिभूतं तदर्थकपुरुषार्थ- 
साधनप्रवृत्ते, श्रादिपदाद्धावकादीनामिव धन मयूरादीनामिवानर्थनिवु- 
त्तिरित्यादि धनानर्थनिवृत्तिव्यवहारज्ञानादिक संग्रहयते । 
अ्न्थकार (अभिवेय) कथनीय या वर्णानीय विपय के पूर्व प्रयोजन-सहित 
शास्त्र के प्रारम्म की प्रतिज्ञा करता है-- 


काव्य के प्रयोजन--- 

हरिप्रसाद नामक विद्वान्‌ के द्वारा परमाह्नाद, कीति आदि फल से युक्त 
फ्राव्य की कोई नवीन (प्रस्तुत) मीमांसा (विवेचना) की जा रही है ॥ सू.  ॥। 

दाव्य का अर्थ है-निपुणवर्शाना-रूप कविकर्म । “का5पि” अर्थात्‌ एकदेश- 
मात्र कथन । “मीमांसा” का अर्थ है--लक्षण-विचार | “परमाज्लाद” काव्य- 
प्रयोजनों का शिरोमणि है, क्योंकि पुरुपार्थ-चतुषप्टय. के साधन की प्रवृति भी 
काव्य में परमाह्नलाद के लिये ही होती है । “श्रादि” पद द्वारा (कीत्ति., के साथ 
ही) धावक झादि के लिये घन, मयूर श्रादि कवियों को अ्रनर्थ-निदृत्ति इत्यादि 
घन-लाम, श्रनर्थ-निवारण, व्यवहार-ज्ञान आदि (मम्मटोक्त) प्रयोजनों का श्रहरग 
होता है । 


3. ंस्प्रसादेन नवेत्यपि पाठः (मू. पा. टि.). 2. ० ह्हाद 


प्रथम: प्रकाश: 635 


कापि दृग्व्यंजनावृत्तियेंन! याति रसात्मताम्‌ । 
सद्यः श्रवणसंस्कारैस्तदिदं काव्यमुच्यते ।। सू. 2 ॥। 


श्रवराजन्यसुखानुभूततत्तदर्थविषयै: काव्येन सद्य एवं विगलितवे- 
द्यान्तरानन्दमहिम्ना दुशो व्यंजनावृत्ति: काव्यचमत्कारातिशयसूचल- 
व्यापारविशेष: रसात्मतां स्वस्यान्यस्य च प्राप्नोति, तत्‌ एवं विचारितं 
[ब] काव्यं श्रत उच्यत इ/त्यर्थ: दुशोरिति समासे तु विधेयांशति 
रोधाने तद्विषये साक्षाद्व्यंजनावृत्तिप्राकट्येन रसात्मतां गच्छति। अतन्र 
रस: काव्यचमत्कारातिशयरूप आस्वाद: | 


शास्त्रकान्तारखिन्नाया मारत्याः सुखहेतवे । 
काव्यकल्पतरुच्छाया वेघसेव प्रकाश्यते ॥। सू. 3 ॥ 


अन्र कविरेव वेधा:, भारत्येव भारती, शास्त्रमेव कान्तारस्तन्न परि- 
अ्मणामेव खेद:, काव्यमेव कल्पतरु: । 


काव्य का स्वरूप--- 


श्रवणमात्र से श्रृति-संस्कारों के द्वारा तत्काल ही जिसके द्वारा कोई अनि- 
वेचनीया, (चमत्कृत) नेत्रों द्वारा व्यंजित होने वाली (दुक्‌ू) व्यंजनावृत्ति रसा- 
त्मता (रसरूपता) में परिणत हो जाती है-उसे काव्य कहा जाता है । (निरुक्‍्त 
पद्धति से इस लक्षण के अन्तर्गत “काव्य” पद में “का$पि व्यंजनाद्ृत्ति:' के आद्य 
श्रक्षरों का ग्रहण किये जाने की प्रतीति होती है ।) ॥| सू. 2 ॥॥ 


श्रवशजन्य सुख से अनुभुत विभिन्न विषयों हारा तत्काल ही (सुनने के 
साथ ही) श्रस्य ज्ञान-विषयों को नष्ट करने की महिमा वाले काव्य के द्वारा नेन्न 
से प्रकट होने वाली, काव्य के अतिशय चमत्कार को सूचित करने वाली, विशिष्ट 
व्यापाररूपा व्यंजनावृत्ति जब स्वयं वक्‍ता और श्रन्य श्रोता दोनों की रसात्मत्ता 
में परिणत हो जाती है--उसे ही विद्वानों ने विचार करके काव्य की संज्ञा दी है। 
“दोनों नेत्रों की” (व्यंजनावृत्ति )--ऐसा समःस विग्रह करने पर तो विधेयांश का 
तिरोधान हो जाने पर “दृशो: “---इस उद्देश्यांश के विषय में व्यंजनाइति के 
साक्षात्‌ (प्रत्यक्ष) प्रकट होने के कारण (नेत्रों तक से चमत्कृति के अतिशय की 
अभिव्यक्ति दिखाई देने पर) व्यंजनाइत्ति रसरूप में परिणत हो जाती है। यहाँ 
रस काव्य-चमत्कार का अतिशयरूप आस्वाद है । 


.  काव्येन (मू. पा. टि.) 2. नेन्नात्‌ (मू. पा. टि.) 


66 काव्यालोक: 


शास्त्ररूपी विशाल जंगल से खिन्न हुई वाणी के सुख के हेतु, कवि रूपी 
स्नप्टा के द्वारा काव्य-छूपी कल्पदक्ष की छाया प्रकाशित की जाती है ॥ सू. 3 ॥ 

यहाँ कवि ही ज्नष्टा (वेघा:) है, मारती ही भारती है (भापा ही उसकी 
वाणी है), शास्त्र ही विशाल जंगल है, उसमें परिम्रमण करना ही सेद है तथा 
काव्य ही कल्पवृक्ष है ! 


सवीजस्य कवेस्तत्र! सरसप्रतिभाडूः रः । 
कारण वपुषस्तस्थ” चमत्कारपरात्मनः ॥॥ सु. 4 ॥ 


[2पश्र] तत्र प्रथमं काव्यवपुष: कारणं सवीजस्य कवेः सरसप्रतिभाडू र: । 
एतेन दये कवयः सम्मवन्ति अरोचकिन: सतृणामभ्यवहारिणशश्चेति वामनः। तन 
सतृणाम्यवहारिणः कवय एवं न भवन्ति । सवीज इत्येव तल्‍लक्ष्म । प्राक्तनसंस्कार- 
विशेषों वीज॑ य॑ं बिना निर्मावृत्वस्वादकताविरहः । तदेव॑ काव्यस्य कीर््त्याह्वादा- 
झनेकप्रयोजनवतो देवता-प्रसादात्‌ व्युत्पत्त्यम्यासाभ्या वा घटनानुकूलशब्दार्थोप- 
स्थितिरेव कारण नवनवोल्लेखशा लिन्याः प्रज्ञाया एवं प्रतिभात्वात्‌ चमत्कार एवं 
' पर प्रात्मा यस्येत्यर्थ: । 


काव्य का हेतु-- 


इस काव्य में बीजसहित कवि का सरस प्रतिभारूपी भ्रंकुर ही, श्रतिशय 
चमत्कारात्मक उस काव्य के शरीर का कारण है ।॥ सू. 4 ॥। 


इस काव्य में वीजसहित कवि का सरस प्रतिभा रूपी अंकुर ही काव्य-शरीर 
का प्रथम कारण है । इससे दो प्रकार के कवि उत्पन्न होते हैं-“'अरोचकी” 
(विवेकी) तथा “'सतृणाभ्यवहारी” (अविवेकी)-यह वामन का कथन है। इसमें 
“सतृणाभ्यवहारी ” (अविवेकी ) कवि ही नहीं होते । सवीज ही कवि का लक्षण है। 
पहले से रहने वाला संस्कार-विशेष बीज है, जिसके विना काव्य के निर्मातृत्व की 
स्वादकता नहीं हो सकती । वह बीज ही कीत्ति, श्राह्नाद श्रादि अनेक प्रयोजनों 
से युक्त काव्य का कारण है, जिसमें देवताशञ्ों की प्रसन्नता से श्रथवा (लोक- 
व्यवहार, शास्त्र, काव्य, इतिहास श्रादि के पर्यालोचन से उत्पन्न) व्युत्पत्ति और 
पुनः-पुनः काव्य-शिक्षा के अभ्यास से काव्य-संघटना के श्रनुकूल शब्द और श्रर्थ की 
उपस्थिति होती है । नवनवोन्मेप (उल्लेख)-शालिनी प्रज्ञा (बुद्धि) को ही 
प्रतिमा कहा जाता है | उस प्रतिभा से उत्पन्न काव्य की श्रेष्ठ श्रात्मा चमत्कार 
ही है, यही श्रभिप्राय है । 


. काव्ये (मू. पा. टि.) 
2. सरसा या प्रतिभा स एवाड्टू रः तस्य काव्यस्य वपुप: कारणम्‌ (मू. पा. दि.) 


प्रथम: प्रकाश: . 67 


फ् 


शब्द: शरीरं काव्यस्य घटनावयवस्थितिः । 
हारादिवदलड्ूगरा रस श्रात्मा परे जग्रुः ॥ सू. 5॥॥ 


तथाहु:शब्दार्थों शरीरं ध्वनिरसव: आत्मा रस: माधुर्य्याद्यागुणाः 
उपमादयोध्ल क्वारा: रीतिरवयवसंस्थानं यदि दोष: श्रवणकदटुतादिरेव 
नान्‍्य इति | “काव्य श्रुतमर्थों नावगत” इति शब्द एवं लोकप्रतीतिपर्यव- 
सानात्‌ शरीरे पुरुषव्यपदेशवत्‌ शब्द एवं काव्यव्यवहारस्य न्याय्यत्वा- 
दिह शब्द: शरीरं काव्यस्येत्युक्तम्‌ । 


भाव्यमाने” चमत्कार: सुखातिशयकारणम्‌ । 
वस्त्वलड्भूग ररूपो5पि काव्यस्यात्मा सतं सतस्‌ ॥ सू- 6 ॥॥ 


[2ब] न खलु रस एवं काव्यस्यात्मा ध्वनिरेवासव: “कोह्य व॑ 
नीचे: शंस ह दि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोष्यती” त्पेंबंविधस्य 
रस विनापि निरात्मत्वं वक्‍तु शक्‍नुयात्त । 
विरहपाण्डुकपोलमुखेन्दुना कव समतामुपयास्यति शारद:* । 
#ग्रयमधिज्यगुणेन मनोभुवा सममुदेति स जन्मकरः* स्मृतः ॥ 4 || 


एवंविधस्य वा निष्प्राखत्वं वदेत्‌ । तत्युखातिशयकारणं चमत्कार 
एवं काव्य-प्राणा इति सिद्धम्‌ । 


काठय की श्रात्मा--- 


अन्य विद्वानों का कहना है कि काव्य का शरीर शब्द है, संघटना शब्द के 


अ्रवयवरूप में स्थित होती है, अलंकार हार आदि के समान हैं और रस 
श्रात्मा है ।। सू. 5 ॥॥ 


(अन्य भ्राचार्यों के मतानुसार ही रस आत्मा है, स्वमतानुसार तो काव्य की 
आत्मा चमत्कार ही है ।) 


. रस आत्मा इति परे आचार्य्या ऊचु: । स्वमते तु चमत्कार एवात्मा काव्य- 
स्थ (मू. पा. दि.) 

भाव्यमाने विचाय्य॑माणे काव्ये । (मू. पा. दि.) 

चन्द्र: (मू. पा. टि.) 

तब मुखेन्दुः (मू. पा. टि.) 

शारदश्चन्द्रो मनोभुवों जन्मकर:, चन्द्र रृष्ट्वा काम उत्पच्यते इत्यर्थ: । 

(मर. पा. दि.) 


टी: हिल करे २ कट 


68 काव्यालोक: 


+ 
जैसा कि कहा गया है शब्द और अ्रर्थ (काव्य का) शरीर है, ध्वनि प्राण 
है, आत्मा रस है, माधुर्य गुण हैं, उपमा आदि अलंकार हैं, रीति अवयव-संस्थान 
(अंग) रूप हैं, यदि दोप है तो श्रवश॒कटुता आदि ही है, अन्य नहीं । “काव्य को 
सुना, अथे ज्ञात न हो सका”, इस प्रकार के प्रयोग से “शब्द” ही लोक-प्रतीति 
द्वारा निश्चय कराने वाला होता है, अ्रतः शरीर में पुरुष नाम के व्यवहार के 
समान शब्द में ही काव्य का व्यवहार न्‍्यायोचित होने से यहाँ शब्द ही काव्य का 
शरीर है, यह कहा गया है। (अर्थात्‌ जैसे पुरुष के शरीर को देखकर उसे ही पुरुष 
कहा जाता है, उसी प्रकार शब्द के लिये ही काव्य शब्द का प्रयोग होता है ।) 


विचायंमारणा काव्य में चमत्कार सुखातिशय का कारण है । वस्तु और 
अ्लड्रार रूप भी काव्य के आात्मारूप माने जाते हैं, यह भी मेरा अभिमत है । 
॥| सू. 6 ॥ 


न तो रस ही काव्य की आत्मा है और न ध्वनि ही प्राण है। (यदि रस्त 
को काव्य की आत्मा कहा जाएगा तो) “कोह्य वं नीच: शंस हृ॒दि स्थितों हि ननु 
मे प्रारोश्वर: श्रोष्यति” (कौन है यह ? तनिक घीमे स्वर से बोल । हृदय में 
स्थित भेरा प्रारोश्वर कहीं सुन लेगा ।) --इत्यादि इस प्रकार के काव्य में रस 
नहीं होने से इसे आत्मत्व से रहित कहा जायेगा । 

(ध्वनि को काव्य का प्राण कहने पर--) 


विरह के कारण पाण्डुवर्णयुकत कपोलवाले मुखरूपी चन्द्रमा से, (शरद्‌ ऋतु 
का) चन्द्रमा किस प्रकार समता प्राप्त कर सकता है ? यह (तुम्हारा मुखचन्द्र ) 
तो घनुप की प्रत्यअ्चा चढ़ाने वाले मनोमव (कामदेव) के साथ उदित होता है 
और वह (शरद्‌ का) चन्द्र तो कामदेव का जन्मदाता कहा गया है । (शारद 
चन्द्रमा को देखकर काम उत्पन्न होता है--यह आशय है !)!॥ ! ॥। 


इस प्रकार के पद्य में (ध्वनि नहीं होने से इसमें) निष्प्राणत्व कहा जाने 
लगेगा । इसलिए सुखातिशयकारण (अ्रत्यधिक सुख का कारण ) चमत्कार ही 
काव्य का प्राण है, यह सिद्ध हुआ । 
अथ्थवं निदिष्टस्वरूपस्थ काव्यस्य लक्षणमुच्यते-- 
लोकोत्तराह्वादकार्थं: शब्दः काव्यमू ॥ सु. 7 ॥ 
सर्वथा विशिष्टशब्दनिष्ठमेव” काव्यत्वमित्यर्थ: । 


]. ० निष्टमेव 


प्रथम: प्रकाश: 69 


अन्न केचित्‌ शब्दशक्तिमूले? अर्थस्य विशेषरत्वेनाथंविशिष्ट- 
शब्दस्य तथार्थव्यञ्जना'र्थालंकारें* तु तद्विशिष्टाथस्येत्युभयनिष्ठ+ काव्य- 
मित्याहु: । 

तदेतन्नातिचारु लक्ष्यस्य द्वित्वापत्ते:। तथाहि “विरहपाण्डु- 
कपोले” त्यत्र शारद इति शब्दशक्तिमूले व्यत्तिरेके च काव्यद्वयस्थ 
लक्ष्यतायां वाक्यार्थंधटकशरीरस्य भिन्नताया निमू लत्वातू न चोमय- 
निष्ठत्वं* नियन्तु शकक्‍यते । 

[उप्र || रशागश्चक्षुषि & नाधरे मृढुलता चित्ते पर नोरसि 
क्रीडाकाननविश्रमश्रमसहास्यद्भगनि कि चिन्‍्त्यते । 
्यन्माध्वीसधुमुस्धलुब्धमधुपं व्यक्तोकृतस्वाशय॑ 
तत्कान्ताकुचपत्रवल्लिरचनापुष्पायितं ते वचः ॥॥ 2 ॥। 


इत्यादौ शब्दविशिष्ठार्थस्येच काव्यत्वं शब्द एवं ध्वस्यर्थ- 

विशिष्टताप्रतीते: । यत्तु श्रवराद्वारासुखविशेषसाधनं वाक्य काव्यमिति, 
तत्तुच्छ “पृत्रस्ते जातो”, “धन ते दास्यामी” त्यादेरपि तत्त्वापत्ते: । 
काव्य का लक्षण-- 

अब निदिष्टस्वरूप (जिसका स्वरूप पहले वर्णित किया जा चुका है, ऐसे) 
काव्य का लक्षण कहते हैं--- 

लोकोत्तर आह्वाद उत्पन्न करने वाले श्र से युक्त शब्द काव्य है | सू. 7 ॥। 

सर्वेथा विशिष्टशब्दनिष्ठ ही काव्यत्व है, यह अ्रभिष्नाय है । 

यहाँ कुछ लोग (मम्मठादि) कहते हैं---“रामो5स्मि सर्व सहे” (मैं राम हूँ 
सब सहता हूँ) इत्यादि शब्दशक्तिमूलध्वनि में विरह्मतिशयसहनरूप अर्थ की 
विशेषणता होने से अर्थविशिष्ट शब्द को (काव्य कहते हैं) और “अ्रयमायातः 
काल:” (यह समय आ गया है--इस वाक्य में काल-ग्रुण की विशेषता से भविष्य 
में होने वाली अपनी विशिष्ट अवस्था की व्यड्जना रूप) अर्थव्यब््जना एवं “प्रिये 
त्वदाननतुल्यश्चन्द्र:” (प्रिये ! तुम्हारे मुख के समान चन्द्रमा है”) ऐसे आह्वादादि 





3, ध्वनौ “रामोडस्मि सर्व सह” इत्यादौ विरहातिशयसहनरूपस्य (मू. पा. टि.) 
2... “अयमायातः काल” इति कालग्रुणविशेषेश भविष्यत्स्वावस्थाविशेष-व्यक्ति:। 

(मू. पा. टि.) 
3. “प्रिये त्वदाननतुल्यप्चन्द्र” इत्यत्राह्वादादि गुराव्यक्ति: । (मू. पा. टि.) 
4... ० निष्टं 5. ०» निष्ठत्वं 6. यन्माधवी ० 


70 काव्यालोक: 


गुण की अभिव्यक्ति होते से अर्थालझ्ूागर में विशिष्ट अर्थ को (काव्य कहते हैं) 
इस प्रकार उमयनिष्ठ (शब्द और अर्थ दोनों में ही) काव्य कहा जाता है । (श्र्थात्‌ 
शब्द--शक्तिमूलक ध्वनिप्रधान काव्य में शब्द की प्रधानता-मुख्य विशेषता और 
अर्थ की विशेषणता और अर्थशक्तिमूलक ध्वनिप्रधान काव्य में-अ्र्थालंकारों में 
अर्थ की मुख्य विशेष्वता और शब्द की विशेषणता होने से काव्य न केवल शब्दनिष्ठ 
अथवा न केवल अर्थनिष्ठ अपितु शब्दार्थॉभयनिष्ठ है--ऐसा मम्मटादि कहते हैं ।) 
यह अधिक सुन्दर मत नहीं है, क्योंकि इससे लक्ष्य श्रर्थात्‌ काव्य के दो 
प्रकार के होने की आपत्ति उपस्थित होती है | जैसे “विरहपाण्डुकपोल'' इत्यादि 
उपयुक्त श्लोक में “शारद:” इस शब्दशक्तिमूलक घ्वनि तथा व्यतिरेकालद्धार में दो 
प्रकार के काव्य की लक्ष्ता की आपत्ति आने पर वाक्य और अर्थरूपी घटक 
शरीरों की भिन्नता की निमू लता होने के कारण काव्य की उभयनिष्ठता का 


नियमन नहीं किया जा सकता । (सर्थात्‌ काव्य उमयनिष्ठ है--ऐसा प्रतिपादन 
नहीं किया जा सकता ।) 


(नायक के प्रति खण्डिता नायिका का कथन--) नेत्नों में रक्तिमता है, 
अधरों पर नहीं । चित्त में श्रत्यघिक मृदुलता है, किन्तु वक्ष: स्थल पर नहीं । 
क्रोडा रूपी कानन में भ्रमण करने के श्रम को (ही) सहन करने वाले तुम्हारे 
अंग हैं। (फिर) क्‍या चिन्ता है ? माध्वीलता के मधुरस पर मुग्ध लोभी (प्राप्ति 
के इच्छुक ) मधुप (अ्रमर) के समान अपने आशय को व्यक्त करने वाला जो 
तुम्हारा वचन है वह कामिनी के स्तनयुगल पर बनी लतारचना के लिए पुष्प के 
समान हो गया है ॥। 2 ॥। 

इत्यादि श्लोक में शब्दविशिष्ट श्रर्थ के ही काव्यत्व होने से शब्द ही ध्वन्यर्थ- 
विशेष को प्रतीत कराने वाला होता है । यदि श्रवण द्वारा विशेष सुख के साधन 
रूप वाक्य को काव्य कहा जाये, तब तो “परत्रस्ते जातः” (तुम्हारे पुत्र उत्पन्न 
हुआ है), “वन ते दास्यामि” (तुमको घन दूंगा) इत्यादि तुच्छ वाक्यों में भी 
काव्यत्व मानना होगा । 

यदपि अदोषौ शब्दार्थों सगुणों क्वचिदनलड्कृती काव्यम्‌ । तत्र 
सर्वथा दोषरहितयोरेव काव्यत्वे “न्यवकारो हययमेव मे?” इत्यन्न विधेया- 


]. नन्‍्यक्कारो हछययमेव मे यदरयस्तत्राप्ससो तापसः 
सोप्यत्नव निहन्ति राक्षसमठान्‌ जीवत्यहों रावण: । 
विग्धिक्‌ शक्रजिता प्रवोधितवता कि कु मकर्णोन वा 
/(स्वगंग्रामटिकाविलुण्ठ/नवृथोच्छुनं:. किमेमिसरु जे: ।। 
इति । अवत् भुजनिष्ठ दथोच्छूनत्वं विधेयं तस्थ च समासेन पिहित- 
त्वात्‌ अ्विमप: असम्बन्ध: अविमृष्टविधेयांशों नाम दोष: । (मू. पा. टि.) 
के. स्वग्ने ० ० लुण्टन ० »>& ० निर्ष्ट 


प्रथम: प्रकाश: 7. 


विमर्शदोषे5पि ध्वनित्वेनोत्तमकाव्यत्वादव्याप्ति:: एकान्तसम्भवश्च |: 
“कुरज्भनयने' त्यस्य निर्दोषिशब्दार्थगुणालंकारवत्त्वेन काव्यत्वापत्तिश्च । 
“सगुणावि”“ति विशेषणानुपपत्तिश्व । तेषां” रसान्‍्वयव्यतिरेकासुविधा- 
यित्वेन स्वयमेवोत्तत्वात्काव्यधम्मेत्वानुपपत्ते:। “क्वचिदनलड्भकृती ” त्य 
]3ब]--स्योदाहरण “यः कौमारहर: स एवं हि वर” इत्यत्र विभावनाः 
विशेषोक्तिश्मू लसन्देहसड्ूरालकूारस्य हरो वर इति शब्दालक्कारस्य च 
स्फुटप्रतीतेर्नालक्लारतेति वक्‍तुमशक्यत्वात्‌ । 


मम्मट के काव्य-लक्षण पर आक्षेप--- 


श्राचार्य मम्मट ने दोष-रहित, भ्रुणों से युक्त, कहीं कहीं अ्रलंकार से रहित 
शब्द और श्र को काव्य कहा है (तददोषों शब्दाथों समुणावनलंकृती पुनः 
क्वापि) । वहाँ पर सर्वथा दोष-रहित शब्दार्थयुगल को ही काव्य कहने पर 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे इत्यादि श्लोक में विधेयाविमरशंदोष होने पर भी, ध्वनि 
होने से उत्तम काव्य माने जाने के कारण अव्याप्ति दोष (जो लक्षण अ्रपने 
अभीष्ट उदाहरणों में भी घटित न हो) श्रा जाता है और सर्वधा वोषरहित काव्य 
असम्भव है । (विधेय का प्रधानरूप से निर्देश न करने पर विधेयाविमर्श दोष 
होता है। प्रस्तुत श्लोक में भुजनिष्ठ वृथोच्छुनता विधेय है और उस विधेय के 
वाचक “दृथा” शब्द को समास के अन्तर्गत रखा गया है। श्रतः ब्थात्व में उप- 
स्जनता-अ्रप्रधानता लक्षित होने से यहाँ अविमृष्टविधेयांश-विधेयाविमर्श नामक 
दोष है।) “कुरज़नयना” (हरिणी के समान नेत्रवाली) इत्यादि वाक्‍्यों में भी 
दोषरहित शब्दार्थ, गुणा और श्रलंकार से युक्त होने के कारण, इन वाक्यों में भी 
काव्य कहा जाने लगेगा । “सगृणौ” यह विशेषण भी युक्तियुक्त ( उपपन्न) नहीं 





, ० व्यप्ति: 
2. गुणानाम्‌ (सम. पा. टि.) 
3. यः कौमारहरः: से एवं हि वरस्ता एवं चैत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभय: प्रौढ़ा: कदम्बानिला: । 
सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ 
रेवारोधसि वेतसीततरुतले चेत: समुत्कण्ठते ॥। 
4. विभावना विना हेतु कार्योत्पत्तियेदुच्यते । (मू. पा. टि.) 
5. सति हेतो फलाभावे विशेषोक्ति: । (मृ. पा. टि.) 


72 काव्यालोक:ः 


है । गुण तो रस के अन्वय-व्यतिरेक द्वारा अनुविधायी (अनुगमन करने वाले) हैं 
(अर्थात्‌ रस हो तो गुण भी रहते हैं, रस न हो तो गुण भी नहीं रहते), श्रतः 
स्वयं गुण का ही कथन करने से काव्यधमंत्व की उपपत्ति नहीं होती (ग्र्थात्‌ गुण 
तो रस के धर्म हैं काव्य के नहीं, अ्रतः काव्य में उनकी स्थिति नहीं होती) ! 
“ब्वचिदनलड्ूती ” (कहीं कहीं भ्रलद्धार रहित भी) इसके उदाहरण “य: कौमार- 
हर: स एवं हि वरः” इत्यादि में विभावनाविशेषो क्तिमूल संदेहसंकर श्रलड्भार तथा 
“हरो वरः” इसमें शब्दालद्धार की स्फुट प्रतोति होती है, भरत: यहाँ अलझ्ूार 
नहीं है, यह कथन कैसे किया जा सकता है ? 

यच्च--- 

“वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ 
इति तदपि न। “गोपीभि: सह विहरति हरिरि”त्यादि वावयस्य 


काव्यत्वापत्ते: नदीवेगकपिनिपतनबाल!विलसितादिमहा क विवर्सा न- 
संरम्भस्य व्याकुलतापत्तेश्च । 
एतेन-- 


“रीतिरात्मा काव्यस्य 
इति वामनोक्तमपि न साधीय: रीतेर्वाह्यग्रुण॒त्वात्‌ । 
तस्मात्साधृक्तम्‌-लोकोत्तराह्वादःकार्थविशिष्टशब्द:  काव्यमिति । 
लोकोत्तर॒त्वं च सुखातिशयकारणं चमत्कारविशेष:। 
विश्वनाथ फे काव्य-लक्षण पर आक्षेप-- 
आचायें विश्वनाथ ने कहा है-- 
“रसात्मक वाक्य काव्य है ।” 
ह कथन भी उचित नहीं । क्योंकि तब तो “गोपीभिः सह विहरति हरि:”” 


इत्यादि वाक्‍्यों को भी काव्य कहना होगा और नदी-वेग, बन्दर-निपतन, बाल- 
क्रीड़ाएं भ्रादि महाकवि द्वारा किये जाने वाले वर्णनों की परम्परा में काव्यता 
बाधित हो जायेगी । 
वामन पर श्राक्षेप-- 

इसी प्रकार 

“कात््य की आत्मा रीति है ।”? 

बामन का यह कथन भी रीति के वाह्यगुण होने के कारण ग्राह्म (उचित) 
नहीं है । 

इसलिए उचित ही कहा गया है कि लोकोत्तर श्राह्‌ लाद को उत्पन्न करने 
वाले श्रयें से विशिष्ट शब्द काव्य है। लोकोत्तरत्व का अभिप्राय है सुखातिशय 


]. ०» वाल ० 


2.  ०हल्‍हां ० 


प्रथम: प्रकाश: 43 


का कारण चमत्कार-विशेष (अत्यधिक सुख को उत्पन्न करने वाला विशिष्ट 
चमत्कार ही लोकोत्तरत्व है) । 


सच त्रिधा ॥सु.8॥। 
तत्‌ शब्द: स्वरूपपरामर्शर्थ: । 
तदुक्तम्‌-- 


सच्चिदानन्दविभवात्सकलात्परमेम्वरात? । 
आसीच्छक्तिस्ततो नादस्तस्माहिन्दुसमुद्मव: । 
नादो? विन्दुश्च बीज” च स॒ एवं त्रिविधो मतः 
भिद्यमानात्पराहिनदो/ उभयात्मा? रवो5"मवत्‌ ।। 


स रवः श्रुतिसम्पन्न: शब्दब्रशह्याभवत्परमिति । 
भिद्यमानादित्यान्तरस्फोटकथन# तथा च जन्मान्धमूलवधि रा*- 


[4श्र] णा&मन्तः स्वपरामर्शात्तित्सिद्धि: । 


वेयाकरणास्तु वहि:स्फोट मन्यन्ते। तथाहि श्र्‌ यमारणालनुपृव्वीविशिष्ट- 
वर्शानामेव वाचकता । कर्‌ कार्‌ कुर्‌ प्रभृतीनां ऋषभो वृषभो वृष 
इत्यादाविव वाचकता न वेति विप्रतिपत्ता वर्णव्यत्यासादिना2"नुपूर्व्वी भेंग- 
स्पौत्सगिकत्वात्‌ पूर्व केनचित्ववचिच्छक्तिग्रहे केन कस्य स्मारणमित्यत्र 
विनिगमनाविरहात्‌ प्रयोगसमवायिनां सर्वेषामेव वर्णानां तथैव वाचकता, 
न धात्वाद्यपस्थापकानामिति वर्शास्फोट: । 


«  मूर्तानिन्दातू (मू, पा. टि.) 


घोषः प्राणेन धोषेण गुहां प्रविष्ट इत्युक्ते: (मू, पा. टि.) 

प्रणव: सर्ववर्णप्रभवत्वातू (मू. पा. टि.) 

त्रिवृत्पणवात्‌ (मू. पा. टि.) 

ध्वनिवर्णरूप: (मृ. पा. टि.) 

शब्द: (सू्‌. पा. टि.) 

0व्र0 

प्राशवायुप्रेरणयामिव्यक्तिरन्यथा नाभिव्यक्तिरित्यभिभकत्या शब्दार्थमय: 
श्रान्तर: स्फोट: (मृ. पा. टि.) 

जातान्धमूकवधिरस्यान्त: स्वीयपरामृशि । 

स्ववाक्शब्दार्थयोवोध आन्तरः स्फोट एवं सः ॥ इति (मू. पा. टि.) 


0, वैपरीत्येन (यू. पा. दि.) 


74 काव्यालोकः 


शब्द का स्वरूप-- 
(शब्द) तीन प्रकार का है ॥।सू.8॥ 

यहाँ तत्‌' का अभिप्राय है-शब्द” । उसी शब्द का स्वरूप श्रव बताया जा 
रहा है । यह कहा गया है-- 

सतू, चित्‌ और भानन्द के धनी, सम्पूर्ण (मूर्तानन्द रूप) परमेश्वर से 
“शक्ति” उत्पन्न हुई। उसके बाद “नाद” और उससे “बिन्दु” का समुद्भव 
हुआ । नाद, बिन्दु शौर बीज (सर्वेवर्णो का प्रमवरूप प्रणव)--इन तीनों रूपों से 
वह (परमेश्वर) न्रिविध माना गया है । उस पर रूप (त्रिद्वत्‌ प्रशव रूप) बिन्दु के 
भिद्यमान होने पर दो प्रकार का (उभयात्मा) श्रर्थात्‌ ध्वनि और वर्णरूप रव 
(शब्द) उत्पन्न हुआ । 

वह रव (शब्द) श्रूति सम्पन्न होकर शब्दन्नह्म बन गया। 
स्फोह--- 

“मिद्यमान होने पर” इस शब्द से “आान्तर स्फोट” का कथन श्रभिप्रेत 
हैं । जन्मान्च, मूक एवं वधिर लोगों द्वारा अपने श्रन्त:करण के भीतर श्रात्म-परामर्श 
के माध्यम से उसकी (आ्रान्तर स्फोट की) सिद्धि होती है । (प्राणवायु की प्रेरणा 
से शब्द की अभिव्यक्ति होती है, अन्यथा भ्रभिव्यक्ति नहीं होती-इस नियम से होने 
वाली श्रभिव्यक्ति से मनुष्य के भीतर जो शब्दार्थभय स्फोट होता है, उसे श्रन्तर 
स्फोट कहते हैं । जन्मान्ध, गूगे श्ौर बहरे लोगों के भीतर ही स्वीय परामशे 
करने वाले अन्त:करण में श्रपनी स्वयं की वाणी के शब्दार्थों का जो बोध होता 
है, वही भ्रान्तर स्फोट कहलाता है । 

वैयाकरण तो वाह्य (वहिः) स्फोट मानते हैं। उनके मत में सुने जा रहे 
वर्णों के पूर्वापर क्रम विशिष्ट वर्णों की ही वाचकता होती है । “कर्‌ कार्‌ कुर” 
इत्यादि (निरर्थक पदों) की “ऋपभ द्षभ द्वप” इत्यादि (साथेक पदों) की तरह 
वाचकता होती है या नहीं, यह विप्रतिपत्ति(बाघा) उपस्थित होने पर वर्ण को 
विपरीतता से आनुपूर्वीमंग की श्रौत्सग्रिकतत (सामान्य नियम) के कारण पहले 
किसी के द्वारा कहीं पर शक्तिग्रहणा करने पर किसके द्वारा किसका स्मरण कराया 
जा रहा है, इस तकंयुक्ति के श्रभाव में प्रयोग के समवायी सभी वरणों की वैसी ही 
वाचकता होगी, न कि धातु श्रादि के उपस्थापक वर्णो की यह वर्ण स्फोट कहलाता 
है । (भाव यह है कि वर्णावयव-विभागरहित अखण्डवर्ण ही वर्ण-स्फोट कहलाता 
है । वह नित्य है ।) 

एवं “हरिणा हरये रामात्‌” इत्यादी परिनिष्ठिते रूपेंडशविभागा- 
भावाद्द्रव्यकरणादिवावकताया नियन्तुमशक्यत्वात्‌ सम्पूर्ण हरिणेत्यादि 
पदमेव करणत्वादि-विशिष्टवाचकर्मिति पदस्फोट: | 


अथम: प्रकाश: ह 75 


दधीदं हरेड्व #ष्णेहि रक्षैनमित्यादावपि विनिगमनाविरहतौल्या- 

द्वाक्यमेव विशिष्टार्थे शक्तमिति वाक्यस्फोट: | 
पूर्वपुर्व वर्णोच्चा रणाउभिव्यक्ततत्तत्संस्का रसहकंतचरम रसवरणणं संस्का र- 

निष्ठपदजन्यैक पदाथ्थंप्रत्यायकता । तथैव चरमपदसंस्कारनिष्ठवा- 
[4ब] क्यजन्यैक/वाक्‍्यार्थप्रत्यायकतेति पदवाक्योविवेक इंति गौडा:। 

एवं पदाभिव्यडर्यों वाक्याभिव्यहुग्यो वाओ5ुखण्डो व्यक्तिस्फोटो 
वाह्म इति । चकार: प्रागुक्त विशिष्ठार्थ ब्रोधक: । ताइशस्य पदवाक्यादि- 
रूपस्य काव्यत्वाभावात्‌ लोकोत्तरा ह्वादकार्थविशिष्टस्य तु काव्यत्वमप्रत्यूहम्‌ 
एतेन पदवाक्यस्वरूपमुक्तम्‌ । तथाहि पद्यते गम्यतेड्थों अनेनेति साधुपदम्‌ । 
साधुत्वं च अनाविवृत्तिप्रमाप्रयोज्यार्थप्रतिपादकत्वम्‌ । वृत्ति अमेराअर्थ प्रत्या- 
यकत्वमसाधुत्वम्‌ । विशिष्टेकार्थप्रतिपादकनिराकाक्षपदसमुहो वाक्यम । 
एकार्थत्वं भिन्नप्रतीतिविषयानेकसुर्यविशेष्यराहित्यमिति गागाभट्टः । 

इसी प्रकार “हरिणा हरये रामात्‌” इत्यादि परिनिष्ठित (सुनिश्चित) 
स्वरूप में अंश का विभाग नहीं होने से द्रव्य, करण आदि की वाचकता को रोकने 
में असमर्थ होता है, अतः सम्पूर्ण ''हरिणा” आदि पद ही करणात्वादि विशिष्ट- 
वाचक होता है, यही पदस्फोट है । 

द्धीदम्‌! (यह दही है), हरेध्व” (हे हरे! रक्षा करो), 'कृष्णैहि' 
(कृष्ण | आशओ्रो), “रक्षेतरम' (इसकी रक्षा करो), इत्यादि में भी विनिगमना 
(तक) के अभाव की तुल्यता से वाक्य ही विशिष्ट श्रर्थ में समर्थ है, यह वाक्य- 
स्फोट है । 

पूर्वे-पूर्व वर्णों के उच्चारण से अभिव्यक्त, उस उस संस्कार से सहकृत 
अन्तिम वर्ण से संस्कारनिष्ठ पदजन्य एक पदार्थ की प्रतीति होती है (पुर्वे-पूर्व वर्णों 
के उच्चारण से एक प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है । उस संस्कार से सहकृत्त 
भ्रन्त्य वर्ण के श्रवण से तिरोभूत वरण्णों को ग्रहण करने वाली, एक मानसिक पद के 
अर्थ की प्रतीति होती है, उसी को पद-स्फोट कहते हैं) । उसी प्रकार श्रन्तिम पद 
के संस्कार से युक्त वाक्य से उत्पन्त एक वाक्यार्थ की प्रतीति होती है । इस प्रकार 
पद तथा वाक्य का ज्ञान होता है, यह गौड़ों का मत है । 

इस प्रकार पदाभिव्यइम्य अथवा वाक्याभिव्यकृग्य अखण्ड व्यक्ति-स्फोट बाह्य 
है। इसलिये (“स च त्रिघा” में प्रयुक्त) “चकार” पूवे-कथित विशिष्टाथे का 
बोधक है । उस प्रकार के पदवाक्यादि रूप में काव्यत्व का श्रमाव होता है, 
अतएव लोकोत्तराह लादकार्थ विशिष्ट में ही काव्यत्व है. यह निविवाद है । 
इससे पदवाक्य का स्वरूप कहा गया है जैसे “पद्मते ग्म्यतेर्थों झनेनेति साधुपदस”” 


76 काव्यालोक: 


(जिसके द्वारा अर्थ जाना जाता है, वह साधुपद होता है)। अनादिवृत्ति (अभिधा 
शक्ति) से होने वाले प्रमा(यथधाथथे ज्ञान) से प्रयोज्य (लम्य) अर्थ का प्रतिपादकत्व 
ही साधुत्व है । दृत्ति(णक्ति) के भ्रम से श्रर्थ की प्रतीति कराना ही असाधुत्व है । 
विशिष्ट एकार्थ के प्रतिपादक अपने आप में निराकांक्ष (साथ क किन्तु स्वतंत्र) 
पदों का समूह वाक्य है । और एकार्थ त्व है-भिन्न प्रतीत विषयों के अनेक मुख्य 
विशेष्यों का न होना । (एक मुख्य विशेष्य-कर्ता का होना साधुवाक्य का लक्षण 
है ।) यह गागाभट्ट का कथन है । 

त्रिधेति- 

वाचकलाक्षरण्पिक व्यंजकभेदात्‌ । 

धत्ते सड्भू तमत्राद्यः । 

पदपदार्थयो: शाब्दवोधानुकूल: सम्बन्ध: सक्कूत: । घटादित्ववोधे 
घटादिसड्ू तो घटत्वादिवोधक: । तथाहि घटमानयेति प्रयोजितस्य कम्बु- 
ग्रीवादिमत्‌ व्यक्तिविशेषानयनव्यापारेणाअ्गुृहीतसदू तोः घटशब्दस्य 
ताव्ग्व्यक्तिविशेषे जक्तिम [5ञ्म] #वधारयति | ततश्च पटमानयेत्युक्ते 
तदानयनव्यापारेण तद्विजातीयव्यक्तिविशेषे पदशव्दशक्तिरितिप्रतिपयते । 
पुनर्घटान्तरं पटान्तरं चानयेत्युक्तः पूर्वानीतविलक्षणौ घटपटावानयति 
मध्यमवद्ध वाल: संशेते न घटपटशब्दौ व्यक्तिविशेषविषयसद्धू तो, यत 
एतौ विलक्षणौ। तेनास्ति कश्चिदसाधारणोधम्मे:? यद्वशादनुगताकारा- 
वगाहिज्ञानं जन्यते इति जातावेव सद्धू तमवधारयति। 
शब्द के तीन भेद- 

(“सच त्रिधा” में प्रयुक्त) “ब्रिधा” का अभिप्राय है-वाचक, लाक्षणिक 
तथा व्यंजक भेद से शब्द तीन प्रकार का है । 

इसमें से प्रथम (अर्थात्‌ वाचक पद) संकेत को धारणा करता है (श्रर्थात्‌ 
सद्भी तित अर्थ को धारण करने वाला प्रथम वाचक शब्द होता है) । 
संकेत--- 

पद और पदार्थ में जब्द और उसके बोध के अनुकूल होने वाला सम्बन्ध संकेत 
है। घटादित्व के वोध में घटादि का संकेत घटत्वादि का बोध कराने वाला होता है। 
जैसे- (श्वृद्ध व्यक्ति द्वारा) “घट ले आओ” इस प्रकार कहने पर (मध्यम दृद्ध द्वारा 


).  वालः (मू. पा. टि.) 
2. तद्दिन्निभिन्नाधिकरणवत्तित्ममसाधारणत्व॑ यथा गोः सास्नाविमत्त्वम । 
(म्‌. पा. टि.) 


प्रथम: प्रकाशः 77 
लाये गये) कम्बुग्रीवादियुक्त व्यक्तिविशेष के लाये जाने के व्यापार से, इस संकेत 
को (पहले से) ग्रहण न किया हुआ वालक घटशब्द से उस प्रकार के व्यक्तिविशेष 
में शक्ति को धारण करता है । उसके पश्चात्‌ “पट ले आओ” इस प्रकार कहे 
जाने पर, उसके लाये जाने के व्यापार से, उस (घट) से भिन्‍न जाति के व्यक्ति- 
विशेष में पट शब्द की शक्ति (संकेतग्रह) होती है, इस बात को जानता है । पुन: 
“अन्य घट को और श्रन्य पट को ले आओो”” इस प्रकार कह्टे जाने पर (मध्यमद॒द्ध) 
पहले लाये हुए घट और पट से भिन्‍न (विलक्षण) घट और पट को लाता है, 
तब बालक संशय करता है कि घट और पट शब्द व्यक्तिविशेष संकेत के विषय 
नहीं हैं, क्योंकि ये इन दोनों (घट और पट) से भिन्‍न (विलक्षण) हैं। अतः 
कोई भ्रसाधारण धर्म है जिसके कारण अनुगताकारावगाहिशान (शब्दानुगामी 
ग्राकार को उत्पन्त करने वाला ज्ञान) उत्पन्त होता है। (उससे भिन्‍न भिन्‍न 
अ्रधिकरणों में रहने का भाव ही अ्रसाधारणत्व है । जेसे सास्नादिमान्‌ होना ही 
गौ है।) अतः समका जाता है कि जाति में ही संकेतग्रह होता है । 


रूढयोगा दिना त्रिधा॥ सू.9 ॥ 


रूढो यौगिकों योगरूढश्च । रूढ: केवलसमुदायशक्ति:, यथा मंडपं 
वृक्ष. । यौगिक: केवलावयवशक्ति:. यथा अश्रांति:। समुदाया- 
वयवशक्तिसंकीर्णस्तृतीयः, यथा पद्धुजादय:, पद्धुजनि डस्रत्यये: 
पद्धुजनिक्नेभिधायकेन योगेन रूढ़्या पद्मोपस्थितेः । 


, अन्रेदमव्धेयं प्रकृतिशक्ति: भ्रकृत्यर्थपरा, संख्याकारकत्वोपरक्तप्रकृ- 
त्यथपरा प्रत्ययशक्तिः, - संख्याकतृ कर्मभावोपरकर्त्तमानादिकालपरा 
[5ब] तिड्शक्ति:। उपसर्गास्तु धात्वर्थभेदका: &अ्भिहार:, आ्राहार:, 
समभिव्याहार:, उणशादिश्रत्यये न योगो, रूढ एव। समासशक्तिवेहुत्री- 
हैरत्यपदार्थे उभयपदप्रधाना कर्मंघारयस्य, उत्तरपदप्रधाना तत्पुरुषस्य, 
अव्ययांशेध््ययी भावस्य नजर्थप्रधाना नत्न्‌, प्रत्येकपदप्रधाना हन्द्वस्य, 
एकशेषे तु लक्षणैव वाचकस्यापि समासवद्भावे लाक्षरिएकत्वात्‌ । यथा 
केवत्तेवाचके धीवरे घियावर इति सुवृद्धिप्रत्ययः इति । है 


वाचक शब्द के प्रकार 


रूढयोगादि (रूढयौग्रिक और योगरूढ) भेद से वाचक शब्द तीन प्रकार 
का होता है ॥सू.9॥। 





]. प्रतीतिः (मू. पा. टि.) 


438 काव्यालोंक: 


(वाचक शब्द तीन प्रक/र का है--) रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ । रूढशब्द 
केवल समुदायशक्ति (परम्परागत) से युक्त होता है, जैसे मंडप शब्द या वृक्ष 
शब्द । यौगिक शब्द केवल अ्रवयव-शक्ति (शब्दों की व्युत्पत्ति से युक्त होता) है, 
ज॑से-भ्रान्ति शब्द (भ्रमू-वाचक भ्रमु घातु से “क्तित्‌” प्रत्यय होने पर भ्रम-प्र्थ 
का बोचक है) । समुदाय और श्रवयव शक्ति से मिलकर (रूढ़-परम्परागत और 
योगिक---शब्दव्युत्पत्ति के श्रनुरूप, इन दोनों से मिलकर) वना तीसरा संकीण्ण 
भेद है, जैसे पद्धूज आदि शब्द । “पड्धू” शब्दपूर्वक “जन” घातु से “ड” प्रत्यय 
लगाकर, पद्डू में उत्पन्न होने वाले कत्ं पद का वाचक होने के कारण योग और 
रूढ़ि से पड्टज (पद्म, कमल) अर्थ उपस्थित होता है । 


यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि (प्रकृति-प्रत्यय में) प्रकृति की शक्ति प्रकृति 
की अर्थपरक होती है। प्रत्ययशक्ति संख्या और कारकत्व से उपरक्‍्त (सम्बद्ध) 
प्रकृति की अर्थपरक होती है और तिड्ः शक्ति संझरुया, कर्ता, कर्म (सकर्मक) झौर 
भाव (अ्रकर्मक) से उपरक्त वतंमान आदि कालपरक होती है | उपसर्ग तो धातु 
के अर्थ का भेदन करने वाले हैं, जैसे--श्रभिहार, श्राहार और समभिव्याहार 
शब्दों में भिन्न-भिन्न उपसरगों के कारण अलग्र-अलग श्रर्थों का बोध होता है । 
उद्ाविप्रत्ययान्त शब्द यौगिक (घातुज या व्युत्पन्न) नहीं होते, वे रूढ (भ्रव्युत्पन्न ) 
ही होते हैं। समासभक्ति वहुन्नीहि की अन्य पदार्थ में, क्मंघारय की उभयपद- 
प्रधान, तत्पुरुप की उत्तरपदप्रधान, श्रव्ययी भाव की (उसके पूर्व श्रंश ) अब्यय में, 
नञ समास में नव्यर्थप्रधान और इन्द्र की समासशक्ति प्रत्येक पदप्रधान होती 
है । एकशेप में लक्षणा ही होती है क्योंकि वाचक शब्द भी समासवद्‌ भाव में 
(समासयुक्त हो जाने पर) लाक्षरिक हो जाता है। जैसे-कंवर्त (केवट) के 
वाचक घीवर शब्द में “घिया वर:” (वुद्धि से श्रेष्ठ) व्युत्पत्ति से सुबुद्धि की 
प्रतीति होती है । $ 

अ्रभिधाशक्तिरेतस्या/मिधेय: । स चतुविधः जातिगु राः क्रिया व्रव्यम । 

॥ सु० 340 |॥। 
ग्रभिधा पदार्थान्तरं संकेतग्राह्यमिति कश्चितृ । 
शकक्‍्यान्तरानन्तरित:ः शब्दस्यार्थंगतो&र्थस्य वा शब्दगत: 

सम्बन्धविशेष-एवाभिधा । 
यस्यः यस्मिन्वेयं सोभिघेय: । तत्र गोत्व॑ जाति: । व्यक्तेरानन्त्या- 


). वाचकस्य ([मू. पा. टि.) 
2. शब्दस्थार्थेल्यंस्थ वा शब्दे (मृ. पा. टि.) 


प्रथम: प्रकाश: 79 


हद यभिचाराच्चः जातिरेव शब्दाथ:। अतएव सास्तादिमान्‌ धर्मो गौनेः : 
गौर्नागौ्गोजातिसंवद्ध: एवं गौ: । शुक्लत्वादिसामान्यश्संवद्ध: शुकलादिरेव | 
गुण:, एवं चलतादा क्रिया, डित्थादि द्वव्यम्‌ । 

तत्र वक्‍त्रा स्वेच्छथा चरमवर्णाभिव्यड्ग्योड्खंडस्फोट एवं शब्द- 
[अर] प्रवृत्तिनिमित्तत्वेन शन्नि/वेशितो धर्मविशेष इत्ति यावत्‌ जातिरेव 
शब्दप्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 


व्यक्त्याश्रितो जातिस्ताव्शसूत्राच्च जात्याकृतिव्यक्तय: पदार्थ इति 
मतान्तरम्‌ । 


अधघटब्यावत्तेको घट इत्यतढ् यावृत्तिरेवेति सोगता: । 
अ्रभमिधा शक्ति--- 


अभिधा शक्ति वाचक शब्द का अभिधेय है। वह अभिषेय जाति, गुण, 
क्रिया तथा द्रव्य भेद से चार प्रकार का होता हैं ।। सू. 40 ॥। 


्रभिधा पदार्थान्तर (स्वतन्त्र या भिन्न पदार्थ) है, जिसका संकेत द्वारा 
ग्रहण होता है, यह किसी का (वेयाकरण तथा मीमांसक का) मत है । (सैया- 
यिक ईश्वरेच्छा-रूप संकेत को अभिधा द्वत्ति या शक्ति कहते हैं। परन्तु मीमांसक 
तथा वेयाकररण कुछ भिन्न इृष्टिकोण के साथ शक्ति को एक स्वतस्त्र पदार्थ के रूप 
में स्वीकार करते हैं, जो संकेत अर्थात्‌ ईश्वर-इच्छा रूप नहीं है, अपितु संकेत- 
ग्राह्म है। पद और पदार्थ के सम्बन्ध को वेयाकरण अभिधा कहते हैं। इसे 
बाच्य-वाचक-माव कहा जाता है। यही पदार्थान्तर है ।) 

झभिहित (शब्दार्थ) से सम्बद्ध समीपवर्ती शब्द का अर्थंगत (अर्थ में रहने 
वाला) श्रथवा अर्थ का शब्दग्त (शब्द में रहने वाला) कोई सम्बन्धविश्वेष ही 
श्रभमिधा कहलाता है । 


श्रानत्त्यादिति सर्वासां व्यक्तीनामनुपस्थिते: सामान्यलक्षणानज्भीकृतेरिति 
भाव:। व्यभिचारादिति श्रसंकेतितव्यक्तावषि प्रतीतिदर्शनाह यभिचार 
इत्यथें; । (म. पा. टि.) : 

गोगोपिदोद्ेश्यो धर्म्मी । स्वरूपेणशोपाधिरहितव्यक्तिमातेण न गौ्े गोव्यव- 
हारहेतु:! तदा घटोपि गौ: स्थात्स्वरूपाविशेषात्‌ । नाप्यगौ:। न 


गोभेदव्यवह्ा रप्रयोजक: । तदा गौरप्यगौः स्थात्‌ ! व्यवहारप्रयोजकमाह 
गोजातीति (भू. पा. टि.) 


3. जाति (मू.पा.टि.-) 


-80 काव्यालोक: 


संकेतग्रह का विषय-- 


जिसकी या जिसमें (शब्द की भअर्थ में अथवा अर्थ की शब्द में) यह 
(अभिवा) होती है, वह अ्भिधघेय है । इसमें गोत्व जाति ही अभिषेय है । व्यक्ति 
में संकेतग्रह मानने पर आनन्त्य तथा व्यभिचार दोष आ जाने के कारण जाति ही 
शब्दार्थ है। (आनन्त्य-दोप का अभिप्राय है कि जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत- 
ग्रह होता है, उस शब्द से उसी अर्थ की प्रतीति होती है, यह एक सामान्य नियम 
है। अतः व्यक्ति में संकेतग्रह मानने पर व्यक्तिविशेष की ही उपस्थिति होगी । 
इस सामान्य लक्षण को अंगीकार किये विना सभी व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं 
हो सकती । अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिये अलग-अलग शक्तिग्रह मानने पर अनन्त- 
शक्तियों की कल्पना करनी होगी, यही आननन्‍्त्य दोप है। व्यभिचार-दोष का 
ग्रभिप्राय है कि यदि दो-चार व्यक्तियों में संकेतग्रह मानकर शेप का बोध बिना 
संकेतग्रह के ही मौन लिया जाये तो असंकेतित व्यक्ति में भी ग्रर्थ की प्रतीति होने 
लगेगी, जिससे नियम का उल्लंघन होगा ।) अतएव सास्नादिमान्‌ धर्मी गौ 
(उपाधिरहित व्यक्तिमात्र स्वरूप से) न गौ होती है, न अगौ, श्रपितु गोजाति से 
सम्बद्ध होने से ही गो कहलाती है। (गौ पद द्वारा उद्देश्यधर्मी ही गौ है। अपने 
स्वरूप से उपाधिरहित व्यक्तिमात्र से न गो है, न ग्रोग्यवहार का हेतु है । स्वरूप- 
विशेष न होने पर तो घट भी गौ माना जाता है। “नाप्यगौ” का अभिप्राय है 
कि गो शब्द उससे भिन्न वस्तुओं के भेद का व्यवहार-प्रयोजक नहीं है, श्रत: गौ 
भी भ्रगो हो जायेगी । अतः गोजाति ही व्यवहार-प्रयोजक है |) शुक्लत्वादि 
सामान्य (जाति) से सम्बद्ध ही शुक्ल आदि ग्रुण होते हैँ । इसी प्रकार चलनादि 
क्रिया है। डित्थ आ्रादि द्रव्य होते हैं । 


वहाँ वक्‍ता की स्वेच्छा से (स्फोट की प्रक्रिया के अनुसार पूर्व-पूर्व वर्णानुमव- 
जनितसंस्का रसहक्ृत) चरम (अन्तिम) वर्सा (के श्रवण ) से अझभिव्यदूग्य (बिना 
क्रम के बुद्धि में एक साथ उपस्थित होने वाला) अ्रखण्ड-स्फोट ही शब्द का 
प्रव्ृत्ति-निमित्तत्व होता है, श्रत: शब्द में सन्निवेशित घर्मविशेषरूप जाति को हो 
शब्द का प्रदृत्तिनिमित्त मानना चाहिये । 


जाति व्यक्ति के आश्रित (व्यक्ति में रहने वाली) है, (व्यक्त्याकृतिजातयस्तु 
पदार्थ:--न्यायसूत्र) इस सूत्र के श्राधार पर जाति और आकृति से विशिष्ट व्यक्ति 
ही पद का अर्थ होता है, यह अन्य (नंयायिकों का) मत है । 





अधघट का व्यावतंक ही घट है, अतः अतद्व याद्रत्ति (अपोह) ही शब्द का 
अर्थ है, यह वौद्धों का मत है। (वौद्धों के मत में समस्त पदार्थ क्षणिक हैं । वे 
लोग “सामान्य” जैसे नित्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करते । उनके श्रनुसार अनुगत 


प्रथम: प्रकाश: 8] 
प्रतीति का कारण “अपोह” है । “अपोह” शब्द का भर्थ है--अतदू-व्यादत्ति” 
या “तदिभन्नमिन्नत्व/', प्रत्येक घट अघट अर्थात्‌ घटभिन्न सभी वस्तुओं से भिन्न है, 
प्रत: उसमें “घट: घट:” यह सामान्य प्रतीति होती है। यह “अपोह-- अतद- 
व्यावृत्ति” ही शब्द का अर्थ है ।) 
लक्षणारोपिता क्रिया ॥ सू. 77 ॥॥ 
तदुकक्‍्तम्‌--- 
मुख्याथेबाधे तद्योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात्‌ । 
ग्रस्योध्थों लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिताक्रिया ॥। इति ॥॥ 
सा च शकक्‍्यतावच्छेदकधर्म्म भिन्न धम्म विच्छिन्ननो धजनिका पुरुषेच्छा, 
शक्यार्थसम्बद्धप्रतिपादिका शब्दवृत्तिवाँ । यथा-“गज्भायां घोष:” । 
शुद्धा गौरी च सा ॥सू्‌. 42 ॥। 
सा लक्षणा शुद्धा गौणी च द्विधा । सास्शास्यशक्यसम्बन्धरूपा शुद्धा 
यथोक्‍्ता । स्वशक्येत सह नियमरूपा व्याप्तिरित्ययुक्तम, “कुन्ता: प्रवि- 
शन्ति” “भज्चाः क्रोशन्ती” त्यादौ लक्षणाप्रयोगात्‌ । साहश्यात्मशक्य- 
सम्बन्धरूपा गौणी । यथा--“मुखं चन्द्र इव” । प्रोक्‍्ते ते चोपादानलक्षण । 
ते शुद्धा गौणी च | 
तत्र उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा चेति द्विविधा प्रोक्‍्तार शुद्धा ॥ सू. 73 ॥ 
सारोपाध्यवसाने च॒ प्रत्येक द्विविधे ॥ सू, 74॥॥ 
[6ब] गौणी सारोपा साध्यव4साना चेति द्विधा । 
लक्षया--- 
शब्द का आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाता है ॥ सू, 3 ।। 
इसलिए (काव्यप्रकाशकार का) कथन है--- 
मुख्यारथ का बाध होने पर, मुख्यार्थ के साथ लक्ष्या्थ या श्रन्य अर्थ का 
सम्बन्ध होने पर. रूढ़ि श्रथवा प्रयोजन-विशेष से जिस शब्द-शक्ति के द्वारा श्रन्‍्य 
अर्थ लक्षित होता है. शब्द का वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाता है । 


बह लक्षणा अभिहित (शब्दार्थ के) परिचायक धम्म से भिन्न धर्म-विशेष 
का ज्ञान उत्पन्न करने वाली व्यक्ति की इच्छा है । भ्रथवा शक्यार्थ (अभिहितार्थ ) 
से सम्बद्ध श्रथे का प्रतिपादन करने वाली शब्दबृत्ति है । जैसे--“गज़ाया घोषः 
(गद्भा के ऊपर घोष-अहीरों की बस्ती है) । 
लक्षण्ा के शुद्धा और गौरी दो भेद--- 

वह (लक्षणा) शुद्धा तथा गौणी (भेद से दो प्रकार की) होती 
है | सू. 72 ॥। 


82 काव्यालोक: 


वह लक्षणा दो प्रकार की है--शुद्धा और गौणी । वाच्याथे का सारश्य 
सम्बन्ध से भिन्न समीप्य आदि रूप सम्बन्ध होने पर शुद्धा लक्षणा होती है, जैंसा 
कि मम्मठादि ने कहा है। अपने अभिवेयार्थ-मुख्यार्थ (शक्य) के साथ नियम- 
रूपा व्याप्ति---जों कहा जाता है, वह शयुक्‍त है । “कुन्ताः प्रविशन्ति” (भाले 
घुस रहे हैं) श्रौर “मज्चया: कोशन्ति” (मण्ज्च चिल्लाते हैं) इत्यादि वाकयों में 
(शुद्धा) लक्षणा का प्रयोग हुआ है । सादश्यपरक अभिधेय (शक्‍्य ) से सम्बन्ध 
' होने पर गौणी लक्षणा होती है । जैसे “मुखं चन्द्र इव” (मुख चन्द्रमा के समान 
है) ! इन कहे गये उदाहरणों में (“कुन्ता: प्रविशन्ति” श्रौर “मब्ज्वाः क्रोशन्ति/' 
उदाहरण) शुद्धा के भेद उपादान लक्षणा के हैं और (“मुख चन्द्र इव” उदाहरण) 
गौणी लक्षणा का है । 
शुद्धा लक्षणा दो प्रकार की कही गयी है--() उपादान लक्षणा और 
(2) लक्षण-लक्षणा ॥ सू. 3 ॥॥ 
(शुद्धा और गौणी दोनों में से) प्रत्येक के दो-दो भेद होते हैं-- 
(!) सारोपा और (2) साध्यवसाना ॥ सू. 4 ॥॥ 
गौणी लक्षणा सारोपा तथा साध्यवसाना भेद से दो प्रकार की ही है । 
(शुद्धा लक्षणा के चार भेद हो जाते हैं--() उपादान लक्षणा (2) लक्षण- 
लक्षणा, (3) सारोपा लक्षणा और (4) साध्यवसाना लक्षणा ।) 
तत्र स्वार्थ पराक्षेपतवती उपादानलक्षणा। यथा-“यष्टय: प्रवि- 
शन्ति/ । 
परार्थ स्वार्थवत्यपरा! । यथा-“गज्जायां घोष: । 
अ्रनिगीर्णाविषयाः सारोपा । यथा-“गौर्वाहीक: । 
निगीणंविषया साध्यवसाना | यथा-“गौरयमू” । 
कार्यकारणभावसम्वश्न्धपूर्वकमारोपाध्यवसान॑ क्वचितू, यथा--- 
“ग्रायुघु तम्‌”, “आायुरेवेदम्‌” । क्वचित्तादर्थ्यादपि, यथा इन्द्रार्था स्थूणा 
“इन्द्र:” । स्वस्वामिभावसम्व/न्धातू, यथा-राज्ञ: पुरुषों “राजा” । अव- 
यवावयविभावसम्बन्धातू, यथा “अग्रहस्त:/* । तात्कर्म्यात्‌, यथा अतक्षा 
“तक्षा” | 


. लक्षणलक्षणा (मू. पा. टि.) 

2. समानाधिकरण्येन विपयिविपयनिर्देशवती (मू. पा. टि.) 
3. ०ग्व० 4. ० मव ० 

5. निगीर्विषपयायां हस्त इति (मू. पा. दि.) 


प्रथम: प्रकाश: 03 


शुद्धा उपादान लक्षणा और लक्षण-लक्षणा--- 


अपने अर्थ (अन्वय) की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आ्ाक्षेप करने वाली 
उपादान लक्षणा है। जैसे--/यष्टय: प्रविशन्ति'-“लकड़ियाँ प्रवेश कर रही 
हैं” । (यष्टियाँ अ्रवेतन होने से प्रवेश-क्रिया सम्भव नहीं है, भ्रतः इस क्रिया की 
सिद्धि के लिए अपने से संयुक्त यष्टिघारी पुरुषों का झ्ाक्षेप किया जाता है, अतः 
उपादान लक्षणा है ।) 


दूसरे पदों के अ्न्वय की सिद्धि के लिए अपने श्रर्थ का परित्याग कर देने 
वाली दूसरी लक्षश-लक्षणा है। जैसे--गद्भायां घोष:” “गज्भा के ऊपर घोष 
है ।” (इस वाक्य में प्रयुक्त हुए घोष के अ्धिकरणत्व की सिद्धि के लिए गद्धा 
शब्द अपने जल-प्रवाहरूप मुख्य अर्थ का परित्याग कर देता है, अतः लक्षण- 
लक्षणा है |) 


गौणी सारोपा-साध्यवसाना लक्षरणा--- 


अनिगीर्णविषया-विषयी (आरोप्यसाण, उपमान) के द्वारा आरोप-विषय 
(उपमेय) जहाँ निगीर्णो नहीं किया गया है, श्रर्थात्‌ जहाँ आरोप्यमाण (उपमान) 
आर आरोप (विषय, उपमेय) का शब्दशः समानाधिकरण्य से निर्देश किया जाता 
है, वह सारोपा लक्षणा होती है । जैसे--गोर्वाहीक:” “वाहीक देश का वासी 
पुरुष गौ है” । (यहाँ गौ आारोप्यमाण और वाहीक भ्रारोषविषय हैं। इस वाक्य 
में दोनों का समानाधिकरण्य से शब्दश: प्रतिपादव किया गया है, श्रतः सारोपा 
लक्षणा का उदाहरण है । साद्श्यमूलक होने से यहाँ गौणी लक्षण है ।) 

निगीर्ण-विषया-विषयी (आरोप्यमाण, उपमान) के द्वारा आरोप-विषय 
(उपमेय) का निगीर्ण किये जाने पर साध्यवसाना लक्षणा होती है। जैसे--- 
“गौरयम्‌“---यह गौ है” । (यहाँ आरोपविषय वाहीक का शब्दश: कथन नहीं 
है। आरोप्यमाण गो के द्वारा उसका निगीणं कर लिया गया है भ्रतः साध्यवसाना 
लक्षणा का उदाहरण है | साच्श्यमूलक होने से यहाँ भी गौणी लक्षणा है ।) 


शुद्धा सारोपा-साध्यवसाना लक्षणा--- 


कहीं पर कार्य-कारणभाव-सम्बन्धपूर्वक श्रारोप और अध्यवसान होते हैं। 
जैसे--“श्रायुक्ट तम्‌ू “---'घी आयु है”, “आयुरेवेदम्‌”--“यह (घी) आयु ही 
है) (आयुद्ट तम्‌” में झ्रारोप्यमाण श्रायु और आरोप-विषय घुत दोनों शब्दत: 
उपात्त होने से शुद्धा-सारोपा है और “आयुरेबेदम्‌” में आरोप-विषय घृत के 
शब्दत: उपात्त नहीं होने से शुद्धा सारोपा है ।) यह लक्षणा कहीं “सतादर्थ्य” 
(उसके लिए होने) से (अन्य के लिये अन्य के वाचक शब्द के प्रयोग से) होती है । 


84 | काव्पालोक:ः 


जैसे---(यज्ञ में) इन्द्र (पूजन के लिए बनायी गयी) स्थूणा भी “इन्द्र” कहलाती 
है। कहीं “स्व-स्वामिमाव सम्बन्ध से (अन्य शब्द का प्रयोग होता है), जैसे-- 
राजा का (विशेष कृपापात्र) पुरुष भी “राजा” कहा जाता है । कहीं अ्रवयवावय- 
विमाव सम्बन्ध से (औपचारिक शब्द का प्रयोग होता है ), जैसे---“अग्रहस्त:''- 
हाथ के केवल आगे के भाग के लिए हाथ शब्द का प्रयोग होता है। और कहीं 
तात्कर्म्य सम्बन्ध (उस कम के करने के कारण) से (औपचारिक प्रयोग द्वारा) 
होता है। जैसे--(बढ़ई का काम करने वाले) अतक्षा (बढ़ई से भिन्न ब्राह्मण 
आदि के लिये) “'तक्षा” (बढ़ई) शब्द का प्रयोग होता है । 
पुन:-- 
भ्रव्यद्धग्या सा भवेद्ृढ़ों सब्यडःग्या तु प्रयोजने ।सू. 5 ॥। 
समस्ताः$पि रूढ़े: प्रयोजनाहा । तत्र रूढौ अव्यकृग्या, यथा-- 
“कम्मेरि कुशलः”” दक्षे रूढ:ः। प्रयोजने तु व्यड्ग्यस्य गूढत्वा5ग्रूढ- 
त्वाभ्यां द्विधा । तत्र गृढव्यडुग्या यथा--- 
कृतमज्जनं सुधायामुत्कीर्ण शारदेन्दुकान्तिम्य: । 
विकसित“हसितं वालावदनं मदकारि मदनस्यथ ॥ 3 ॥। 
[7गश्र] अत्र कृतमज्जनोत्कीर्णशविकसि/तानां व्यड्ग्य गूढम्‌ । 
अग्रूढव्यड्या/यथा-- 
अवधूतालककुसुम॑ हुडुकृतिपयंस्तवेल्लितरगन्तम्‌ । 
सुरतक्रीडितमवला: पठन्ति भटिति स्मरादेव ॥ 4 ॥। 
अन्न पठन्तीत्यगूढम्‌ । 
एवं लाक्षशिकों वृत्त्या तात्पर्यानुषपत्तिजः ॥ सू. 46 ॥॥ 
वृत्त्या लक्षणया, तात्पर्यानुषपत्तिरन्वयानुपपत्तिवाँ लक्षणावीजम्‌ । 
रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा--- 
पुते:-- 
वह (लक्षणा) रूढ़ि (गतभेद) में व्यड्ग्य से रहित और प्रयोजनवती लक्षणा 
में व्यड्ग्य-सहित होती है ॥ सू. 5 ॥ 
सभी लक्षणा रूढ़ि अथवा प्रयोजन से होती है। रूढ़िगत लक्षणा व्यड्ग्य 
से रहित होती है । जैसे-“कर्मरि कुशलः” (अर्थात्‌ चित्रकर्म आदि किसी विशेष) 
“काम में कुशल है”, (यहाँ कुशल शब्द) दक्ष-रूप श्रर्थ में रढ है । (कुणलः की 


].  लक्षणा (म. पा- टि.) 2. ननु कुशं लातीति योगरूढ़ि: (मू. पा. टि.) 
3. ०»शि ० 4, ०>०शि ० 


प्रथम: प्रकाश: 85 


योग-रूढि है---ननु कुश लाति इति) | व्यडूग्य के ग्रूढ (दुर्शेय, सहृदयकगम्य) और 
अगुढ़ (स्पष्ट, सवजनसंवेशय) होने से श्रयोजनवती लक्षणा दो प्रकार की होती है । 
यहाँ गृढ व्यक्ृग्य का उदाहरण है-- 

अमृत में स्तान किया हुआ, शरद ऋतु के चन्द्रमा की कान्तियों से विकसित 
हास्य-युक्त वाला का मुख कामदेव के भी मद को उत्पन्न करने वाला है ॥। 3 ॥ 


यहाँ कृत-मज्जन, उत्कीर्ण और विकसित पदों का व्यडग्य गूढ है । अगुढ- 
व्यडम्य जैसे-- 

अबलाएँ ऐसी सुरत-क्रीड़ा कामदेव से शीघ्र ही पढ़ लेती हैं, जिसमें अलकों 
में गुथे कुसुम हिलकर बिखरते हैं तथा मधुर हुंकृतियों से नेत्रों के कोर चंचल हो 
उठते हैं ॥ 4 || 


यहाँ “पठन्ति” (पढ़ लेती हैं) पद अगूढ है । 


इस प्रकार लक्षणादृत्ति के द्वारा “तात्पर्यानुपपत्ति” से उत्पन्न होने वाला 
शब्द लाक्षणिक है (अर्थात्‌ 'तात्पर्यातुपपत्ति” लक्षणा का बीज है और लक्षणा का 
ग्राश्नयभूत शब्द लाक्षरितक शब्द कहलाता है) ॥ सू. 6 ॥ 


यहाँ बृत्ति से तात्पय॑ है-लक्षणादत्ति । “'तात्पययनुपपत्ति” अथवा 
“अ्रन्वयानुपपत्ति ” लक्षणा का बीज है । 


व्यञ्जनामाह-- 
वृत्तिहयविरामोत्था रसाद्युद्बोधनक्षमा । 
व्यह्जना ॥ सू. 7 ॥। 


तलिने पश्य शयानं अभ्रमरीयुयम्‌ ॥। 


वृत्तिदयं चाभिधालक्षणास्यम्‌ । तत्र प्रयोजनप्रतिपत्तये लक्षणा- 
प्रयोगेषपि यद्व यापारं बिना न तत्प्रतीति: सा च साः वृत्ति: । 
न हि तटादो पावनत्वादिः प्रतीतावषि ततन्न गद्भादिशब्दसद्धू ता- 


5भावादमिधाव्यापार: । तथा लक्षणावीजस्याभावाल्लक्षणाव्यापार: 
नास्ति । 


तथा च गज्भाशब्द: प्रवाह एव सवाधो, न तटे । तच्च० न मुख्यो<रथ :, 
नापि बाधा, न च तयोल॑क्षणीये: पावनत्वाद्ये: सम्बन्ध: । प्रयोजने लक्ष्ये- 





. व्यञ्जना (मू. पा. टि.) 
अभिधा 2. 


शैत्य (मू. पा. टि.) 
3. तटम्‌ (मू. पा. दि.) 


86 काव्यालोक: 


5पि न प्रयोजनान्तरम्‌ । गद्भाशब्दस्तटमिव न च प्रयोजन प्रतिपादयि- 
तुमीप्टे येन स्थात्‌ । 


[7व | नापि विशिष्टलक्षणाव्यापार: ज्ञानविषयफलयोरन्यत्वात्‌ । अन्यथा 
व्यञ्जनाव्यापारगम्ये प्रयोजने प्रयोजनवतीलक्षणोव नोपात्ता स्थात। 
अतएव-- 

सड्कुचन्त्येव वाक्शक्ति: क्वचिदर्थसर्माथका ॥ सू. 8 ॥ 

क्रीडितं ब्रीडितं काले हारि हा हरिणीदश: ।। 
व्यञ्जना-वृत्ति-- 

व्यञ्जना-बृत्ति का लक्षण कहते हैं-- 

वृत्तिदय (अभिषादृत्ति श्रथवा लक्षणादृत्ति) के विराम पर उत्पन्न होने 
वाली व्यञ्जनावृत्ति रसादि का उदवोधन करने में समर्थ होती है ॥ सू. 7 ॥ 
जैसे--कमल पर सोते हुए भ्रमरीयुगल को देखो । 

वृत्तिदय हैं-पअभिघा और लक्षणा नाम की दो दृत्तियाँ। लक्षणा के प्रयोग 
में भी प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिस (व्यञ्जना) व्यापार के बिना उस (प्रयोजन) 
की प्रतीति नहीं हो सकती, वह द्वत्ति व्यज्जना-बृत्ति ही होती है । 
लक्षणामूला ध्वनि में प्रयोजन-प्रतीति के लिए व्यजजना की श्रपरिहार्यता-- 

(“गद्भायां घोष:” में) तट आदि में शैत्यपावनत्वादि धर्मों की प्रतीति 
होती है फिर भी वहाँ ग्रद्भादि शब्दों का संकेतग्रह नहीं होने से भ्रभिधाव्यापार 
(अ्भिषा के द्वारा उसका ज्ञान) नहीं है । उसी प्रकार लक्षणा के बीज का श्रभाव 
होने से लक्षणा-व्यापार भी नहीं है । 

जैसे (“गज्भायां घोष: इस उदाहरण में गद्भा जलग्रवाह स्वरूपा है श्रौर 
उस जलप्रवाह पर घोष नहीं रह सकता अतः घोष का आधार बनने के लिए) 
गड्भा शब्द जलप्रवाहरूप अर्थ में ही वाधित होता है। (“गज्भातटे घोष: कहने 
पर तट पर घोष रहता है श्रत:) तट अर्थ में वाघित नहीं होता । 

(गद्भाशब्द से तठरूप अर्थ की प्रतीति होने के पश्चात्‌ शैत्यपावनत्वादि 
धर्मों की प्रतीति होती है । बदि शैत्यपावनत्वादि घर्मो को लक्ष्यार्थ माना जाये तो 
उससे पूर्व उपस्थित होने वाला तःरूप अर्थ मुख्यार्थ होना चाहिये) पर तट (गज्भा 
प़ब्द का लक्ष्यार्थ है) मुच्यार्थ नहीं । (यदि तट को मुख्यार्थ मान भी लिया जाये 
तो लक्षणा होने के पूर्व उसका बाघ होना चाहिये पर यहाँ) उसका बाघ भी नहीं 
होता (क्योंकि तट पर घोष रहता ही है) 

(लक्षणा का दितीय हेतु है कि लक्ष्या्थ का मुख्यार्थ के साथ सम्बन्ध होना 
चाहिये | शैत्य-पावनत्वादि को लक्ष्या्थ माना जाये तो तट मुख्याथं होगा पर) 





प्रथम: अकाश: हा 


उन दोनों (तट तथा घोष) का लक्षणीय पावनत्वादि से सम्बन्ध नहीं है (शैत्य- 
पावनत्वादि का सम्बन्ध तो जलप्रवाह से है) । 


(लक्षणा का तृतीय हेतु है--रूढि अ्रथवा प्रयोजन । छूढि से शैत्यपावन- 
त्वादि का बोध नहीं हो सकता । यदि शैत्य-पावनत्वादि) प्रयोजन को लक्ष्यार्थ 
माना जाये (तो उसमें अन्य प्रयोजन मानना होगा पर यहाँ) तो कोई अन्य प्रयो- 
जन नहीं माना जा सकता । 


और गज्भा शब्द तट के समान प्रयोजन का प्रतिपादन करने में असमर्थ 
(स्खलद्‌गति) भी नहीं है । (गद्भा शब्द मुख्याथंबाघ आ्रादि से तट का बोध कराते 
हैं । श्रतः वह तटरूप अर्थ के बोधन में स्खलद्गति हैं, पर मुख्यार्थबाघ आदि के 
बिना ही गद्भाशब्द शैत्यादि के प्रतिपादन में समर्थ है । पर तट प्रयोजन का 
प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है । अत: लक्षणा के हेतु नहीं होने से प्रयोजन को 
लक्ष्यार्थ नहीं माना जा सकता) । 


(एक अन्य विचार है कि लक्षणा केवल तट का नहीं, अ्रपितु शत्यपावन- 
त्वादि प्रयोजन-विशिष्ट तट का बोध कराती है, श्रत: प्रयोजन की सिद्धि के लिए 
लक्षणामूलाव्यञ्जना की आवश्यकता नहीं है | परन्तु) यह विशिष्टलक्षणाव्यापार 
उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञान का विषय और ज्ञान का फल भिन्न-भिन्न होता है । 
(यहाँ लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय तट है और उसका फल शैत्यपावनत्व आादि का 
बोध है, अतः ये तट और शैत्यादि भिन्न-भिन्न होने से विशिष्ट में लक्षणा नहीं हो 
सकती ।) विशिष्ट लक्षणा मानने प्र व्यञ्जना-व्यापार से गम्य प्रयोजनवाली 
प्रयोजनवती लक्षणा ही स्वीकृत नहीं होगी । श्रतएव-- ५ 

वावशक्ति (अभिधा आदि शक्ति के) शान्त हो जाने पर (अपना-अपना कार्ये 


कर लेने से क्षीण-सामर्थ्य हो जाने पर) किसी अन्य अर्थ का बोध कराने वाली 
व्यञ्जनाशक्ति होती है ॥ सू. 8 ॥॥ 


जैसे- हा ! (आज याद आता है कि) मृगलोचनी की (विश्रम) क्रीड़ा और 
त्रीडा (सम्भोग) काल में कितनी मनोहारिणी थी । 


शब्दशक्तिमूलध्वनौ प्राकरणिके नियन्त्रितमप्राकृतेड्ल छ्वा रादौ 
ग्रभिधामूलव्यञ्जनयव । हरिणीदृश:! सादृश्याभिव्यञ्जितहरिणीद्श: हा: 
इति स्मरणालज्डारव्यड्ग्यप्रतीति: | पुन: स एव-- 

शब्द: प्रचण्डतामेत्य परिणयामसनोहरः । 

क्वचित्सुखाय सर्वेषासपराज्न दिनं यथा ॥ सू. 49 ॥ 





[. मृगीनेत्रस्य (म. पा. टि.) 


88 काव्यालोकः 


वाच्यवेचित्यं प्रदर्शापि परिणाममनोहरो व्यञ्जनायैव । एकस्यै- 
वाह्नः परिणामरमणीयता सुकुमारबुद्धीनो! सौकुमाय्यप्रदर्शनेन शब्दोउप्य- 
लद्भारादिना परिणम्याह्वादकारणम्‌ ” । परिणतिरिवाह्लः सुखायेति 
वाच्ये अपराह्न दिनं यथेति पदानां इवार्थपरिणामेन दिवसपरिणति- 
लेक्ष्या सौकुमार्य पुनस्वतवृत्त्येव लक्षणाविरामे । 


अभिधामूला शब्दशक्त्युत्यध्वनि में व्यज्जना की श्रनिवार्यता-- 


शब्दशक्तिमूलध्वनि (अभिघामूल शब्दशक्त्युत्थ ध्वनि ) में (अनेकार्थक शब्द) 
प्रकरण आदि वशात्‌ (एकार्थ में) नियन्त्रित हो जाने पर (वस्तुध्वनि में) श्रप्राकृत 
(अन्य श्रर्थ की ध्रतीति) तथा (अलझ्भार ध्वनि में प्राकरशिक तथा श्रप्राकरणिक 
श्र्थों का उपमानोपमेयमभाव आदि) अलकछ्धार भी अभिषधामूला व्यञम्जना से ही 
वोधित हो सकता है । “हरिणी के समान नेत्रों वाली” इस पद में सादृश्य से 
ग्रभिव्यण्जित “मरगनयनी' सुन्दरी की और “हा” इस पद से स्मरणालद्धाररूप 
व्यकग्य की प्रतीति होती है । 


पुन: वही (अभिधामूला व्यञ्जना)-- 


कहीं-कहीं शब्द प्रचण्डता को प्राप्त करके भी यदि परिणाम (परिणति) में 
मनोहर हो तो सभी के लिए उसी प्रकार सुखद होता है जैसे अन्तिम प्रहर में दिन 
सभी के सुख के लिए होता है ॥। सू. 9 ॥। 


वाच्य-वैचित्र्य का प्रदर्शन होने पर भी शब्द व्यञ्जना के द्वारा ही परिणाम 
(अर्थ) में मनोहर होता है । एक ही दिन को परिणाम में रमणीयता (की तरह) 
सुकुमार बुद्धिवालों के लिए सुकुमारता (मनोहरता) के प्रदर्शन से शब्द भी श्रल- 
क्लार आदि के द्वारा परिणमित होकर आह्लाद का कारण होता है। दिन की 
परिणति (अ्रन्तिम प्रहर की वेला) सुखकारी है, (कारिका में) इस प्रकार कहने पर 
“जैसे अपराह्त में दिन! इन पदों की तरह अ्र्थपरिणाम द्वारा दिवस-परिणति 
लक्षित होती है | सुकुमारता मी पुन: उसी व्यञ्जना द्वत्ति से ही लक्षणा का 
विराम (अर्थात्‌ प्रयोजन सिद्ध) होने पर लक्षित होती है । 


अ्रलक्षितो5पि शब्देन लक्ष्यतेष्थ: क्वचिद्यथा ॥ सु. 20 ॥। 
(8 अ) स्वाभावकु/टिलेः कान्‍्ता मनो गृह्लाति वीक्षितः ॥ 


कुटिललं वीक्षितानां मनोग्रहणेन ततश्च निजेतरमनो ग्रहणसामान्यं 


2, ० वुद्धीनां 2. ० ल्हादकारणम्‌ 


प्रथम: प्रकाश: 89 


विनैव स्वभावकुटिलपदादुपस्थाप्यमान तदाक्षिप्ताशयत्व! न लक्षणा- 
विषय 
प्रर्थान्‍्तरस्मृतेः शब्दः व्वचिद्याति पराथताम्‌ । 
देशकालादिवैशिष्दये यथोदेति दिचाकर:।॥॥। सू. 24 ॥। 


शब्दस्यार्थान्तरस्मृते: परार्थता देशवैशिष्ट्ये कालवेशिष्टयेवा 
ताभिधालक्षणयोविषयः: । कालवेशिष्ट्यमुदाहरति “यथोदेति दिवा- 
कर: ” | देशवेशिष्ट्ये यथा-- 


स्मरणात्‌ कालियारातेशविषज्वालेव त्ताम्यति । 
अपनीतापि कालिन्दीकूले कालियकालिमा ॥ 5 ॥ 


कहीं पर शब्द के द्वारा अलक्षित शर्ण भी लक्षित होता है ॥ सू. 20 ॥॥ 

जैसे--कानन्‍्ता स्वभाव से कुटिल दृष्टिपातों के द्वारा मनन को आकर्षित 
करती है। 

दृष्टिपातों की कुटिलता देखने वालों के मनोग्रहण से और तब अपने से 
भिन्न (दूसरे के) सामान्य मनोग्रहण (सतत को आकर्षित करने) के बिना ही “'स्व- 
भाव -कुटिल' पद से उपस्थित होने वाली उस (कुटिलता) से ग्राक्षिप्त आशय 
(माव) लक्षणा का विषय नहीं है (फिर भी लक्षित होता है) । 

अन्य अर्थ की स्मृति से (एक श्रर्थ में प्रसिद्ध) शब्द कहीं पर देशकालादि के 
वैशिष्ट्य से दूसरे श्रथे को प्राप्त (्योतित) करता है ॥ सू. 2] ॥| 

जैसे-'उदेति दिवाकरः” (सूर्य उग रहा है) । 

एक श्रथ में प्रसिद्ध शब्द के द्वारा देश के वैशिष्ट्य से श्रथवा काल के 
वेशिष्ट्य से लक्षित श्रन्य (दूसरा) अर्थ अमिधा और लक्षणा का विषय नहीं है । 
काल-वेशिष्ट्य का उदाहरण जैसे-“उदेति दिवाकरः (सूय्ये उग रहा है) । 
देशवेशिष्ट्य का उदाहरण जैसे--- 

कालिन्दी (यमुत्रा) के तट से कालिय (नामक सर्प) की कालिमा (कालापन) 
दूर हो गई है फिर भी कालिय नामक सर्प का दमन करने वाले कृष्ण के स्मरण 
से मानो विष की ज्वाला पीड़ा उत्पन्न कर रही है (दुःखी कर रही है) ॥। 5 ॥ 


उदाहरति-“नलिने पश्ये”ति । अत्र तिर्यक्‌ृशशयनव्यज््जितविजनत्वोद- 


. तयाक्षिप्ताशयत्वम्‌ (मू. पा. टि.) 
2. कृष्णस्य (सू्‌. पा. टि.) 
[, पशु (मू. पा. टि.) 


90 काव्यालोक: 


दीपितो रसादिरनान्यव्यापारमम्य: । न हि रसादिपदेन श्वद्भारादिपदेन 
वा रसो5भिघीयते विभावानुभावाद्यन्वयव्यतिरेकास्यां तत्पतीतेव्यडग्यरूप- 
त्वात्‌ । 
अतएव--- 
व्यक्तोडपि व्यक्तिमेत्यन्यां शब्दः शक्तिहये यथा ॥। सू. 22 ॥ 
निष्कम्पिनि वने पश्य वलाका रमतेम्वुनि ।। 

[8 व] अन्र वनस्य निष्कम्पवेन विजनत्वं, ततश्च&विभकक्‍त्या 
विहाराधारत्वप्रतीति: । वलाकाजलकेलिविलोकनव्याजेन नायके समुद्‌- 
भाव्यमानरसस्तादुक्‌ शब्दमहिम्ना व्यकत्यन्तरोद्गाररूप इति | 
रसादि को प्रतीति के लिए व्यञ्जना प्रनिवार्य 

(अन्य) उदाहरण देते हैं-“नलिने पश्य” (कमल पर देखो), यहाँ पर पशु- 
शयन से व्यड्ज्जित विजनत्व (एकान्त) से उद्दीपित रसादि (व्यञ्जना के अतिरिक्त) 
प्रन्य व्यापार से गम्य नहीं है । रसादि पद से अथवा शज्धारादि पद से रस अश्रभि- 
हिंत नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभावानुभावादि के द्वारा अन्वय-व्यतिरेक से 
उसकी (रस की) प्रतीति व्यड्-ग्यरूप में होती है । 

अतएव--- 

शक्तिद्य (श्रभिधाशक्ति और लक्षणा शक्ति) होने पर भी अभिव्यक्त हुझ्ना 
शब्द भ्रन्य (अर्थ की) श्रभिव्यक्ति को प्राप्त होता है ॥। सू. 22 ।। 

जैसे-देखो ! निष्कम्प वन में जल में वलाका (वगुलिया) रमणकर रही है। 

यहाँ वन की निष्कम्पता से (स्थान का) जनरहिंत होना (व्यञ्जना से 
सूचित होता है) शौर तब “बने” में सप्तमी विभक्ति के द्वारा विहार के स्राधारत्व 


की (यह स्थान विहार के योग्य है, यह) प्रतीति होती है । वलाका की जलकेलि 
को देखने के बहाने से नायक में उत्पन्न होता हुआ रस, इस प्रकार की शब्दमहिमा 
के द्वारा दूसरी अभिव्यक्ति का उदयाररूप है | 
कि चाहु:-- 
वोद्ध स्वरूपसंख्यानिमित्तकार्य्य॑प्रती तिकालानाम्‌ । 
आ्राश्नयविपयादीनां भेदाद्भिन्नोडभिघेयतो व्यडूग्य : ।। 
ग्रयमर्थ: वाच्यलक्ष्यार्थयो:ः पदतदर्थमात्रवेदनचतुरे: सहृदयेरेव 
वोद्ध भेद: | क्वचिद्वाच्ये विधिरूपे निपेघरूप: क्वचिच्च निपेधे विधिरूप:। 
यथा--- 
उत्कम्पिनी तनुलता हारहारिपयोघरा? । 
गतासि सरसीः स्नातु न गतास्यघमान्तिकम्‌ ।। 6 |) 


8. वाच्यलिगार्थयो: 
हारेण हारिणी पयोवरो यस्या: (मू. पा. टि.) 


8 


प्रथम: प्रकाश: 9 


ग्रत्र गतासि न गतासीति । 

तत्तद्वोधभेदाद्वाच्यैकत्वेडपि “गतो5स्तमक” इत्यादौ संख्याभेदः । 
प्रतीतिमात्राच्वमत्कारकरणाच्च काय्येभेद: । 
केवलरूपतया चमत्कारितया च प्रतीतिभेदः । 
पूर्व॑पश्चादभावेन कालभेद: । 
शब्दघटनात्वेताश्रय भेद: । 

विषयश्नेदाच्च प्रतीयमानव्यहस्यार्थप्रतीतिर्नाभिधालक्षणयोचिषय: । 


श्रभिधावृत्ति से व्यअ्जना का भेद-- 

“साहित्यदपेण' में कहा गया है--- 

बोद्धा, स्वरूप, संख्या, निमित्त, कार्य, प्रतीति, काल, आश्रय. और विषय 
आदि की भिन्नता के कारण व्यह्ूग्य, अभिवेय (वाच्यार्थ) से भिन्न है । 


. बोद्धाभिद--यह व्य ड्ग्यार्थ वाच्याथें और लक्ष्यार्थ के पद और पदार्थ 
मात्र का ज्ञान रखने वाले निपुण सहृदयों द्वारा जाना जाता है, श्रतः बोद्धा के भेद 
से व्यड्ग्या्थ वाच्यार्थ से भिन्न होता है । 

2. स्वरूप भेद--कहीं पर वाच्यार्थ के विधिरूप होने पर (व्यड्म्याथ) 
निषेध रूप होता है और कहीं पर (वाच्यार्थ के) निषेघरूप होने पर (व्यड्ग्यार्थ) 
विधिरूप होता है, जैसे-- 

(दूती के प्रति नायिका का कथन-) हार के कारण सतोहारी पयोधरों 
वाली तुम्हारी तनुलता काँप रही है! तुम सरोवर में स्तान करने गयी थीं, 
उस अधम (नायक) के पास नहीं ॥॥6॥। 


यहाँ पर “सरोवर में स्नान करने गयी थी, उस अ्धम के पास नहीं” (इस 
निषेधरूप वाच्यार्थ से “तुम उस श्रधम के पास अवश्य गयी थीं,” यह विधिरूप 
व्यड्ग्यार्थ अभिव्यक्त हो रहा है, ग्रतः स्वरूप-भेद है) । 


3. संख्याभेद--वाच्यार्थ सभी ज्ञाताश्रों के प्रति एक रूप होने पर भी 
“गतोध्स्तमके:” “सूर्य छिप गया है” इत्यादि में (प्रकरण, वक्ता, बोद्धा श्रादि की 
सहायता से भिन्न-भिन्न स्थलों पर अ्रनन्त प्रकार का व्यडम्य अर्थ प्रतीत होता है। 
श्रतः वाच्यार्थ और व्यक्ग्यार्थ की) संख्या में भेद होता है। 


4. कार्य-भेद--वाच्यार्थ से केवल वस्तु का ज्ञान होता है और व्यह्यार्थ 
से चत्मकार उत्पन्न होता है, भ्रतः दोनों में कार्य-भेद है । 


5. प्रतीति-मेद--वाच्यार्थ से केवल वस्तुरूप की प्रतीति होती है और 
व्यद्ुग्यार्थ से चमत्कार की, अतः दोनों की प्रतीति में भी भिन्नता है। 


92 काव्यालोकः 


6. काल-भेद--वाच्य अर्थ पहले प्रतीत होता है और व्यड्ूग्य अर्थ बाद में, 
ग्रतः दोनों में काल का मी भेद है। 


7. प्राश्नय-्भेद--वाच्य केवल शब्दों में आश्रित रहता है, परन्तु व्यह्ूग्य 
(शब्द में, शब्द के किसी एक देश में, अ्रथ में, वर्ण में ग्रथवा) घटना में भी रह 
सकता है झतः दोनों के आश्रय में भी भिन्‍नता है। 

8, विपय-भेद--श्रौर विपय का भेद होने से प्रतीयमान व्यड्र्यार्थ की 
प्रतीति अभिषा श्रथवा लक्षणा के द्वारा नहीं हो सकती । 

व्यण्ज्जनानड्धीकारे “काव्यं रसयती” त्यादो रसप्रती तेरानुभविकाया: 

(9भ्र) &शाब्दव व्याकोपश्च।  नापि तात्पर्यार्थ:? 
तद्द ते: संसगंमात्रोपक्षीण॒त्वात्‌ 

तथाहि-यत्पदं यत्पदार्थेन यारशान्वयवोधजनकं॑ तस्य तेन समभिव्या- 

हारातू एकपदार्थ पदार्थान्तरसंसगत्?ः पदजन्यपदार्थों+स्थितेरपदार्थो5पि 
वाक्यर्थतया तात्पर्यार्थ इत्याभिहितान्वयवाद:/ ।. अ्न्वितस्य व 
पदार्थस्याभिधानादन्वित एवं इत्यन्विताभिधानपक्ष:4 उभयत्रापि घटकर्म- 
कानयनादिस्वरूप एवं विशेषवपुद रे पुनस्तत्प्रययानन्तरमर्थान्तरप्रतीतौ 
तु व्यञ्जनयव निर्वाह: । 
प्रभिहितान्वयवाद श्रौर अन्विताभिधानवाद में व्यक्जना--- 

व्यञ्जना को अजद्भीकार (स्वीकार) नहीं करने पर “काव्य का भ्रास्वाद 
करता है”---इत्यादि वाक्य में अश्रनुभवसिद्ध रस-प्रतीति में वाघा आती है, क्‍योंकि 
“शब्द ही काव्य है”--यह विचार बाघित होता है (काव्य के शाब्दत्व में व्याकोप 
उत्पन्त होता है) । यहाँ तात्पयास्या भी नहीं है, क्योंकि (मीमांसकों का मत है 
कि) तात्पर्याख्या दृत्ति तो पदार्थों के संसगंमात्र से ही उपक्षीण हो जाती है । 

(तात्पर्या्व-प्रसंग में मीमांसकों के मत दो मत हैं--अ्रभिहितान्वयवाद भौर 
प्रन्वितासिघानवाद ।) जैसे कि जो पद, जिस पद द्वारा जिस प्रकार के अ्रन्वयवोध 
का जनक होता है, उसका उसके द्वारा समभिव्याहार होने से, एक पदार्थ में दूसरे 
पदाथे के संसरग से पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति होने से, अपदार्थ भी वाक्य का 
अर्थ होने के कारण तात्पर्यार्थ होता है, यह अभिहितान्वववाद (मीमांसकों का 


आकांक्षायोग्यतासन्निधिभि: प्रतिपादा तात्पर्यार्थद्धत्ति: (मू. पा. दि.) 
० ग्रात्‌ 
मीमांसकानां मतम्‌ (मू. पा. टि) 
वेदल्तिनां मतमिदम्‌ (मू. पा, टि.) 


मी थे 


प्रथम: प्रकाश: 93 


मत) है। अन्वित पदार्थ का ही भ्रभिधान (अभिधा द्वारा बोध ) होने से अच्वित 
ही (अर्थ भ्रभिधा से उपस्थित) तात्पर्यार्थ होता है, यह ग्रन्विताभिधानवादियों 
(वेदान्तियों) का मत है। दोनों ही स्थानों पर घटकर्म का आनयनादि स्वरूप ही 
विशेष-वपु वाक्‍्यार्थ होता है। पुनः उसकी प्रतीति के पश्चात्‌ (उपस्थित होने 
वाले) श्र्थान्तर (व्यद्ग्यार्थ) की प्रतीति उससे नहीं हो सकती, उस श्रर्थ की 
प्रतीति के लिए व्यञ्जना को ही स्वीकार करना पड़ेगा । 


सा व दिधा--- 


शाब्यनेकार्थशब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिति! । 
संयोगा्् रवाच्यार्थ ॥सू-23॥ 
सवज्यो वृत्रहा यथा ॥। 


तत्र संयोगे “सबजों वृत्रह्म” । आ्राद्य रित्युपलक्षणम्‌ । वियोगे “अवज्यो 
वृत्रहा” । साहचर्ये “रामक्ृष्णौ” रामो बलदेव:। विरोधे “रामाजु नौ” 
रामो भाग॑व: अजु नः कात्तेवीये: । भ्र्थं “स्थाण' वन्दे” स्थाण: शिव: । 
प्रकरण “स्व जानाति देव:” देवो भवान्‌ । लिज्भ “कुपितो मकरध्वज 
[9ब | मकरध्वज: काम: । अन्यसबन्विधो “देव: पुराराति:” /देव: शिव: । 
सामथ्य “मधुना मत्त: पिकः” मधुवेसन्त: । औचिती “प्रमत्ता मधुना 
वधू: । देशे “ब्रजेढसौ परमेश्वर: “अ्रसौ नन्‍्द: । काले “चित्रभानुविभाति” 
अत्र दिने5कें: निशि वहि नः । व्यक्तो “भाति रथाद्भम्‌ृ” नपुसकव्यक्त्या 
चक्रम्‌ । स्वरो बेद एवं । 


व्यञ्जना के भेद--- 
वह (व्यञ्जना) दो प्रकार की है | 
शाबदी व्यअझजना--- 


संयोग आदि के द्वारा जहाँ अनेकार्थक शब्द के वाचकत्व (किसी एक श्रथे ) 
में नियन्त्रित होने जाने पर (उससे भिन्न) अवाच्य अर्थ (व्यञ्जना से) प्रतीत 
होता है, वह शाब्दी (अ्रभिधामूला) व्यञ्जना कहलाती है ।सू. 23॥। 

जेसे-“वज्ञ सहित इत्रनाशक” (इन्द्र) 


3.  ०न्तिते 


2,  मद्यन (मू. पा. टि,) 


94 काव्यालोंकः 


वजन सहित बृत्रहा, यहाँ संयोग से (उत्रहा शब्द इन्द्र अर्थ में नियन्त्रित 
होता है) | “आदि” पद उपलक्षण है (अर्थात्‌ संयोग के साथ-साथ अन्य का भी 
बोधक है) । “वज्भरहित छत्रहा” यहाँ वियोग के कारण (बृनहा शब्द इन्द्र अर्थ 
में नियन्त्रित होता है । “रामकृष्ण” (इस प्रयोग में) साहचर्य के कारण “राम” 
शब्द बलदेव अर्थ में (नियन्त्रित होता है) । “रामाजु नौ” में विरोध के कारण 
“राम” शब्द परशुराम तथा “अजुन” कात्तवीयें अजुन (अर्थ में नियन्त्रित 
होता) है। “स्थाणू को प्रणाम करता हूं” यहाँ स्थाणु शब्द प्रयोजन रूप अर्थ 
के कारण शिव में नियन्त्रित होता है । “देव सव जानते हैं” यहाँ प्रकरण से देव 
शब्द “आप” अर्थ में (नियन्त्रित हो जाता) है। “मकरध्वज कुपित हो रहा है” 
यहाँ लिज्भ (अर्थात्‌ कोपरूप चिह्न से) “मकरघ्वज” पद का अर्थ कामदेव ([समें 
में नियन्त्रित हो जाता ) है। “पुरारि देव” यहाँ (पुराराति देव) भन्‍्य शब्द के 
सन्निधान के कारण (अनेकार्थक) “देव” शब्द शिव (अर्थ में नियन्त्रित होता 
हैं) । “कोयल मघु से मत्त हो रही है” (कोयल को मत्त करने की सामर्थ्य 
बसन्त में होने से) सामर्थ्य से “मधु” शब्द वसन्‍्त (अर्थ में नियन्त्रित हो जाता 
है) । “मधु (मद्य) से प्रमत्ता” यहाँ ओचित्य के कारण प्रमत्ता शब्द वधू (अर्थ 
में नियन्त्रित होता है) । “ब्रज में वह परमेश्वर है”, यहाँ देश के कारण “असौ” 
पद नन्द अर्थ में (नियन्त्रित होता है) । “चित्रमानु चमक रहा है”, यहाँ काल 
के कारण (अनेकार्थंक) “चित्रभानु” शब्द दिन में सूर्य अर्थ में और रात्रि में 
अग्नि अर्थ में (नियन्त्रित हो जाता) है। “रथाड्र सुशोभित हो रहा है(पुल्लिज्भ 
स्त्रीलिड्र आदि रूप) व्यक्ति के कारण यहाँ नपुसकलिज्] में प्रयुक्त 'रथाड्भ 
शब्द चक्र अर्थ में नियन्त्रित है | वेद में ही स्वर अर्थ-विरोध का बोधक होता है । 


आर्थी-- 


वकत्रादिवेशिष्ट्यादर्थस्यान्याथंमाविनी ॥सू.24॥। 

नाधमस्यान्तिक तस्थ गता विक्रीडितु' जले ।। 

अन्न तु प्रतिपाद्य दृतिवेशिष्ट्याद्रन्तुमिति व्यड्ग्यम्‌ । 
आहुश्च-- 

वक्‍तृवोधव्यवाक्यानामन्यसबन्निधिवाच्ययो: । 

प्रस्तावदेशकालानां काकोश्चेष्टादिकस्य च । 

वैशिष्ट्यादन्यमर्थ या वोधवयेत्साअर्थसंभवा । 


प्रथम: प्रकाश: 95: 


पतिदू रे केलीसदनमिदमुन्मत्तमधुपं 

वर्न वात्या) मन्‍्दं मदयति मनो मन्मथसखः । 
वसन्तप्रारंभ मलयमरुदालम्वितधनु- 

मेमनोभू: कि कुम्मं: कथय भवती नोत्तरयति ॥7॥। 


अन्र वक्‍तृवाक्यप्रस्तावदेशकालादिवैशिष्ट्यमू । अन्यसन्निधिवैशिष्ट्ये यथा 
“तनिष्कम्पिनि वने पश्ये'ति । 
श्रार्थी व्यज्जना--- 

(व्यज्जना द्वत्ति दो प्रकार होती है--() शाब्दी व्यञ्जना औरु 
(2) आर्थी व्यञ्जना । शाब्दी व्यञ्जना के भी दो भेद होते हैं-() अभिधामूला 
व्यञ्जना और (2) लक्षणामूला व्यञ्जना । शाव्दी व्यञ्जना के इन दोनों भेदों 
का निरूपण किया जा चुका है। अब आर्थी व्यञजवा का निरूपणय किया जा 
रहा है-) 

वक्ता आदि के वैशिष्ट्य से अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला अर्थ का 
व्यापार आर्थी व्यञज्जना कहा जाता है ॥सू.24।। 


जैसे-तुम उस अधम के समीप नहीं, जल में स्तान करने गयी थीं । 

यहाँ प्रतिपाद्य (बर्णित) दूती के वैशिष्ट्य से “रमण करने के लिये” यह 
व्यडुग्य है । 

और कहते हैं--- 


() वक्ता, (2) बोदव्य, (3) वाक्य, (4) अन्यसन्निधि, /5) वाच्य, 
( 6) प्रस्ताव, (7) देश, (8) काल, (9) काकु और (0) चेष्टादि के 
वेशिष्ट्य से जो अन्य अर्थ को वोधित कराती है, अर्थ से उत्पन्न वह “आर्थी 
व्यञ्जना” है। 

पति दूर है, इस (सुरभित) केली-सदन में उन्मत्त भ्रमर गुजार कर रहे हैं । 
वायु (शीतल पवन) मनन्‍्द गति से वहकर वन को मद-पूरित कर 
रही है और मनन्‍्मथ का सखा (वसन्‍्त) मन को मदोन्‍्मत्त कर रहा है। 
वसन्त का आरम्भ होने पर कामदेव (मनोसव) ने भी सलय-पवन् के धन्तुष को 
वारण कर लिया है। (हम तुम्हीं से पूछते हैं कि इस ऋतु में) हम क्या करें ? 
किन्तु आप तो कोई उत्तर ही नहीं देतीं ॥॥7॥। 





. वाला 


-96 काव्यालोकः 


के वेशिप्टूय में (व्यज्जना) का उदाहरण पूर्वोक्त “निष्कम्पिनि बने पश्य! 


यहाँ वक्ता, वाच्य, प्रस्ताव, देश, काल आ्रादि का वैशिष्ट्य है । अन्यस ब्निधि 
इत्यादि हैं | 


काकुवेशिष्ट्ये यथा-- 
[0मथ्र] गुर अण पसाग्रणाएं वच्चइ वच्चे उ को & णु पडिऊलो । 
अह घुम्मह घणशसमगम्मि किए आणामि णेहिज्ज ॥॥8॥॥7 
अत्र नैष्यति न जानामीति वेःपरीत्यार्थप्रत्यायकम्‌ | 
स्मितमुद्रितपाशिपद्धुजं विकसन्नौलविलोचनोत्पलम्‌ । 
अपसारितकुन्तलाननं॑ निजसंकेतमियं” व्यवस्यति ।॥॥9॥॥ 
श्न्न सन्ध्याससू तकालश्चेष्टया व्यज्यते । 
एतेन वाचकलाक्षणिकव्यञ्जकानां शब्दानां वाच्यलक्ष्यव्यडग्यात्मा 
लोकोत्तराह्वादको वेशिष्ट्येनार्थो5पि व्याख्यात: | व्यञ्जकत्वं तु सर्वेषां 
समम्‌ । तत्र वाच्यार्थस्य “पतिदू रे” इत्यत्न लक्ष्यार्थस्य “स्वभावकुटिले-” 
रित्यत्र व्यड्ग्यस्य “निष्कस्पिनि वने पश्य' इत्यत्र । 
काकु की विशिष्टता होने पर व्यज्जना जैसे-- 
ग्रुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए जाते हो तो जाओ, कौन (आपसे) 
प्रतिकूल है ? इस वरसती हुई वर्षा-ऋतु में क्या मैं नहीं जानती कि तुम नहीं 
आओगे ॥8॥ 


यहाँ पर “नैष्यति न जानामि”--यह विपरीत प्रर्थ (तुम श्रवश्य आश्रोगे 
इस प्रर्थ) का बोध कराने वाला है । 


(अपने) हस्तकमल को कुछ खिली और कुछ मु दी हुयी मुद्रा में किये हुए 
नील नेत्र-कमल को विकसित करती हुई, मुख पर से घने बालों को हटाती हुई 
यह (बाला) अपने सद्धत को बताती है ॥9॥। 


.. गुरुजनप्रसादनया ब्रजसि ब्रजस्व को नु प्रतिकूल: । 
अथ घृममासण्यधनसभये कि न जानापि नेष्यसि ॥॥ 
एप्यसीत्येवेत्यथं: (मू. पा. टि.) 

2. विप० 

3. वाला ([म्‌. पा. दि.) 


प्रथम: प्रकाश: फ्प 


यहाँ संध्या-समय संकेतकाल है-यह चेष्टा से व्यज्य्जित होता है । 

इस प्रकार वाचक, लाक्षरिक और व्यज्जक शब्दों का वाच्यलक्ष्य- 
व्यड्ग्यात्मक लोकोत्तराह लाद अर्थ सी विशिष्टता से वर्णित किया जा चुका है । 
सभी (शब्दों) की व्यम्जकता समान ही है| यहाँ वाच्यार्थ का 'पतिदृ रे! इत्यादि, 
लक्ष्यार्थ का 'स्वभावकुटिले:' इत्यादि और व्यड्ग्यार्थ का 'निष्कम्पिति बने पश्य' 
इत्यादि उदाहरण है। 

तदेव॑ काव्यशरीरमशिधाय काव्यभेदानाह-- 

उत्तम ध्वनिवेशिष्टयें ।सू- 25॥ 
व्यहग्यमेव ध्वनिस्तद्विशिष्टता चानतिशयिते वाच्ये । यथा-- 


आगता: सम कुसुमावचयार्थ नन्दनन्‍्दनविहारवने5स्मिनू । 
अस्वुदः स्फुरति सम्प्रति चित्ते भावि कि गुरुजनस्थ न विद्म: ॥॥!0॥। 


[[0ब]) अत्र वाच्यात्‌ू भावि श्रीक्ृष्णसड्भरस्थगनरूपव्यड्स्यस्य 
वैशिष्या & दुत्तमत्वम्‌ । 
यथा वा-- 


प्रियपाणितलं दघार वाला हृदि मन्दं तदवादि सौरभेन । 
दरफुल्लसरोरुहां यदेतज्ज्वलनस्पर्शि विवोधयत्‌ प्रियाक्षि ॥॥!॥। 


अत्र भाविविप्रलम्भ: ध्वनिध्वैन्यन्तरोद्गारे सत्यमुमेवोत्तमोत्तमं 
भेदमामनन्ति | तथाहि ध्वनिस्तावत्‌ प्रियपाणितलस्य हृदि मनन्‍्द॑ धारणेन 
भाविविश्रलम्भसम्भावनया सञ्जातसंज्वरप्रतीति: प्रियस्य भवेत्‌ । तततोडपि 
चपलातिशयोक्त्या मन्दमिति क्रियाविशेषणेन च तस्यातिशयो ध्वन्यच्त- 
रोद्गारविश्वान्त: । पुत्रपि दरफुल्लसरोरुहां सौरभेन तदवादीत्ति 
भविष्यत्सूयोंदयकालीनवियोगव्यक्त्या विरहिण्या: पद्धुजसौरभ सन्‍्ता- 
पायेति व्यक्ति: । पुनश्च ज्वलनस्पर्शीति पाणितलविशेषणेन वियोग- 
वहि नव्याप्तिहं दयस्य व्यज्यते ततश्च ऋटित्यास्फालनक्रियाव्यक्ति: । 


काव्य के सेद--- 
इस प्रकार काव्य-शरीर को कहकर (अब) काव्य के भेदों का वर्णन करते 
उत्तम-काव्य--- 


घ्वनि का वैशिष्ट्य होने पर उत्तम-काव्य होता है । सू.25॥ 


98 काव्यालोक: 


व्यडूग्य ही व्वनि है और वाच्य के अनतिशयित (व्यदूग्य से अधिक 
चमत्कारयुक्त (नई होने पर ही उसकी (व्यडग्य की) विशिष्टता होती है (अर्थात्‌ 
वाच्य की अपेक्षा व्यड्ग्य के अधिक चमत्कारयुक्त होने पर उत्तम-काब्य होता है।) 
जै से--- 

हम कृष्ण के इस क्रीडा-वन में कुसुम चुनने के लिए आई हैं । इस समय 
वावल गरज रहे हैं | गुरुनन के चित्त में आग्रे क्‍या होने वाला है, यह हम नहीं 
जानतीं ॥॥0॥। 


यहाँ वाच्य से श्रीकृष्ण के भावी सम्मिलन को छिपाने रूप व्यड्ग्य की 
विशिष्टता होने से उत्तम काव्य है। अथवा जैसें--- 


बाला ने प्रिय के करतल को हृदय पर धीमे से धारण किया | तभी कुछ- 
कुछ प्रफुल्लित कमलों के सौरम ने यह कहा कि है प्रियाक्षि ! यह हाथ अग्नि 
को स्पर्श करने वाला है ॥ ॥! 


यहाँ भावी विप्रलम्भ ध्वनि में अन्य ध्वनि का उदगार होने पर इसे (काव्य 
का) उत्तमोत्तम भेद कहा जाता है। क्‍योंकि ध्वनि तो यहाँ यह है कि प्रिय 
के पाणितल (हथेली) को हृदय पर घोीरे से घारण करने से प्रिय को भावी 
(आगे होने वाली) विप्रलम्म की सम्भावना से उत्पन्न हुए संज्वर की प्रतीति 
होनी चाहिए | उसके बाद भी चपलातिशयोक्ति से 'मन्दम्‌' इस क्रिया-विशेषण 
हारा उस (घ्वनि) का अतिशय अन्य ध्वनि के उद्गार में विश्वान्त हुआ | फिर “कुछ 
खिले हुए कमलों के सौरम द्वारा वह कह दिया गया/--इस वाक्य से भविष्य में 
होने वाली सूर्योदयकालीन वियोग की अभिव्यक्ति से विरहिणी को कमल का 
सौरभ सन्‍्ताप पहुंचायेगा, यह व्यड्जित होता है। पुनः “ज्वलनस्पर्शी/ इस 
“पारित्तल के विभेषणश” से “हुदय में वियोगानगिन प्राप्त है” यह व्यब्जित होता है 
और उसके पश्चात्‌ शीघ्र ही दूर हटाने की" क्रिया व्यब्ज्जित होती है । 


मध्यमे तच्च मध्यमम्‌ ।सू.26॥॥ 
मध्यमें ध्वनी तच्च काव्यं व्यड्ग्यचमत्काराइसमानाधिकरणे वाच्य- 
चमत्कार इति यावत्‌ | यथा-- 


[|ध्र] करकलितकदम्ब/कन्दुकस्य प्रथमनिरीक्षणलक्षिताननाया: । 
प्रकटयति विवर्णतव भाव॑ तदगामणोेरुचितं ततस्तरुण्या: ॥॥2॥। 


प्रथम: प्रकाश: 99 

अत्र विद्यमानोषपि सुरतचातुरीपरिपोषितानुरागातिशयचमत्कार: 
सद्भू तगमनावलोकनवीःवर्ण्यरूपवाच्यचमत्कृतिजठरनिलीन: । 

अधरस नार्थवैचित््या किन्तु शब्दकगोचरम्‌ धसू-27॥॥ 

शब्दवैचित्रीमात्रगोचरमधमम्‌ । श्र्थचित्रशब्दचित्रयो-“विनिर्गत 
मानदमात्ममन्दिरात्‌,”* 'स्वच्छन्दोच्छलद॒च्छे४““त्यनयोस्तारतम्योपलब्धे: 
शब्दार्थयो: समप्राधान्ये तु मध्यमतैव । 
सध्यम-काव्य--- 

(ध्वनि के) मध्यम होने पर वह मध्यम काव्य होता है ॥सू.26॥ 

ध्वनि के मध्यम होने पर व्यडम्यचमत्कार और वाच्यचमत्कार के श्रसमाता- 
धिकरण होने पर (व्यडग्याथ के वाच्य से अधिक चमत्कारी न होने पर) वाच्य 
चमत्कार के कारण ही वह मध्यम काव्य होता है | जैसे--- 


कदम्ब की सुन्दर गेंद हाथ में लिए हुए तरुणमरित (तरुखश्रेष्) नायक 
को प्रथमबार देखकर लज्जित मुखवाली तरुणी (नायिका) के मुख की विवर्णता 
उसके उचित भाव को प्रकट कर रही है ॥॥2॥। 

यहाँ सुरतचातुरी से फरिफोषित अनुरागातियश का चमत्कार विद्यमान होकर 
भी सद्भी त, गमन, अवलोकन, वैवर्ण्यरूप वाच्य चमत्कार के जठर के भीतर छिप 
गया है । 

अधमस-काव्य--- 

अर्थ की विचित्रता से नहीं (अ्रपितु) शब्दमात्र से प्रकट होने वाला अधम- 
काव्य होता है ।सू.27।। 

शब्दों की विचित्रतामात्र दिखाना अधम काव्य है। (मस्मट के उदाहरण 
रूप में) अ्थंचित्र और शब्दचित्र के 'विनिर्भतं मावदमात्ममन्दिरात्‌” तथा 'स्वच्छ- 
न्दोच्छुलदच्छ' इत्यादि श्लोक दिये हैं। इन दोनों उदाहरणों में तारतम्य 
उपलब्ध होने से शब्द और अर्थ का सम-प्राघान्य होने से ये मध्यम-काव्य के ही 
उदाहरण हैं । 


], ० रबेंट 
2... विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरातू भवत्युपश्नुत्य यदच्छयापि यम्‌ । 
ससम्भ्रमेन्द्रद तपातितार्गला निमीलिताक्षीव भियामरावती । -का. प्र.-, 5 
3. स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा- 
मूच्छेन्मोहमहरषिहविहितस्नानाहि णकाह साय चः। 
भिद्यादुद्यदुदारदढु रदरी दीघादिरिद्वदुम-- 
द्रोहाद्रे कमहोमिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥-का. प्र.-, 4. 


]00 काव्यालोकः 


तत्रार्थचित्र बधा-- 
बदि मवति कथडि्चित्तावकीनो दगन्तः 
प्रसरदरुणरश्मिमंध्यलोकावनीश! । 
प्रतिनिशमपमा नो न्निद्ररक्ताक्षिपदमै- 
रपि रिपुभिरजस्र वीक्ष्यते तन्न मानुः ॥3॥। 


शब्दचित्रे यथा-- 


खण्डिताखण्डला5खण्डपासखण्डोद्दण्डपाण्डवे । 
चण्डदोद॑ण्डकोदण्डपण्डितो&यमकुण्डलः* ॥॥]4॥॥ 


समप्रधानं यथा--- 


सिन्दूरं रचयति रल्लके* वधूनां 
काश्मी रद्रवमुपलिम्पति स्तनान्तः 
लाक्षाभिः पदतलरज्जनं तनोति 

[!ब] प्रातस्त्यस्तपनर तबेव कान्तिपु५रः ॥5॥। 


तदेवमुत्तममध्यमाधमभेदात्काव्यं त्रिविधम्‌ | केचित्तु उत्तमोत्तमं 
अधमाधममपि भेदमिच्छन्ति । तदेतेष्वेवान्त्गंतमिति विविच्य नोक्तम्‌ । 


वहाँ श्र्॑चित्र जेसे--- 

है प्रथ्वीपति ! कदाचित्‌ आपके इहगन्त (नेत्नों के कोने) किसी प्रकार (क्रोध 
में) यू की रश्मि को फंलाने वाले हो जाते हैं । अपमान के कारण जागते हुए 
लाल नेत्र-कमल वाले शत्रुग्रों के द्वारा, आपके हगन्त भानु (सूर्य) नहीं होने पर 
भी प्रत्येक रात्रि को देखे जाते हैं ॥ 3॥॥ 

शब्दचित्र जैसे-- 

यह अकुण्डल (कृष्ण) झाखण्डल (इन्द्र) के श्रखण्ड पाखण्ड को खण्डित 
करने वाले उद्दण्ड पाण्डव के लिए प्रचण्ड मुजखण्डों में धारण किये हुए को- 
दण्ड (घनुप) का पण्डित है ॥4॥। 


« है ([मू. पा. टि.) 
० पयानो ० 
क्रष्ण: (मृ. पा. टि.) 
सीमन्ते (मू. पा. टि.) 


७ ७ -- 


१ 
पं 
पा भ 
शर्म 

न्त 

प्र 
हर 
2 


प्रथम: अ्रकाश: ]04. 


समप्रशान जैसे-- 

हे यू ! तुम्हारों प्रात:कालीन कान्ति का समूह (रश्मिपुओ्ज ही) वधुओं 
की मांग में सिन्‍्दूर लगाता है, उनके स्तनों के बीच में काश्मीरद्रव (केसर) का 
विलेपन करता है और लाक्षारस से उनके पदतलों (पैरों के तलों) को रणषध्जित 
करता है ॥5॥ 


इस प्रकार उत्तम, मध्यम और अधम भेद से काव्य त्तीन प्रकार का होता 
है । कुछ लोग उत्तमोत्तम और अधमाधम भेद भी मानते हैं । परन्तु ये भेद काव्य के 
इन्हीं भेदों के अन्तर्गत श्रा जाते हैं, इसलिये उनका विवेचन यहाँ नहीं किया गया । 


काच्ये शक्तिरवस्थावदर्थो विश्वादिवन्मतः । 
व्यडः ग्यस्तेयां जिरूपत्वं सूत्रात्मेव प्रकाशते ॥सू- 28॥॥ 


शक्तिरिति वृत्तित्रयोपलक्षणं, अवस्थाजाम्रत्स्वप्नसुषुप्तिसंज्ञा, 
विश्वादिवत्‌ विश्वतेजसप्राशवत्‌ । व्यड्ग्यस्य प्राधान्यंत्रिष्वःनुगुणा च- 
मत्कारात एतेन काव्यप्राणानामानन्दसहोदरत्वं व्याख्यातम्‌ । 


तदेवम्‌-- 
साधुशव्दार्थसन्दर्भगर्भा कस्यापि भारती 
तदेव॑ रसतामेति युवतीव पदे पदे । 
अथेसूत्रनिवद्धाया भावों मणिरिवोज्ज्वलः 
शब्दमौक्तिकमालाया: कण्ठमाश्लिषतादयम्‌ ॥]6॥। 


इति श्रीमत्महामहिमकविपण्डितश्रीमाथुरमिश्रगज़ शात्मजहरि- 
प्रसादनिभिते काव्यालोके प्रथम: प्रकाश: ।। 


काव्य में शक्ति अवस्था के समान है । अर्थ विश्वादिमत्‌ माना गया है । 
व्यड्म्य उन्हीं का त्रिखूपत्व है जो सूत्रात्मरूप में प्रकाशित होता है ॥सू.28॥॥ 

शक्ति (अभिधा, लक्षशा और व्यञ्जना) तीनों द्त्तियों को उपलक्षित्त 
करती है । जाग्रत, स्वप्त और सुपुप्ति नाम वाली अवस्था है। विश्वादिवत्‌ 
भर्थात्‌ विश्व, तेजस और प्राज्ञ के समान । वाच्य, लक्ष्य और व्यक्ष्य तीनों में 
व्यडूगय का प्राधान्य अनुगुणचमत्कार के कारण होता है, इसी से काव्य-प्राणोंः 
(काव्यात्मा) का आनन्दसहोदरत्व कहा गया है। 





.. चाच्यलक्ष्यव्यड्ग्येषु (मू. पा. टि.) 


१02 काव्यालोक: 


इसी लिये--- 


रमणीय शब्दार्थ की संरचना से युक्त किसी (कवि) की मारती (वाणी) 
इस प्रकार पद-पद पर युवति के समाव रसात्मकता को प्राप्त होती है। अर्थ॑सूत्र 
में बंधी हुई और शब्द-मुक्ताओं की माला (को धारण करने वाली इस युवती 
रूपी कविमारती) का मणि के समान यह उज्ज्वल माव (सहृदयों के) कण्ठ का 
आलिद्धन करे ॥6॥। 


श्रीमन्‍्महामहिम कवि पण्डित मथुरा-निवासी गद्ध श के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा 
विरचित काव्यालोक का प्रथम प्रकाश समाप्त हुआ ॥॥। 


[] 


द्वितीय: प्रकाशः 


ध्वनि-निरूपराम 


ध्वनिवैशिष्ट्येनोत्तमत्वं काव्यस्थेत्युक्त प्राकू, ध्वनिस्तावत्प्राप्ताव- 
सरतया निर्णीयते-- 


शब्दस्थानविलासोत्थः परमाह्वा दकारखम्‌ । 

[2 श्र] आ/थेरूपपरासशवेद:. कश्चिद्‌ ध्वनिवुधा: ॥ सू. 29 ॥॥ 

शब्दस्थानं शब्दाश्रय आ्राकाशसुरजतन्तुकरतालमुखादि:, तद्विलास: 
प्रतिध्वनिसंयोगजसन्निवेशादि:, तदुत्थ: । भयादिसाधारणोत्कर्णाकर्णन- 
तरलप्र क्षणपरामशेप्रयोजनादिरूप: साधारणों ध्वनि: । असाधारणं पुनः 
सुललितस न्विवेशचारुणा शब्देन सन्नविधापितचमत्कारातिशयः कश्चिदेव 
ध्वनि: । यथा अर्थरूपपरामश वेद्यो ध्वनिर्नाम, शाब्दश्वमत्कारातिशयः । 
न ह्र्थस्य घटपटादिवत्त्यक्षोपलब्धिरपितु तदात्मना अर्थरूपेण, तत्तिरो- 
धाने यन्महिम्ता तस्येव चारुसब्रिवेशातिशयव्यक्तों भवति स चासौ 
ध्वनि: । कश्चित्त्‌ तादुशशब्दचमत्कारसंवलितार्थचमत्कारगोचरी क्रिय- 
माणो विलक्षणचमत्कारातिशयरूप: । 


ध्वनि का वैशिष्ट्य होने पर उत्तम काव्य होता है, यह पहले कहा जा चुका 
है । जब अवसर प्राप्त होने पर ध्वनि पर बिचार किया जा रहा है-- 
ध्वनि-- 

शब्दस्थाल के विलास से उत्पन्न, परमाह्वलाद का कारण, श्रर्थरूप परामर्श 
से वेद्यव कोई ध्वनि है-ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं !| सू. 29 ॥ 

शब्दस्थान अर्थात्‌ शब्द का आश्रय- आकाश, मुरज (मृदंग ),तन्तु (वाद्य ) 
करताल, मुख आदि । उसके विलास हैं--अ्रतिध्वनि के संयोग से उत्पन्न सन्निवेश 
आदि | ध्वनि उस (शब्दस्थान के विलास) से उत्पन्न है. (अर्थात्‌ आकाश में 





!.. ०हहवा० 


04 काव्यालोक: 


मुखादि के द्वारा उच्चारित का प्रतिध्वनि के साथ संयोग होने पर ध्वनि उत्पन्न 
होती है ।) भय आदि में साधारणतः कान ऊँचे करके श्रवण, चज्चल नेत्रों से 
दर्शन, परामर्श, प्रयोजन झ्रादि रूप वाली साधारण ध्वनि है| पुनः अच्छी प्रकार 
से स्थित सौन्दर्ययुक्त शब्द में उपस्थापित चमत्कारातिशय ही कोई श्रसाधारण 
ध्वनि है । जैसे जो ध्वनि अर्थरूप परामश्श से वेद्य (जानी जाती) है, वह शब्द 
से उत्पन्न चमत्कारातिशय रूप है। अर्थ की घट, पट आ्रादि के समान प्रत्यक्ष उप- 
लब्धि नहीं होती है, अपितु उन शब्दों में स्थित अर्थरूप से होती है ।उस 
(वाच्यार्थ) का तिरीघान हो जाने पर जिस व्यड्ग्याथं की महिमा से उस 
(व्यडग्यार्थ) के ही चारुसन्रिवेश (सुन्दरता से स्थिति) की श्रतिशयता की अ्रभि- 
व्यक्ति होती है, वही ध्वनि है । (कारिका में प्रयुक्त) कश्चित्‌ (कोई) का श्रर्थ 
है उस प्रकार के शब्दचमत्कार से संवलित (साथ मिले हुए) अथ॑ंचमत्कारगोचर 
किया जाने वाला विलक्षणा चमत्कारातिशयरूप ही ध्वनि है । 


यथा--- 
रागश्चक्षुपि नाधरे मृदुलता चित्ते पर नोरसि 
क्रीडाकाननविभ्रमश्रमसहान्यज्भानि कि चिन्त्यते । 
3ग्न्माध्वी मधुमुग्धलुब्यमधुपं व्यक्तीक्ृतस्वाशयं 

[!24] . तत्कान्ताकुचपत्रवल्लिरचनापुष्पा4यितं ते वचः ॥ 7 ॥ 


ग्रत्र॒ खण्डितात्ववचनव्यक्त्यद्भशव्दचमत्कारसम्व॒लितखण्डिता त्व- 
प्रदर्शकार्थभहिम्ता गोचरीकृतो वितर्केर्यादिकोटिविलक्षणचमत्कारा- 
तिशयं प्रकटीकरोति काव्यभावनाचमत्कारः । तथाहि-- 


ताम्वूलादिरागरड्जिताधरेण कामिनी प्रसादनोपलम्यते । 

इह तु चक्षुपि रागो नाधरे, स च न व्यापारान्तरेणः, किन्त्वन्यका- 
मिनीसम्भोगजन्मा । ताम्वूलचर्वंणा5भावनिमित्ता$भावे सति रागो नाधरे 
नास्ति | अ्रस्ति तु परिचुम्वना>संलक्ष्यक्रमश्चक्षुपा रागवतोपलक्षित: । 
मर्मव मोहनिशाप्रदोपकर इत्यर्थचमत्कारकुक्षिसचिहितों वितर्कस्तादुक्‌* 
चेष्टास्मरणोद्दोधक रागपदप्राप्य: सहृदयशशेमुपी रसनया रस्यमान आ्रास्वा- 


. यन्माघवी० 

2. स्नानादिना (मु. पा. टि.) 

3. शोकादावित्यर्थ: (मूं, पा. टि.) 

4. भालतलाज़ू ल्यादिस्पर्शनादिचेष्टा (मू. पा. टि.) 
5 ० यसेमुखीर० 


ध्वनि-निरूपणाम्‌ 05 


दविशेषों लोकोत्त राह्ना'दात्मा काब्योत्तमत्वकारणतां भजते। से च 
ध्वनिध्वे निर्भवति । 

जैसे-- 

(नायक के प्रति खण्डिता नायिका का कथन--) नेत्रों में रक्तिमता 
है, अधरों पर नहीं । चित्त में अत्यधिक मृदुलता है, वक्षःस्थल पर नहीं । कीडा- 
रूपी कानल में भ्रमण करने के श्रम को सहन करने वाले तुम्हारे अद्ध हैं | (फिर) 
क्या चिन्ता है? माध्वीलता के मधुरस पर मुग्ध लोभी (प्राप्ति के इच्छुक) मधुप 
(अ्रमर) के समान अपने श्राशय को व्यक्त करने वाला जो तुम्हारा वचन है वह 
कामिनी के स्तनयुगल पर बनी लतारचना के पुष्प के समान ही गया है ॥। 7 ॥। 

यहाँ काव्य-भावना का चमत्कार है जो खण्डितात्व की वचन-व्यक्ति के 
अद्भभूत शब्द-चमत्कार से मिले हुए, खण्डितात्व का प्रदर्शन करने वाले श्रर्थ की 
महिमा से प्रकट हुए, वितके -ईर्ष्या श्रादि की कोटि को छूता हुआ बविलक्षण चस- 
त्कारातिशय को प्रकट करता है | जैसे--- 

(यह कहा जाता है कि-) त।म्वूल (पान) आदि के राग से रणड्जजित अधर 
से कामिनी को प्रसन्न करने की क्रिया व्यक्त होती है । 

(नायक के नेत्रों की लालिमा देखकर नायिका बितर्क करती है कि) यहाँ 
तेत्रों में लालिमा है, ओठों पर नहीं श्रौर वह (लालिसा) स्तान आदि अन्य 
व्यापार से नहीं है, किन्तु अन्य स्त्री के सम्भोग से उत्पन्न है। तांवूल-चबेणा के 
निर्मित्त (ब्रिया को प्रसन्न करने) का प्रभाव (शोकादि विद्यमान) नहीं है, परन्तु 
फिर भी अघरों पर लालिमा नहीं है (अर्थात्‌ तांबूल-चर्बणा के होते का निमित्त 
है---प्रिया को प्रसन्न करता | शोक आवि अवस्थाओं में चाम्थूल का प्रयोग नहीं 
किया जाता । यहाँ शोकादि अवस्था नहीं है, परन्तु फिर भी तांबूल का प्रयोग 
नहीं किया, अतः अघरों पर लालिमा नहीं है) । नेत्रों में जो लालिमा लक्षित हो 
रही है, वह अन्य नायिका द्वारा परिचु बचजनित है,यह असंलक्ष्यक्रमव्यड्ग्य-ध्वनि 
हैं । यह राग मेरे ही लिये मोहरूपी रात्रि का दोष उत्पन्न करने वाला है, इस 
प्रकार वितर्क अर्थ-चमत्कार की सीमा के भीतर स्थित हूँ । भालतल पर अंग्रुलि 
आदि द्वारा स्पर्शनादि जैसी चेष्टाओं के स्मरण का बोध कराने वाले “राग” पद 
हारा गम्य (अ्रथे) सहदय की बुद्धिरूपी रसना से रस्यमान आस्वादविशेष, लोको- 


त्तराह्मादात्मकरूप ही काव्य की उत्तमता का कारण माना जाता है, और वहीं 
ध्वनि ध्वनि होती हूँ । 





३, 6० ल्हा ० 


06 काव्यालोक: 


तथान्याज्भनागाढालिड्रनेन हारमणिचिह्वानां प्रकाशीकरणरूपको- 
[3 ञ्र] मलताव्यक्त्या उरसि अस्त्येव मृदुलता परं नो चित्ते त/न्न 
संभाविता! न मां पीडयेतू । यद्वा अस्त्येव चित्ते यदसमयेडपि मय्यनुरा- 
गादागतो5सिः पर नोरसि कान्तान्तरगाढनीपीडनरूपकार्यहेतुत्वातृ३ । 


किज्चाउन्याड्र प्‌ संभोगश्रमस्वेदशैथिल्यादिसत्त्वेषपि कि चिन्त्यते 
ऋकरीडाकाननपरि भ्रमश्रमस्यापि* तत्र कारणत्वात । 


यत्त ते तावक बच: तत्तु व्यकतीकृतनिजाभिप्रायं यतो माध्वीमधुमु- 
ग्लुव्धमधुपं निशि मधुपानं ततस्तत्तत्सोरभसज्चारलुब्धत्वेन कान्तामुख- 
सम्पकि सौरभमुपलम्यते । तदिद तव वच: पुष्पायितं कान्‍्ताकुचस्थले 
कृताया: पत्रवल्लिरचनाया: । न चेव॑ं ध्वनेरविषयत्वं शद्धूनीयं पत्रवल्लि- 
रचनाया एवं फलत्वेनाभिमतत्वात्‌। स्वसन्निवेशितलतापुष्पादिना पर- 
चित्तरञ्जनं तत्र वः* रागातिशयसूचक ततश्च पुष्पाणां" तत्रेव स्थापनं 
युक्तमिति शब्दार्थविलक्षणचमत्कारगोचरो ध्वनि: । 

उसी प्रकार अन्य स्त्री के गाढ श्रालिड्भन से हार की मरिय के चिह्नों को 
प्रकाशित करने वाली कोमलता की श्रभिव्यक्ति के कारण ही वक्षःस्थल पर 
मृदुलता है । किन्तु चित्त में मृदुलता नहीं है | श्रगर चित्त में कोमलता होती तो 
मुझे पीड़ा नहीं पहुँचाती । श्रथवा हृदय में तो (मृदुलता) है जो असमय में भी 
मेरे प्रति अनुराग के कारण आ गये हो (विपरीत लक्षणा से ईर्ष्या की श्रभिव्यक्ति 
है ) | किन्तु श्रन्य स्त्री के गाढ आलिज्धुन रूप कार्य का हेतु होने से वक्षःस्थल 
पर (मृदुलता) नहीं है (प्रप्रस्तुतप्रशंसा के कारण से कार्य की अ्रभिव्यवित है) । 


इसके पग्तिरिक्‍त श्रन्य स्त्री-सम्भोग के श्रम से उत्पन्न स्वेद, शैथिल्यादि 
अन्य अज्ों पर होने पर भी क्या चिन्ता है, क्योंकि क्रीडारूपी कानन में परिभ्रमण 
करने का श्रम भी तो वहाँ कारण है (यहाँ अपह्ृव,ति अलछूपार है) । 

तुम्हारा जो वचन है वह अपने अभिप्राय को व्यक्त कर रहा है, जिसके 
कारण माध्वी के मधु पर मुग्ध लोमी भ्रमर के समान रात्रि में किया गया मधु- 


« सती मृदुलता (मू. पा. टि.) 
विपरीतलक्षणाया ईप्याव्यक्ति: (मू. पा. टि,) 
श्रप्रस्तुतप्रशंसाकारणात्‌ कार्यव्यक्ति: (मू. पा. टि.) 
अपह्लतिः (मू. पा. दि.) 
लतायामेव (मू. पा. टि.) 

ण्नां 


0 ९3४ + ७२ ० ५ 


ब्वनि-निरूपणम्‌ 07 


पान तथा उसी से उन-उन (भिन्न-भिन्न प्रकार के) सौरभ-सञ्चार के लोभीपन के 
कारण कान्‍्ता के मुख से सम्पकित सौरभ का बोध होता है । श्रतः तुम्हारा यह 
वचन कांता के कुचस्थल पर की गयी पत्रवल्लिरचना के पुष्प के समान है । इसे 
प्रकार ध्वनि के अविषयत्व की शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वचन को पत्र- 
वल्लिरचना के ही फलरूप में मानना यहाँ श्रभीष्ट है। अपने द्वारा सन्निवेशित 
लता-पुष्प आदि के हारा परचित्तरञ्जन वहीं श्रर्थात्‌ लता में रागातिशय को 
सूचित करता है और उसी से पुष्पों की वहीं पर (कान्ता के स्तनमंडल पर) ही 
स्थापना उचित है, यह शब्दार्थ विलक्षणचमत्कारगोचर ध्वनि है । 


श्र्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ । 
वाच्यं स लक्षणासूलो ध्वनिर्वाक्ये पदे स्फुटम्‌ ॥ सू. 30 ॥॥ 
[3 ब] तत्र ध्वनिद्विविध: लक्षणामूल: प्रथम: अभिधामूलो द्वितीय: । 
लक्षणामूलगूढव्यडम्यप्राधान्ये सत्यविवक्षितवाच्य: प्रथम: । स हिविध: 
ग्र्थान्तरेसक्रमितवाच्योःत्यन्तति रस्क्ृतवाच्यश्च । तादुशोडईपि पदगतो 
वाक्यगतश्चेति चतुविध: | यथा--- 
त्वामस्मि वच्मि! विद्वत्सु युक्तमत्र विधीयतास्‌ । 
उक्तो वाक्ये पदे यस्य मित्र मित्र स जीवति ॥॥ 8 ॥। 
श्त्र अस्मीत्यहमर्थ वच्मीत्थुपदेशे ट्वितीयमित्रशब्द आश्वस्ताद्यर्था- 
न्तरसंक्रमितवाच्य: । 
ग्रत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य: पदे यथा 'न विमुह यच्ति धीराणां मतांसी”- 
ति पदे स्फुटम्‌ । श्रत्र विमुह यन्तीति वैकल्य्ये लाक्षणिकम्‌ । 
वाक्ये यथा---सौजन्यमुपकाराश्च कथं वाच्या: सखे तव ।” 
अन्न सौजन्योपकारादी नामनुपयुज्यमानत्वादत्यन्ततिरस्कृतत्वं श्रपका- 
रिणं प्रति विपरीतलक्षणया कश्चिद्वक्ति [:] । 
इति लक्षणामूलो ध्वनि: । 
ध्वनि-भेद-- 
अविवक्षितवाच्य लक्षणामुल ध्वनि--- 


जहाँ वाच्य अर्थान्तर में संक्रमित हो जाता है श्रथवा अत्यन्त तिरस्कृत हो 
जाता है वह लक्षणामूलध्वनि होती है जो स्फुटरूप में वाच्य तथा पद में इष्टिगोचर 
होती है ॥| सू. 30॥ 





. उपदिशामीत्यथ: (मू. पा. टि.) 


]08 काव्यालोकः 


ध्वनि दो प्रकार की है-प्रथम लक्षणामूला और द्वित्तीय अभिघामूला | लक्षणा- 
मूला में ग्रढ्व्यड-ग्य की प्रधानता होने पर प्रथम अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती है । 
वह अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूला ध्वनि) दो प्रकार की है--अर्थान्तरसंक्रमित- 
वाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य । वैसे भी (दोनों भेद) पदगत और वाक्यगत होने 
से ध्वनि चार प्रकार की हो जाती है । जैसे--- 


श्र्यान्तिरसंक्रमित वाच्य के उदाहरण--- 


मैं तुमको कहता (उपदेश देता) हूँ कि यहाँ विद्वानों में ठीक तरह से 
आचरण करना । 

यह वाक्यगत श्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का उदहारण हुआ । पदगत का 
उदाहरण जैसे-- 

जिसका मित्र (वस्तुत: आश्वस्तत्व श्रादि धर्मयुक्त) मित्र है वही जीता 
है ।॥ 8॥। 

यहाँ (प्रथम उदाहरण में) “अ्रस्मि” यह “अहम” श्रर्थ में (और ) 'वच्मि! 
यह “उपदेश” (अर्थ में परिणत होने से श्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का वाव्यगत 


भेद है और द्वितीय उदाहरण में) द्वितीय “मित्र” शब्द झ्राश्वस्तत्व भ्ादि रूप 
अर्थान्तर में संक्रमित वाच्य (होने पर पदगत का उदाहरण) है। 


ग्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का उदाहरण--- 
ग्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य घ्वनि पद में जैसे-“घीरपुरुषों के मन मोहित नहीं 


होते” । यहाँ पद में ध्वनि स्फुट है | यहाँ “विमुह यन्ति” यह पद वैकल्य (संशय, 
सन्दिग्वता) में लाक्षणिक पद है । 


वाक्य में (अ्त्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि) जैसे--- 
मित्र, तुम्हारे सौजन्य और उपकारों को किस प्रकार कहा जा सकता 


यहाँ सौजन्य, उपकार आदि पदों के (मुख्य श्रर्थ की) संगति न होने से 
(वाच्य अ्र्थ का) अत्यन्ततिरस्कार करके (कोई अपकृत व्यक्ति) श्रपकार करने 
वाले के प्रति विपरीतलक्षणा से यह कह रहा है ! 


लक्षणामुल व्वनि का विवेचन समाप्त हुआ । 


विवज्षितास्यपरतावाच्यस्थान्योध्चनिर्म तः । 
कोष्प्यलक्ष्यक्रमव्यहः ग्यो लक्ष्यव्यडः ग्यक्रम: परः ॥स्‌.34॥। 


ध्वनि-निरूपणम्‌ 09 


[[4ञ्र]। व्यड्म्यप्रतीत्यनुकुलतयान्व4यबोधे! विवक्षितान्यपर- 
वाच्योउभिधामूलोध्वनि: । स च असंलक्ष्यव्यड्म्यक्रम: संलक्ष्यव्यड्ग्य- 
ऋमश्चेति द्विविध: । 


आयशयो रसादिः षोढाइसौ स्पष्टं रूपमुदाहतों ॥सू .32। 
आद्योज्संलक्ष्यक्रमव्यड्ग्यः । 
रसध्वनियंथा-- 
तललावण्यं सुधारूपं॑ तदा विषमिवाघुना । 
अत्ानुभवेकगोचरमर्थ प्रकाशयतां सर्वताम्नां रसव्यलजकता । 
आ्रादिपदादभावादि: तत्र । 
भावो देवादिविषया रतिर्वा व्यभिचाय्येपि ॥सू-33॥ 
भावध्वनिर्यथा-- 
ममामृतमिव स्वादु त्वया कण्ठीकृतं विषम्‌ । 
अन्न शिवविषयारति: । व्यभिचारी यथा--- 
निद्रामुद्रितलोचनेन कथमप्यालिगिता कामिनी 
यावत्कर्ण रसायन कथयति प्रस्यन्दिदन्‍्तच्छदा 
उत्स्वप्नायितमाषितं समभवत्तावत्ततों गेहिनी- 
निःश्वासोष्णिमबोधितं न सुखयत्यद्यापि कामाडू: रः ॥49।। 
अत्र विषाद: । 
अ्रभिधामुला या विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि--- 
वाच्य अर्थ के विवक्षित होने पर भी अन्यपरक (व्यड्ग्यनिष्ठ) होने पर 
वह अन्य प्रकार की (श्रभिधामूला या विवक्षितान्यपरवाच््य) ध्वनि मानी जाती है । 
(इसके दो भेद होते हैं एक तो) कोई (अनिर्वेचतीय अनुभवैकगोचर रसध्वनिरूप ) 
अलक्ष्यक्रमव्यडूग्य (जिस में वाच्य तथा व्यड्ग्य श्रथों के क्रम की प्रतीति नहीं होती) 
और दूसरी संलक्ष्यक्रमव्यड्ग्य (जिसमें वाच्य तथा व्यड्ूग्य श्रर्थों का क्रम लक्षित 
होता है) ।।स्‌.3॥ 
व्यद्ग्यप्रतीति की अनुकूलता से अन्वय-बोध होने पर विवक्षितान्यपरवाच्य 
अभिधामूला ध्वनि होती है । वह (अ्रभिधामूला ध्वनि) दो प्रकार की है--असं- 
लक्ष्यक्रमव्यड्ग्य ध्वनि और संलक्ष्यक्रमव्यड्ग्यध्वनि । 


5 ता 
2. ० वोधितं 


]0 काव्यालोक: 


प्रतांलक्ष्यक्रमव्यड ग्य रसादि ध्वनि--- 

रस आदि (. रस, 2. भाव, 3. रसाभास, 4. भावाभास 5. भावोदय, 
6. मावसन्धि. 7. भावशवलत्व और 8. भावशान्ति ये झाठों जब काव्य में) 
स्पप्टरूप (प्रधानरूप) से स्थित होते हैं तब प्रथम रसादिरूप (असंलक्ष्यक्रमव्यडूग्य 
ध्वनि) होती है । यह (रसादि ध्वनि |. पदांश, 2. पद, 3. वाक्य, 4. प्रबन्ध, 
5, वर्ण और 6. रचना-निष्ठ होने पर) छह प्रकार की हो जाती है ॥ सू. 32॥। 

सूत्र में “आद्य से अ्रभिप्राय है असंलक्ष्यक्रमब्यड्स्यध्वनि । 
रस-ध्वनि--- 

(प्रथम असंलक्ष्यक्रमव्य हुग्य रसादि ध्वनि में से) रसध्वनि जैसे--- 

(उस नायिका का) वह सौन्दर्य (संयोग के समय) अम्ृतसदश था, परन्तु 
अब (वियोग में) विप के समान है । 

यहाँ (तत्‌ आदि) सर्वनामों से (उस समय के) अनुभवेकगोचर अथं(व्यडग्य 
रूप से) प्रकाशित होने से (विप्रलम्भ श्र जार) रस का उदाहरण है । 

“रसादिः” में “आदि” पद से भाव आदि का ग्रहण होता है । 
भाव--- 

देव आदि विषयक रति (आदि स्थायिभाव) और व्यभिचारिभाव “भाव” 
बहलाते हैं ॥सू.33॥॥ 

मावब्वनि का उदाहरण--- 

आपके द्वारा कण्ठ में सन्निविप्ट विप मेरे लिए अमृत के समान रुचिकर है। 

यहाँ शिवविपयक रति (होने से माव-ध्वनि है) । व्यभिचारी(का उदाहरण) 
जैसे--- 

निद्रा के कारण बन्द आँखों वाले नायक के द्वारा किसी प्रकार (किसी 
बहाने से) कामिनी (नायिका) का आलिज्धुन कर लिया गया । जब तक तरल 
अबरों वाली नायिका ने कानों को मधुर लगने वाले शब्द कहे, तब तक नायक ने 
स्वप्न में ही कुछ बोलना शुरू कर दिया । उस समय उस गृहिणी के निःश्वासों 
की उध्मा से उसकी नींद टूट गयी। उस नायक को आज भी वह कामरूपी 
श्रद्टू र वप्ट पहचाता है ॥9॥॥ 

बिपाद (रूपी व्यभिचारी व्यक्षम्य) है । 


भनतोचित्येन च भवेदाभासों रसभावयों: ॥सू .34॥। 


व्वनि-निपरूणम्‌ ]!. 


अनौचित्यप्रवत्तिता रसाभासाभावाभासाश्च | 


तत्र रसाभासों यथा--- 
कः छती चिन्त्यते चित्त कः पास्यत्यघरामृत्म्‌ । 

ग्रत्न मध्ये निर्व्यापा राणां बहुविषयकत्वप्रतीते रसाभासो व्यड्ग्य: । 

भावाभासों यथा--- 
कर्थ हरिशुशावाक्षी मामुरीकुरुत चिरम्‌ । 

अन्राननुकूलकामिनी विषयत्वेन रतेरनुत्कृष्टत्वात्तद्िषयचिन्ताया 

अनुत्कृष्ट्त्वमिति भावाभास: । 
भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शवलता तथा ॥सू .350 
व्यड्ग्य इत्यथ्थ: | 
तत्र भावशान्ति:-- 
ग्रधज्जिताधघरमनडज्जितेक्षणं सब्जितोश्सि कथमित्यवेक्षती ॥* 
आलिलिड्ध मदयन्मनोभव॑ माधवस्तदुचितं चकार सः ॥20॥। 
शअ्रत्र कोपशान्ति: । 
भावोदयों यथा--- 
विपक्ष रमणीनामग्रहान्मामवधी रितम्‌ । 
मा सृत्सुप्त इति व्याजवलितेक्षणसक्षत 2॥॥ 

श्रत्रीत्सुकयरूपभावस्योदयो व्यडूग्य: । 

रसाभास और भावाभास--- 

रस और भावों का अनुचित रूप से वर्णन “रसामास” तथा “भांवाभास” 
होता है ॥सू.34॥। 

(रस तथा भावों का) अ्रनुचित रूप से किया गया वर्णन रसाभास तथा 
भावाभास कहलाता है । ; 

उनमें से रसामास (का उदाहरण) जैसे--- 

न चित्त में किस सौमाग्यशाली के विषय में सोच है, कौन अधरामृत् का पान 

करेगा । 


यहाँ व्यापाररहित जनों के मध्य बहुविषयकता की ग्रतीति होने पर रसा-- 
भास ध्यद्टग्य हैं । 





4. अपाणिनीय प्रयोग 


|2 काव्यालोकः 
मावाभास जैसे-- 
हरिण-शावक के समान (चज्चल) नेत्रों वाली किस प्रकार से दीघकाल 
तक मुझे हृदय में स्थित करेगी ? 
अननुकूल कामिनी के विषय में रति अनुत्कृष्ट होती है श्रटः यहां उसके 
(अननुरक्ता कामिनी के) विपय में चिन्ता का अनुत्कृष्टत्व (अनौचित्य) होने से 
मावावास का उदाहरण दे | 
भसावशान्ति आदि चार-- 


भाव की शान्ति, भाव का उदय, भमावसन्धि तथा भावशवलता (ये चारों 
भी भावों के साथ गिने जाने चाहिये) ॥ सू. 35 |। 

(भावशान्ति, भावोदय, मावसन्धि तथा भावशवलता ये भी) व्यकृग्य होते 
हैं, यही अर्थ है । 


मावशान्ति का उदाहरण--- 

उनमें से भावशान्ति जैसे-- 

ग्रधज्जित (सज्जित या रंगे हुए) श्रधरयुकत, भ्ररजनरहित नेत्र वाले तुमको 
(किसने) कंसे जीत लिया, इस प्रकार सोचती हुई नायिका के काम को उत्कप- 


शाली बनाते हुए माबव ने उसका आलिद्धन कर लिया, वह उन्होंने (माधव ने) 
उचित ही किया ॥ 20 ॥। 


यहाँ कोप (रूप भाव की )शान्ति (प्रदर्शित हुई) है । 
भावोदय का उदाहरण-- 

मभावोदय जैसे--- 

सपत्नी का नाम लेने पर (नायिका ने) मुभे फटकार दिया | (फिर) कहीं 
सो न गया हो (सोया हुआ न हो) इसलिए बहाने से नेत्र घुमाकर मुझे देखने 
लगी ॥ 2] ॥। 


यहाँ ओऔत्सुक्य रूप माव का उदय व्यद्ग्य है । 
भावसन्धियंथा-- 


क्षत्रा छू रविनाशाय मतो घावति चैंकत: । 
रुणटिि चान्यतश्चित्तमेतदालिड्भुनाय मे ॥ 22 ॥ 


ध्वनि-निरूपणम्‌ 


अन्रगर्वों त्सुक्ययो: । यथा वा-- 


विलोलश्र वल्‍लीमुकुलितविलासे” मधुरिपौ 
रथारूढे मन्दं त्रजति हसितक्रीतभुवने । 
ब्रजस्त्री णामन्त: प्रसरति परं मोदमहिमा 


[75 अर] मु&हुः कम्पं घत्ते कलयति च विश्रम्भभधिकम्‌ । 23 |। 


ग्रत्र हष॑विषादयो: । 
ग्रथ भावशबलता*- 


रह: प्राप्तापि निमु क्ता क्वा$कार्य्यंग्यवसायिता । 
कोपे४पि कमनीयास्यथा को धास्यति युवाघरम्‌ ॥ 24 ॥। 


अत्र निमु क्तेति पश्चात्ताप: क्वाकार्येति वितर्क:, कोपेपीति स्मृति: 
को धास्यतीति चिन्ता । एतेषां पूर्वपूर्वोषमर्दनेन शबलता» चमत्कारो 
व्यकुग्य: । 
मुख्ये रसेडद्धित्वमेषां राजानुगतभृत्यवत्‌ ।! सू. 36 ॥ 
विवाहप्रवृत्त भृत्यानुगतराजवत्‌ भावशान्त्यादीनाम ज़ित्वमित्यर्थ: । 
रसादिरित्युक्तम्‌ । 


भावसन्धि का उदाहरण--- 

भावसन्धि (का उदाहरण ) जैसे-- 

एक ओर मेरा मन क्षत्रियवंश के अद्धू र के विनाश के लिये दौड़ रहा 
है और दूसरी ओर उसके आलिडुंगन के लिये मेरा चित्त रुका जा रहा 
है ।। 22 || 

यहाँ गवे और ओत्सुक्य की (सन्धि) है। श्रथवा--- 

चजञ्चल भ्र्‌ लता के विलास को व्यज्जित करने वाले तथा श्रपनी हँसी से 
भुवन को खरीद लेने वाले मधुरिपु (श्रीकृष्ण) के रथारूढ़ होकर मन्दगति 
से जाने पर ब्रज-स्त्रियों का अ्रन्तःकरण श्रत्यधिक प्रसन्‍नता की महिमा को फैलाता 
है, पुनः वह बार-बार काँप उठता है, फिर उनके प्रति श्रधिक विश्वास को प्रकट 
करता है ॥ 23 ॥। 


एवम 
]. गर्वोत्सु ० 
2. ० तमिलापे 

3. ०» वलता 


]4 काव्यालोकः 


यहाँ हर्ष ओर विपाद की (सन्धि) है । 
भावशबलता का उदाहरण-- 

अ्रव भावशवलता (का उदाहरण) है-- 

एकान्त में प्राप्त होने पर भी छोड़ दी गई है, “इसमें अनुचित कार्य कहाँ 
है ऐसा कहकर प्रद्धत्त की गई, वह सुन्दरी तो क्रोध में भी सुन्दर मुखवाली 
थी । (न जाने) कौन युवक उसके अधरों को घारण करेगा ? ॥ 24 | 

यहाँ “निमु क्ता” यह कहने में पश्चात्ताप है! “क्वाकार्य/” इस वाक्य में 
वितर्क है । “कोपे5पि” में स्मृति तथा “को घास्यति” में चिन्ता है । इन भावों के 
पूर्वपूर्वोपमर्दन से शवलला का चमत्कार व्यहूग्य है । 

रस के मुख्य होने पर भी इनका श्रद्धित्व (प्राधान्य) राजा से श्रनुगत भृत्यों 
के समान (कभी-कभी ) हो जाता है ॥। सू. 36 ।। 

राजा से अनुगत विवाह के लिये जाते हुए मृत्य के समान भावशान्ति श्रादि 
की प्रधानता (भ्रज्धित्व) हो जाती है, यह प्रभिप्राय है । (श्र्थात्‌ जैसे राजा की 
प्रधानता होने पर भी किसी भृत्य का विवाह होने पर, राजा भी वहाँ उपस्थित 
रहता है, परन्तु प्राधान्य मृत्य का ही रहता है। उसी प्रकार रस का प्राधान्य 
होने पर भी कहीं-कहीं श्रापाततः भावशान्ति श्रादि की प्रधानता हो जाती है ।) 

रसादि का विवेचन कर दिया गया । 

पोढेत्याह-- 

पर्देकदेशरचनावरोंष्वपि रसादयः ॥ सू. 37 ॥ 

नामधातुरूपप्रकृतिभागसुपूतिड्रूपविभक्तिभागोपसर्गादिखूपपर्देक- 
देशपदवाक्यप्रवन्धर्णरचनानिष्ठतया पड़विध: । 

तत्र पदांशमध्ये प्रकृतेयथा-- 

द्रित्राण्येव पदान्येप गतः किमनुनीयते । 

अ्रत्र द्वारादिपदत्यागेन पदानीत्युकतं तेनोत्कण्ठातिशयों व्यदूग्यः । 
धघधातायथा-- 

गलन्नीवि श्लथद्रासो जयति प्रेमचेप्टितम्‌ । 

अत्र जयतीति रत्युत्कर्पो व्यडग्य: । 

सुप्तिडगेयथा-- 

लिखब्नास्तेड्घुना भूमि कान्त: कि कत्तू मिच्छसि । 


ध्वनि-निरूपणम्‌ [[5 


[75 ब] अन्न लिखन्तिति शतृप्रत्ययेन आ४स्त इति लटा भूमिमिति 
द्वितीयया च ऋ्रमेणाउवुद्धिपुवेकरूपत्वम5प्राधान्यमवस्थानस्य ॒प्रसादपर्यन्त 
लेखस्याउकमंकत्वं चबो!्ध्यतें तेनानुरागातिशयो व्यड्स्य: । 


रसादि ध्वनि के छह भेद-- 
(रसादि के) छह प्रकारों को कहते हैं--- 
रसादि ध्वनि परदैकदेश(पदांश),रचना और वर्खों में भी होती है ॥।सू. 37॥ 


नाम, धातुरूप, प्रकृतिम।ग, सुपृतिडःरूप, विभक्तिभाग, उपसर्ग आदि रूप 
. पदैकदेश, 2. पद, 3. वाक्य, 4. प्रबन्ध, 5. वर्णों तथा 6. रचना- 
निष्ठ होने से यह (रस आदि ध्वनि) छह प्रकार की होती है । 


प्रातिपदिकरूप परदेकदेश या प्रकृति द्वारा रस की व्यञ्जकता--- 

इनमें से पदांश के मध्य (प्रतिपादिकरूप) प्रकृति के व्यब्न्जकत्व का 
उदाहरण, जैसे--- 

यह (नायक) दो-तीन पग ही गया है, इसका क्‍या अनुनय किया जाय : 

यहाँ (दो-तीन) “द्वारादि” शब्द का प्रयोग न करके (दो-तीन) “पग” 
यह कहा गया है और इस कथन से एक उत्कण्ठा का अ्रतिशय व्यड्ग्य है । (यहाँ 
“पदानि” इस पद के एक देश “पद” इस प्रातिपदिकरूप अंश से सम्भोग श्यूद्धार 
की अभिव्यक्ति होती है, श्रतः यह प्रातिपदिकरूप पर्देकदेश या प्रकृति की रसव्यञ्ज- 
क॒ता का उदाहरण है ।) 


घातुरूप प्रकृति द्वारा रस की व्यकह्जकता-- 
धातु से (रसादि ध्वनि की व्यञ्जकता हो सकती है) जैसे-- 


खुली जा रही नीवी (लहंगे की गाँठ) और खिसकते हुए वस्त्र वाली प्रेम- 
चेष्ठाशों की जीत हो । 


यहाँ “जयति” इस (धातु) से रत्युत्कष व्यड्यय है (अत: घातुरूप प्रकृति के 
व्यण्जकत्व का उदाहरण है ।) 


प्रत्ययांश द्वारा रस की व्यज्जकता--- 
सुप्‌ और तिड (रूप प्रत्ययों के व्यज्जकत्व का उदाहरण) जैसे-- 





]:. . वो 8 


[46 क्राव्यालोक: 


इस समय (तुम्हारे) प्रियतम (निरुद्देश्यभाव) से भूमि कुरेदते हुए बैठे हुए 
हैं, क्या करना चाहती हो । 
यहाँ “लिखन्‌ इस शरतृप्रत्यय से (लिखन क्रिया की) अप्रधानता होने से 
उसके अवुद्धिपूर्वकत्व की सूचना मिलती है (श्रर्थात्‌ कुछ लिख नहीं रहा है अपितु 
किकत्तंव्यविमूढ़ अवस्था में यों ही भूमि कुरेद रहा है )। “आस्ते” में (प्रारब्ध 
काये की अपूर्णाता का वोधक) लट लकार का प्रयोग होने से बोधित होता है कि 
तुम्हारे प्रसन्न होने तक इसी भांति बेंठा रहेगा । “भूमिम्‌” में द्वितीया विभकत 
का प्रयोग होने से (भूमि को कुरेद रहा है अतः) लेख की अकर्मकता बोधित 
होती है श्रौर इससे अ्नुरागातिशय व्यडग्ग्य है । 
सम्वन्धस्य यथा--- 
हराम्यहं नागरीरां पत्युश्चेतों विश्व खले! । 
अन्न पष्ठया पतिकला5भिज्ञतारूप उत्कर्पातिशयो व्यज्यते । 
वाक्य परणुरामस्थय रघ्णामरुजन्मनः । 
रमणीय: कुमारोध्यमासीदिति पथि श्रुतम्‌ ॥ 25 ॥॥ 
अत्र आसीदिति श्लड्गज्तीतकालविहितेना$चिरात्तदीयहिसाया: 
सुकरत्वं व्यञ्जयता भार्गवक्रोधातिशयो व्यज्यते । 
वचनस्य यथा--- 
तान्यौत्सुक्यानि सा प्रीतिरवसानमथेदशम्‌ । 
अन्न गुणग्रहणादीनां “बहुत्वं प्रेम्णश्चेकत्वं वहुबचनेकवचनाम्यां 
द्योत्यते । 
पुरुपव्यत्ययस्थ यथा-- 
मुब्चाशां हरिणाक्षीपु कि मन्ये! विहरिष्यसे । 
अ्त्र “प्रहासे व मन्‍्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्चे ति युण्मदस्मदोयंगि 
उत्तममध्यमयोविपरय्यिन विधान प्रहासव्य#जकम्‌ | 
संबंध की व्यज्जकता--- 
सम्बन्ध (पप्ठी विमक्ति) की (रस-व्यब्ज्जकता का उदाहरण ) जैस--- 


- रब मन्यमेडह विहरिप्यसे इति आाणां स्त्रीपु मुख्चेत्यथ: (मू.पा.टि.) 


व्वनि-निरूप ण॒म्‌ 47 


अ्री बिगड़ैल ! मैं तो नागरियों के पतियों के चित्त को (भी) वश्य में 
कर लेती हूँ । 

यहाँ “तागरीणशां” इस षष्ठी विभक्ति से पतिकला की अभिज्ञतारूप चातुर्ये 
का उत्कर्षातिशय व्यज्जित होता है! 

(प्रत्ययांश द्वारा रौद्रस की अभिव्यक्ति का उदाहरण्स है--) 

“यह कुमार (रामचन्द्र) सुन्दर था, यह मार्ग में सुना गया था-- 
परशुराम के इस वाक्य ने रघुवंशियों के मन को पीड़ित ( दुःखी) 
किया ॥ 25 ॥। 

यहाँ “आ्रासीत्‌” पद में लझलकार से भूतकाल सूचित होता है (श्रर्थात्‌ 
घनुष तोड़ने से पहले रामचन्द्र रमणीय था अश्रब नहीं, यह प्रतीत होता है) । 
अतः शीघ्र ही उसे मारना सरल है, यह व्यज्जित होने से भागंव (परशुराम) 
का क्रोधातिशय व्यज्जित होता है (श्रतः तिहनन्‍्त “आसीत्‌” पद के प्रत्ययांश 
लडलकार से रौद्वरस व्यड्ग्य है) । 


बचन की व्यञ्जकता--- 
ह वचन (बोधक प्रत्ययरूप अंश की रसव्यञ्जकता) का (उदाहरण ) जैंसे- 
वे उत्सुकताएँ, वह प्रीति और अब इस प्रकार का श्रवसान (अन्त) । 
यहाँ गरुणग्रहण आदि का बहुत्व (नानाविधता) और प्रेम का एकत्व (स्देव 
एक रूप में स्थिति) क्रमशः: बहुवचन और एक वचन से द्योतित होता है | 
प्रत्ययांश रूप पुरुष व्यत्यय (परिचर्तेन) की रसव्यझजकता--- 
पुरुष के परिवर्तन की (रसव्यञ्जकता का उदाहरण ) जैसे-- 
(मन को सम्बोधित करते हुए विरक्त पुरुष का कथन--) तू सोचता है कि 
मैं विहार करूँगा, मृगनयनी स्त्रियों में इस प्रकार की श्राशा को त्याग दे । 
“प्रहासे च मनन्‍्योपपदे मन्यतेरुत्तमैकबच्च” ([-4--06) पारिनि के 
इस सूत्र के अनुसार मन्‌ धातु उपपद रहने पर युष्मद और अ्रस्मद्‌ के योग में 
उत्तम और मध्यम का विपयेय करके (मध्यम पुरुष के स्थान पर उत्तम पुरुष 
का और उत्तम पुरुष के स्थान पर मध्यम पुरुष का) विधान किया गया है ।.... 
इसी के अनुसार यहाँ पृरुषव्यत्यय से प्रहास व्यड्ग्य है । 
पूर्वेनिपातस्यथ यथा--- 
पराक्रमस्थितियेंपां द्वित्रास्ते तु भवारशा: । 


]8 


काव्यालोकः 


[]6ग्र [--अञ्र & त्र पराक्रमप्राधान्य व्यड्ग्यम्‌ । 

अ्रयोधि दिवस चान्येदिनेनाध्युद्ध तद्मवान्‌ । 

ग्त्र दिनेने त्यपवर्गे तृतीया” फलप्राप्ति द्योतयति । 

एवम्‌-- 

विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामों हगहनो । 

विकार: कोः्प्यन्तजंडयति च ताप॑ च कुरुते ॥। 

इत्यादों उपसर्गस्य । 

तरुणिमनि* कलयति कलामनुमदनघनुअ्र वो: पठत्यग्रे । 

प्रधिवसति सकलललनामौलिमियं चकितहरिणचलनयना ॥| 26 ।। 

ग्रत्र त्रुसिश्मनीतीमनिचू, अनुमदनधनु रित्यव्ययीभावस्य, मौलि 


वसतीति कर्भूताधारस्य । तरुणत्वे! धनु [प]: समीपे* मौलौ वसतीति 
तुल्येडषपि वाचकत्वे अ्स्ति कश्चित्स्वरूपकृतो विशेष: स एवं व्यञ्जक: । 


वर्णरचनानां व्यञ्जकत्वं ग्रुणस्वरूपादो वोध्यम्‌ । 
इति पोढा असंलक्ष्यक्रमव्यकूग्य: । 


पूर्वनिपात की रसव्यब्जता-- 


पूवनिपात की (रसव्यञ्जकता का उदाहरण) जैसे-- 
पराक्रम और स्थिति जिनमें है, ऐसे श्रापके जैसे वे (राजा) दो तीन 


ही हैं । 


जा नं. (५२ >> 


यहाँ पूर्वनिपात से पराक्रम का प्राधान्य व्यड्ग्य है । 


परिच्छेदातीत:.. सकलवचनानामविपय: 

पुन्जन्मन्यस्मिन्ननुमवप्थ यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनो 

विकार: को»्प्यन्तर्जंडयति च ताप॑ च तनुते । --मालतीमाबब,-,3] 
तरुमणिमनि 

तरुणम० 

०णत्व 


०्मीप 


फल 


व्वत्ि-निरूपणम्‌ 9- 
विभक्ति की व्यज्ष्जकता-- 

ब्रन्य (व्यक्तियों या शत्रुओं) ने सारे दिन युद्ध किया (पर विजय की प्राप्ति 
नहीं हुई), परन्तु आपने एक ही दिन में (विजय प्राप्त कर) युद्ध समाप्त कर 
दिया । 

यहाँ “अपवर्गे तृतीया” (2-3-6) इस सूत्र से “दितेन” में तृतीया विभक्ति 
हुई है (और उस तृतीया विभक्ति से विजय-रूप) फल की प्राप्ति सूचित 
होती हूँ । 
उपसर्ग की व्यञझजकता--- 

इसी प्रकार (“मालतीमाधव” नाटक, प्रथम अंक के श्लोक की उत्तराद्ध - 
पंक्तियाँ हैं--) 

विवेक का नाश होने पर बढ़े हुए महान्‌ अज्ञानरूपी मोह से गहन कोई 
(अनिरवेचनीय कामज) विकार अन्तःकरण को जड़ बना रहा है और सन्‍्तप्त कर 
रहा है । 

यहाँ (प्रध्वंस” पद में “प्र” शब्द रूप) उपसर्ग की (व्यव््जकता है जिससे 
विप्रलम्भ द्योतित होता है) । 


ग्रसेक प्रत्ययांशों की व्यआअजकता---- 


नवयौवन का उदय होने पर (नायिका द्वारा) कामदेव के धनुष के समीप 
(बैठकर) भौंहों की कलाओं को सर्वप्रथम पढ़ लेने (जान लेने) पर, चकित हरिण 
के समाव चंचल नेत्र वाली यह (नायिका) समस्त सुन्दरियों की शिरोभूषणता को 
प्राप्त कर रही है 260 


यहाँ “तरुणिमनि' में इमनिच्‌ प्रत्यय (तारुण्य में भी सौकुमार्यातिशय के 
बोधन के लिये प्रयोग किया गया हैँ) । “अनुमदनघनु:” इस पद में (पूर्व पदार्थ- 
प्रधान) श्रव्ययीभाव समास (उत्तरपदरूप मदनघनु की अप्रधानता के प्रकाशन द्वारा 
अूलताग्न के वशीकरण-सामथ्य की अतिशयता को अभिव्यक्त करता है) । “मौलि 
वसति” इस पद में कर्मभूत आधार (अर्थात्‌ क्मंविभक्ति के प्रयोग से नायिका के 
सौन्दर्यातिशय की अभिव्यक्ति होती है । तरुणिमनि के स्थान पर) तरुणत्व॑ 
(प्रयोग और अनुमदनघनु: के स्थान पर) घनुष: समीर (प्रयोग और सौलि अधि- 
वसतति के स्थान पर) मौलौ वसति (का प्रयोग) समान अर्थ वाला होने पर भी 
(तरुखिमनि आदि में) स्वरूप की कुछ विशेषता है जिससे यहाँ उस (विशेषरूपता) -. 
की ही व्यञ्जकता मानी गई है । 


]-॥ काव्या लोक: 


बे 


क्यों और रचना के ब्यक्जकत्व के उदाहरण गुरा-स्वरूप (पझचम प्रकाश) 
के विवेसन में कहे जायेंगे । 

टस प्रकार असंलध्यक्रमव्यडम्यब्वनि छह प्रकार की है । 

लक्ष्यव्यहग्य क्रमस्त्रे घा शब्दायमियशक्तिज: ॥सू ० 38॥॥ 

णब्दशक्त्युत्व: अर्थ जवत्युत्थ: उभयणगक्त्युत्थश्चेति त्रिधा । 

आ्रद्य विभजते-- 

वस्त्वलद्भारम पत्वात शब्दशक्त्युद्‌भवों द्विधा ॥सू ० 39 

वस्तुदप: अलच्छा रसूपश्च | 

[6ब |--प्राद्यो य & था-- 

परयोधरोननति हृष्ट्वा वसतां यदि रोचते । 

ग्रत्र यद्य पभोगक्षमोउसि तदा55स्वेति वस्तुमात्र व्यञ्जते । 

द्वितीयों यथा-- 

बिनव पयसों द्रप्टि रसं दत्ते पयोधर: । 

अत्र वाक्यस्याउसम्बद्धार्थत्व॑ मा प्रसांक्षीदिति विभावनालद्ट[ारों 
व्यद्म्यः । 

यथा वा-- 

हिपत्प्रतापदहनस्तद्वालानयनाम्वुभि: । 
शमितो घृमलेसेयं करें तव कृपाणिका ॥॥27।। 

श्रत्न प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरुपमानोपमेय भावों व्यड-ग्यः । 
संलध्यक्रमवब्यट-ग्य-ध्व नि--- 

(अभिवामूला ध्वनि का भद) लक्ष्यक्रमव्यदग्यव्यनि तीन प्रकार की होती 
ह--(!) घब्दशकत्युत्व, (2) अर्थ शवत्युत्थ और (3) उमयशक्त्युत्थ ॥सू० 38॥ 

शददगयन्‍्युत्य, अर्थशपत्युत्थ और उमयणकत्युत्य भेद से संलक्ष्यक्रमव्यझूग्य 


शब्शशाःत्युत्ण ध्वनि के दो भेद--- 


५ अलसी: अवोनि। मी लि & 
प्रथम (शब्दशबत्युत्य ध्वनि) के भेद हैं--- 


वस्तु ओर अलंकार भेद से शब्दणकत्युत्थ ध्वनि दो प्रकार की होती 


ध्वनि-निरूपण :म्‌ 82] 
(शब्दशक्त्युत्थ ध्वनि के दो भेद हो जाते हैं--) () वस्तुध्वनि और (2) 
(2) अश्रलद्भारध्वनति । 


शब्दशक्त्युत्थ वस्तुध्वनि-- 

प्रथम (वस्तुध्वनि का उदाहरण) जुसे--- 

यदि रुचिकर लगे तो पयोधरों की उन्‍्तति (बादलों को उमड़ता हुआ, 
स्तनों को उभरता हुआ) देखकर रुक जाओ । 

(यह वाक्याथे है। व्यद्षग्यार्थ है कि यदि रुचिकर हो तो उरोजों की 
उन्‍्नतता को देखकर रुक जाओ) । 

यहाँ यदि तुममें उपमोग की क्षमता हो तो रुक जाओ । यह वस्तु व्यश्जित 
होती है (अतः वस्तुध्वनि का उदाहरण है) | 


शब्दशक्त्युत्थ श्रलड्धूग रध्वनि-- 

द्वितीय (श्रलक्कार ध्वनि का उदाहरण) जैसे-- 

पय (जल) की दृष्टि के बिना ही पयोधर (बादल श्रथवा उरोज) रस 
देता है । े । 
यहाँ वाक्य की असम्बद्धार्थता का प्रसंग न आए, अ्रत: विभावना अलद्ार 
व्यकृग्य है। अथवा दूसरा उदाहरण-- 

शत्रुओं के प्रताप की अग्नि, उस बाला के नयनाश्रुओं से बुझू गई । यह 
जो तुम्हारे हाथ में कृपारिगका है, यह धूमलेखा है ॥27।। 

यहाँ प्राकरणिक और अ्रप्राकरशिक का उपमान-उपमेयभाव (होने से 
उपमालडूपर) व्यइुग्य है । 

स्वतःसम्भव्यर्थ शबत्युत्थ: कविप्रौोक्तिकल्पि तः । 

कविकल्पितवक्‍्त्रोक्तिसिद्धश्चेति त्रिधा मतः (सू ० 400 

अर्थशक्त्युत्यों ध्वनि: स्वतःसम्भवी कविप्रौढोक्तिसिद्ध: कवि- 
कल्पितवक्त्रोक्तिसिद्धश्चेति त्रिधा । 


वस्तु वालडू: तिरवेति घट भेदोड्सौ व्यनक्ति यत्त । 

त्तेन द्वावशधानिन्नः स्पष्ट रुपमुदाहतौ ॥सू० 40 

तादुशो ध्वनिरवेस्तुरूप: अलंकाररूपश्चेति षट्भेद:। व्यञ्जकार्थ- 
भेदादद्ादशधा । वस्तुना वस्तु व्यक्ति, तेनः चालझ्टार:, अलद्भारेण 





4. वबस्तुना (सू. पा. टि.) 


]22 काव्यालोक: 


वस्तुव्यक्ति, अलद्धारेण चालक्कार व्यक्तिरिति प्रत्येक॑ चतुर्भेदात्‌ 
[7ग्र | ४ द्वादशभेदा: । 


अ्र्थशक्‍त्युत्य ध्वनि के बारह मेद--- 

(संलक्ष्यक्रमव्यड्ग्य ब्वनि का द्वितीय भेद) प्रथ॑ंशकक्‍त्युत्थ ध्वनि तीन प्रकार 
की मानी गई है--() स्वतः सम्मवी (अर्थात्‌ लोक में पायी जाने वाली), (2) 
कवि की प्रोढोक्ति मात्र (उक्ति प्रागल्म्य) से कल्पित और (3) कविकल्पित वक्ता 
की प्रीढोक्ति मात्र से सिद्ध (श्र्थात्‌ लोक में नहीं पाये जाने पर भी कवि-कल्पित 
वक्ता के द्वारा प्रौदोक्ति से कल्पित) ॥सू, 40 ॥॥ 

अ्रथंशक्‍त्युत्य ध्वनि तीन प्रकार की होती है--() स्वत:सम्मवी, (2) कवि- 
प्रोदोक्तिसिद्ध और (3) कविकल्पितवक्त्रो क्तिसिद्ध । 

वे तीन प्रकार (के ध्वनि भेद) वस्तु और अ्र॒लकछ्वाररूप से छह प्रकार के 
होते हैं तथा वे वस्तु अथवा अ्रलक्लार दोनों को व्यक्त करते हैं, ग्रतः काव्य में 
अर्थशक्त्युत्यध्वनि के बारह भेद स्पष्टरूप से कहे गये हैं ॥4 ]।। 

वह (तीन प्रकार की अर्थशक्त्युत्य) ध्वनि वस्तुरूप श्र भ्रलद्धाररूप होने 
से छह प्रकार की हो जाती है, व्यञ्जक श्रर्थ के भेद से उसके बारह प्रकार हो 
जाते हैं। श्रर्थात्‌ () वस्तु से वस्तु व्यडूुग्य, (2) वस्तु से अश्रलद्धार (व्यद्ग्य), 
(3) पभ्रलद्भार से वस्तु व्यक्ष्य और (4) अ्रलद्धार से श्रलकझ्ठार व्यकूग्य, ये चार 
भेद प्रत्येक (तीनों अर्थशक्त्युत्य) के होने से श्र्थशक्युत्थ ध्वनि के बारह भेद हो 
जाते हैं । 

तत्र स्वतःसम्भवी यथा-- 

घूर्ताप्रिमो धनीत्युकते जहास मबदिरेक्षणा । 

अन्न ममबोपभोग्य इति वस्तुना वस्तुव्यक्ति: । 

रते वदसि धन्या$सि न स्मराम्यहमीदशी । 

श्रत्र त्वमधन्या श्रहं तु धन्येति व्यतिरेकालझ्टार: । 

यमदण्ड इवालोकि कोदण्ड: समरे5रिमि: । 

कालीकटाक्षमालेव वाणशालिनिस्सरत्यसों ॥28॥। 

अन्रोपमालछ्थारेण सकलरिपुबःलक्षयं क्षणात्करिष्यतें इति वस्तु । 

मानक्रोधारुण वैरिनारीनयनपलद्ूजम्‌ । 

पुण्डरीकमिवामाति दरारुणइणा हरेः ॥29॥। 








॥. &6चव० 


ध्वनि-निरूपराम्‌ 23 


अत्र ईषदरुणरुष्ट्याउरुणनयनकमलस्य पुण्डरीकत्वविरोधनिदर्शन- 
समकालमेव शत्रु व्यापादनमिति तुल्ययोगिता उपमाव्यक्तिर्वाँ । 


एप आचित्येन सम्भाव्यमान: स्वतःसम्भवी । 


(!) स्वतःसम्भवी वस्तु से वस्तु व्यड्ग्य-- 

स्वतःसम्भवी का उदाहरण जैसे-- 

(तुम्हारा वर) धूत्तों में श्रग्रणी और घनी है, ऐसा कहे जाने पर मादक 
नेत्रों वाली (बाला) हंसने लगी । 

यहाँ “वह मेरे ही उपभोग के योग्य है” यह वस्तु (जहास रूप) वस्तु से 
व्यडग्य होती है । 


(2) स्वतःसम्भवी वस्तु से श्रलद्भूएर व्यडस्य--- 

(एक सखी का दूसरी सखी के प्रति कथन---) तुम घन्य हो जो रति के 
समय बोलती हो, मैं ऐसी हूँ कि मुझे उस समय कुछ स्मरण नहीं रहता । 

यहाँ तुम तो धन्य नहीं हो किन्नु मैं घत्य हूँ यह (दुसरी सखी की अपेक्षा 
आधिक्य दिखाने से) व्यतिरेक श्रलद्धार व्यद्गग्य है । 
(3) स्वतःसभ्भवी श्रलडुगर से वस्तु व्यडःग्य--- 

युद्धभूमि में शत्रुओं ने धनुष को यमदण्ड के समान और घनुष से निकलने 
वाली बारों की श्रेणी को काली (दुर्गा) की कटाक्षमाला के समान देखा ।।28॥ 


यहाँ (काली की कटाक्षमाला के समान इस) उपमा अलझ्ूार से “क्षणभर 
में समस्त शत्रुओं का विनाश कर दिया जायेगा”, यह वस्तु व्यक्त होती है । 


(4) स्वतःसम्भवी झलडूपर से श्रलद्धूगर व्यडग्य--- 

मानरूपी क्रोध से अभ्ररुण शत्रु-स्त्रियों के नेत्रकमल को हरि की कुछ अरुण 
इृष्टि द्वारा पुण्डरीक (श्वेत कमल) के समान कर दिया गया ॥29॥॥ 

यहाँ कुछ अरुण इष्टि से अरुण नेत्र-कमल के पृण्डरीकत्व का विरोध 
दिखायी देने के साथ-साथ, (समकाल) ही शत्रुओं को मार दिया गया, यह 
तुल्ययोगिता अलझ्भूवर अथवा (पुण्डरीक के समान इससे) उपमा अलजूार व्यक्त 
होता है । 

इन (उदाहरणों में) औचित्य के द्वारा सम्भाव्यमान (अर्थात्‌ लोक में 
सम्भव होने से) स्वतः-सम्भवी है। 


]24 काव्यालोक: 


कविप्रीढोक्तिसिद्धों यथधा-- 

त्वत्त: समुद्गतां कीति पूरयन्ति मुनीश्वरा: | 

नवपृष्पोपहारिण हिमाद्रे रिव जाह नवीम्‌ ॥30॥। 

अत्र मुनीनां कीत्तों जाह नवीबुःद्युदयेन विहितनवपृष्पोपहारस्य 
[]74]--कीत्तिजनकत्वं, ततश्च वस्तुना येपामर्थाधिगममों तास्ति & 
तेपामप्येवमा दिवुद्धिजननेन चमत्कार करो ति त्वत्कीत्तिरिति वस्तु । 

केशग्राहं ग्रहीतायां, त्ववा वीरजयश्नियाम्‌ । 

रिपून्‌ कण्ठे नु ग्रह णन्ति सत्वरं गिरिकन्दराः: ॥3॥। 

अन्न केशग्रहणावलोकनोह्दी पितमदना इव कन्दरास्तद्विधुरान्‌* कण्ठे 
ग्रह णन्तीति वस्तुना उत्प्रेक्षाव्यक्ति: । 

मानः प्रयाति हृदयान्निःपीडनभयादिव । 

गाढलिड्धनकामेन त्वया दष्टेडज्भूनाजने ॥॥32॥। 

अन्नोत्रेक्षया प्रत्यालिज्भनादिकम्‌3 । 

कविवकत्राम्वुजाबासा हसन्तीवाम्वुजासनम्‌ । 

जयत्यभिनवारव्यमुवना सा सरस्वती ॥33॥। 


अत्रोत्प्रेक्षया व्यतिरेक: । 


(5) कविप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यड-ग्य--- 

कविप्रोद्रोक्तिसिद्ध (अर्थशक्त्युत्थ के उदाहरण) जैसे-- 

मुनिजन तुमसे उत्पन्न कीत्ति को हिमालय सेनिकली गझ्ञा के समान 
(जानकर) नवीन पुष्पों के उपहार से परिपूर्ण कर देते हैं ॥30॥॥ 

यहाँ मुनियों की कीत्ति में जाहनवीविषयक बुद्धि उत्पन्न होने से नवपुष्पों 
के: उपहार-विधान द्वारा कीत्ति जनकत्व ध्वनित होता है और तव इस वस्तु से 
जिन (मुनियों) को प्रर्थ का ज्ञान नहीं है उनकी भी इस प्रकार की (कीत्ति के 
घवलतातिशय के कारण जाहनवी रूप) बुद्धि को उत्पन्न करके तुम्हारी कीत्ति 
चमत्कार उत्पन्न करती है, यह वस्तु (घ्वनित होती) है । 


ण्च० 
तस्या जयश्विया विधुरान रिपून् कन्दरा: कण्ठे ग्रह णन्ति । (मू. पा. दि.) 


वस्तु (मू. पा. दि.) 


5५५2 0 +०+ 
पर 5 + 


ध्वनि-निरूप ण॒म्‌ 25- 
(6) कविध्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से श्रलद्धुवर व्यहूप्य-- 

तुम्हारे द्वारा (युद्धभृूमि में या सुरतभूमि में) केशों में पकड़कर वीरजयश्री 
को ग्रहर करने पर ग्रिरिकन्दराओं ने शत्रुओं को शीघ्र ही गले में लिप्टा 
लिया ॥3]॥। 

यहाँ (राजा के द्वारा वीरजयश्री के) केशग्रहएणा के अवलोकन रूप वस्तु 
से मदनोन्मत्त-ली होकर कन्दराएँ मानो उसकी (राजा की जयश्नी से रहित) 
शत्रुओं के गले में लिपट रही हैं, यह उद्परेक्षा अलद्भार व्यड्ूग्य है । 
(7) कविप्रौोक्तिसिद्ध अलड्भूशर से वस्तु व्यहस्य--- 

गाढ़ आलिज्धुन की इच्छा वाले तुम्हारे द्वारा अद्भनाश्रों को देखे जाने पर 
(कहीं वीच में पिस न जाऊं इस) दव जाने के भय से मानों (मानिती का) मान 
हृदय से निकल रहा है (32॥। 


यहाँ उत्प्रेक्षा अलझ्धार से प्रत्यालिज्भुन आदि वस्तु व्यक्षम्य है । 
(8) कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलड्धूर से अलड्धूगर व्यडम्ध--- 

कवि के मुखकमल में निवास करने वाली वह वाणी (नव-निर्माण में असमर्थ 
और जड़) कमल पर असीन ब्रह्मा का मानो ठपहास करती हुई, नवीन भुवनों 


का आरम्भ करने वाली (अलौकिक चमत्कारजनक), उस सरस्वती (वाणी) की 
जय होती है ॥33॥। 


यहाँ (हसन्‍्ती इव अस्वुजासनम) इस उत्प्रेक्षा अ्रलद्धार से (ब्रह्मा। की 
अपेक्षा कविवाणी उत्कृष्ट है यह) व्यतिरेक अ्रलद्धूगर व्यडूग्य है । 
कविकल्पितवक्त्रोक्ति सिद्धश्चतुष्‌ं । यथा-- 
काध्य सौभाग्यसम्पूर्णा पार्वणे'स्दोविलासिनी । 
अन्र पूर्वेचू रन्‍्यनायकासक्त इतलि वस्तु । 
द्रतीभवति तद्दृष्ट्या सखि मानेडपि मानसम्‌ । 
अत्र वस्तुना प्रियावलोकनसौभाग्य बैयेण सोदु न शक्‍्यत इत्युट्प्ेक्षा ।. 


कि रोदिषि हृत॑ गव्यं वीक्षमाणा गृहाज़्णम । 
एवं श्रसृतवस्तूना त्राता देवों जनाददनः ॥॥34॥ 





[.. नायकस्य तब (मृ. पा. टि.) 
2. वीक्ष्यमाणा 


26 काव्यालोक: 


[[5श्र] अच्र हतमिति रोदिपीति हेत्वलस्भूगरे#ण एवं प्रसृतवस्तुनामिति 
गव्यहरणदुःलं तव नास्तीति वस्तुव्यड-ग्यम्‌ । 
वहुवालागशाकी हृद्य&लब्धगतिस्तव । 
तनूकरोति तन्वज्भी तन्वीमपि तनू' सदा ॥35॥। 
श्रत्र हेत्वलक्कारेण तनोस्तनूकरणे+पि तव हृदये न वत्तत इति 
विशेषोक्तिरित्यलद्धारेणालद्धारव्यक्ति: । 
उक्तो वाक्ये अ्र्थशक्त्युदूुभवों ध्वनि: । 
(9) कविकल्पितवकक्‍त्रोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यडः ग्य-- 
(अथंशक्त्युत्थ ध्वनि का भेद) कविकल्पितवक्त्रोक्तिसिद्ध भी चार प्रकार का 
होता है, (प्रथम भेद का उदाहरण) जैसे-- 


पूर्णमासी के चन्द्रमा की (अर्थात्‌ तुम्हारी) श्राज सौभाग्य से सम्पूर्ण रमणी 
7 


५ 


काने 


|| 


3] 
/्फ 


यहाँ गत दिवस नायक श्रन्य (रमणी) में अ्रसक्त था, यह वस्तु व्यक्त 
होती है । 
(0) कविकल्पितवक्‍त्रोक्तिसिद्ध वस्तु से श्रलद्भूगर व्यडः ग्य-- 

हे सलि ! उस (नायक की) दृष्टि से मान में भी मेरा मानस द्रवीभूत 
हो जाता है । 

यहाँ वस्तु द्वारा प्रियतम के दर्शन से प्राप्त सौमाग्य को धैय॑ से सहन नहीं 
किया जा सकता है, यह उत्प्रेक्षा अलक्धार व्यडूग्य है। 
(4]) कविकल्पितवक्त्रोक्तिसिद्ध अलड्धूगर से वस्तु व्यडःग्य-- 

गृह के झांगन में छीने जाने पर फंले हुए गव्य (दूध, दही) को देखकर क्यों 
रोती हो । इस प्रकार फंली हुई वस्तुओं के रक्षक देव जनादेन (श्रीकृष्ण) हैं ॥॥34॥। 


यहां “फंल गया, इसलिये रोती हो” इस हेत्वलद्भूार से “इस प्रकार फंली 
हुई वस्तुप्रों का (त्राता)” आदि शब्दों से, “तुम्हें गव्यहरण का दुःख नहीं है 
यह वस्तु व्यक्षग्य है । 
(72) कविकल्पितवक्त्रोक्तिसिद्ध श्रलद्भुयर से अलझ्ूपर व्यह ग्य--- 


अनेक बाला-समृह से व्याप्त तुम्हारे हृदय में स्थान प्राप्त नहीं करने पर 


तन्‍्वेंगी सदा दुर्बल शरीर को श्रौर मी कृष् कर रही है ॥35॥॥ 


व्वनि-निरूपणस्‌ मा 


यहाँ हेत्वलद्भार से शरीर को कृश करने पर भी तुम्हारे हृदय में नहीं रह 
पाती (इस प्रकार कारण होने पर भी कार्य न होने से) विशेषोक्ति अलद्धार व्यडूग्य 
है, श्रतः अलज्भार से अलड्धार व्यक्त हो रहा है । 
वाक्य में अ्र्थशक्‍त्युत्थध्वनि को कहा जा चुका हैं 
पदेष्प्पेवम्‌ ॥। सू 42 ॥। 
वाक्यवत्पदे5पि! । 
तत्र वस्तुना वस्तुवब्यक्ति: पदे यथा--- 
दरविकसित”करवकुलपरिमलपरिवासितेन । 
तोयेन अधुनैव कृतस्नानाकलान्तास्य5्धुनेव तच्चिचम्‌ ॥॥36। 
अत्र कतपरपुरुषपरिचया स्तातासी ति वस्तुना वस्तु अधुनापदणद्योत्यम्‌। 


3तुद&प्राप्तिमहादुःख विलीना$शेषपातका 
तच्चिन्ताविमलाह लादक्षीणपुण्यच्षया तथा । 
चिन्तयन्ती जगद्योति परब्रह्‌ मस्वरूपिणं 
निरुच्छुवासतया मुक्ति गताधत्यागोपकन्यका ॥॥37॥॥ 

अन्र अशेषचयद्योत्येडतिशयोक्ती । 

वारुणीं सेवमानस्य भक्तु विव्वोकहेलया । 

([78व] श्रनुभूतवती सर्व पद्मिन्या सह भामि&नी ॥॥38॥। 

अनत्र सहोक्‍्तया सर्वेपदद्योत्यं वस्तु । 

एवमन्येड्प्यूहू या: | 

पदल्ोत्य अ्र्थशक्‍्त्युक्थ ध्वनि के बारह भेद--- 


इसी प्रकार (अर्थंशक्त्युत्थ-ध्वनि वाक्य के श्रतिरिक्त) पद में भी 
होती है ।।सू .42॥॥ 


वाक्य के समान अर्थशक्त्युत्थ ध्वनि के 2 भेद पद में भी होते हैं । 
पदगत बस्तु के द्वारा वस्तु का उदाहरण जैसे-- 





द्वादशचेत्यर्थ: (मू. पा. टि.) 

० शित्त० 

भागवतस्य दशमस्कन्धस्योदाहरणमेतत्‌ (मं. पा. टि.) 
० ब्रह्मा ० 


28 काव्यालोक 


थोड़े से खिले हुए श्वेत कुसुमसमूह के परिमल से सुगन्धित जल से अभी हूं 
(तुमने) स्नान किया है. फिर अभी ही तुम थक रही हो, यह आ्राश्चयंकार 
हैं ॥36।॥। 

यहाँ (इलोकोक्त अ्र्थरूप) वस्तु से परपुरुष के साथ सम्भोग करने के कार० 
तुमने स्नान किया है, यह वस्तु “अथुना” पद से द्योत्य है। 

(पदद्योत्य संलक्ष्यक्रम प्र्थशक्त्युत्थ व्वनि में वस्तु से अलझ्भार व्यड्ग्य ध्वनि 
का उदाहरण “भागवत” के दशमस्कन्ध का है-) 

उन (श्रोक्ृष्ण) के प्राप्त नहीं होने के महादुःख से जिसके समस्त पाप नष्ट 
हो गये और उन (श्रीकृष्ण) के चिन्तन से उत्पन्न निर्मेत आह लाद से जिसके 
समस्त पुण्यसमूह विनप्ट हो गये । (पाप और पुण्यरूप कर्म समाप्त हो जाने से 
पुन्जन्म नहीं रहा अतः) परमत्रह्मस्वरूप जगत्‌ के उत्पादक (भगवान्‌ विध्ण) का 
ध्यान करती हुई उच्छुवासरहित (मृच्छित) हो जाने से दूसरी ग्रोपकन्या मुक्ति 
को प्राप्त हो गई ॥॥37॥। 

(यहाँ सहसख्रों जन्मों में भोगने योग्य पाप के फल का अनुभव कृष्ण के वियोग 
के दुःख में तथा पुण्य का अनुभव ध्यान के भझानन्द से कर लिया, यह कहा गया 
है इस प्रकार) यहाँ “अशेप” और “चय” पद से द्योत्य दो अ्रतिशयोक्ति श्रलद्भार 
व्यद्ग्य हैं । 

वारुणी मदिरा (वरुण की दिशा-पश्चिम दिशा) का सेवन करने वाले भर्ता 
(अथवा अस्तंगामी सूर्य) की विव्वोकहेला (गर्वाभिमान से इप्ट जन के प्रति भ्रनादर 
की सुव्यक्त झांज्भारचेप्टा) के कारण भामिनी ने पद्मिनी के साथ-साथ सब कुछ 
अ्नुमव कर लिया ॥38॥ 

यहाँ सहाक्ति अलंकार से “सर्व” पदद्योत्य वस्तु (व्यहग्य) है । 

इसी प्रकार अन्य भेदों के उदाहरण भी जानने चाहिये । 

'प्रचन्धेधप्यर्भशवित भृ:? ॥। सू .43 ॥। 


यथा*-- 
अल स्थित्वा श्मणाने5स्मिन्‌ गृध्यगोमायुसच्ू ले । 
कद्भालब*हले “घोरे सर्वप्रारिभयक्धूरे ॥ 

). . प्रव ० 

2. अर्थणक्त्युत्थों ब्वनि: प्रवंध5पि द्वादशवा (मू. पा. टि.) 

3. इह तु वबरतुना वस्तुब्यक्ति: । मारतस्योदाहरणम्‌ (मू. पा. टि.) 


७ चकऊत6 


नृमू टास्थि (मू. पा. टि-) 


छा 


ध्वनि-निरूपणम्‌ 


न चेह जीवितः कश्चित्कालघम्म॑मुपागत: । 
प्रियो वा यदि वा ह्वे ष्य: प्राणिनां भतिरीदशी ॥39॥। 


इति दिवा प्रभवतो गृश्नरस्य पुरुषविसरजनपरम्‌ । 
आदित्योध्यं स्थितो मूढ़ाः स्नेह कुरुत साम्प्रतम्‌ । 
बहुविध्नो मुहृत्तो3्यं जीवेदपि कदाचन ।। 
प्रमु कनकवर्णा्म वालमअप्राप्तयोवनम्‌ । 
गृध्यवाक्यात्कर्थ मूढास्त्यजध्व“मविशद्धित्ता: 40॥। 


इति निशिप्रभवतों गोमायोजैनबव्यावत्त नपरं वाकक्‍्य॑ प्रवन्ध* एव । 
प्रर्थशकत्युत्थ--ध्वनि के प्रवन्धगत बारह भेद-- 

प्रबन्ध में भी अ्र्थशक्त्युत्थ ध्वनि के बारह भेद होते हैं ।सु.43॥। 

जैसे महाभारत का उदाहरण है, इसमें वस्तु से वस्तु व्यडग्य है 


गिद्"ों और सियारों से व्याप्त, कंकाल-अस्थियों से युक्त, बीभत्स तथा 
समस्त प्राणियों के लिए भयानक इस श्मशान में रुकना व्यथे है । मृत्यु घर्म को 
प्राप्त हुआ व्यक्ति चाहे मित्र हो अथवा शत्रु, पुनः जीवित नहीं होता, सभी 


प्राणियों की ऐसी ही गति होती है ॥॥39॥। 


यहाँ (केवल) विन में (देखने और मांसमभक्षण में) समर्थ गिद्ध का (मृत 
वालक के सम्बन्धी) पुरुषों को घर लौटे जाने की प्रेरणा देने वाला यह वचन 


है। 


(रात्रि में देखने में समर्थ शगाल चाहता है कि ये लोग सूर्यास्त तक बैठे 
रहें, जिससे गिद्ध के श्रसमर्थ हो जाने पर बालक के मृत्त शरीर को खा सके । अतः: 
बालक के सम्बन्धियों के प्रति उसका कथन है--) 


अरे मूर्खों, यह सूर्य श्रमी स्थित है, इस समय इसको स्नेह करो, यह मुहूर्त 
अनेक विध्नों से संयुक्त है, कदाचिद्‌ यह पुनः जीवित हो जाये। स्वर्णसदश वर्ण 
वाले और यौवन को प्राप्त न हुए इस बालक को गृध्य के कथन से हे मूर्खी, तुम 
तिःशंक होकर किस प्रकार छोड़कर जा रहे हो ? ॥40॥। - 





4.. चहु० 
2... त्यक्षध्व० ; 
3... गअ्न्थगौरवमयात्तु एकादशास्ये भेदा न प्रपडओिचिता इति ध्येयम (मू. पा. 2.) 


30 काव्यालोक: 


रात्रि में सामर्थ्ययुक्त श्यगाल का लोगों को रोकने के लिए यह वचन है । 
यह प्रबन्ध में ही है ! (ग्रन्थ-गोरव के भय से अर्थशवत्युत्य ध्वनि के प्रवन्धगत श्रन्य 
एकादश मेंदों के उदाहरण यहाँ नहीं दिये गये हैं । यह ध्यान में रखना चाहिए ।) 


भेदास्तदेकपंचाशत्तेपामष्न्येषपि कल्पिता: । 
श्रतीच नोपयुज्यन्त इत्युद्देशे न दशिता: ॥सू - 44॥। 


लक्षणामुलस्य चत्वारों भेदा:, असंलक्ष्यक्रमो रसादि: स च पर्देक- 
देशादिभेदात्‌ पड़भेदा:, अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य: अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य 
इति भेदद्वय॑ भेदद्वयात्मा शब्दशक्तिज:, अर्थेशक्त्युत्थस्य द्वादशभेदानां 
पदवाक्यप्रवंधगतत्वेन पट्त्रिंशद्भेदा,, उभयशक्त्युत्थस्त्वेक! एवं। यथा 
मूल ग्रन्थे-- 


प्रतन्द्रचन्द्राभरणा समुद्दीपितमन्यथा । 
[9 अर] तारकातरला श्यामाः सानन्दं न/करोति कम्‌ ॥ 4 ॥ 


इति एकपंचाशद्भेदा: । 


एतेपामन्योन्ययोजने गुणने चेकाधिकपट्शतोत्तरसहन्नद्वयं भेदाः । तेपां च 
सद्भूरसृष्टिम्पां? गुराने चतुरुत्तरतावस्थताधिकदिक्सहस्न भेदा मवन्ति ॥ सू. 45 ॥ 


संशया5ज्भडज़िभावकव्यञ्जकानुप्रवेशरूपस्त्रिविध: सद्धूटर: । प्रकार- 
त्रयभिन्नप्रकारसंयोग: संसृष्टि: । तदेदन्नातीवोपयुक्तमित्यत्र नोकत॑ 
व्याख्यातमन्यत्‌ । 
ध्वनि के इक्यावयन भेद--- 

इस प्रकार (घ्वनिकाव्य के) इक्यावन भेद होते हैं । (इन भेदों को एक- 
दूसरे के साथ मिलने पर) अन्य भी भेद हो सकते हैं, परन्तु बहुत अधिक (भेद) 
का उपयोग नहीं है इस कारण से उनको यहाँ दिखाया नहीं गया | सू. 44 ॥ 

ब्वनिभेद में लक्षणामूला ध्वनि के चार भेद () वाक्यगत भ्र्थान्तरसंक्र- 


)..._तस्य वाक्यमावरनिष्ठत्वात्‌ परिवृत्तिसहनासहनत्वेन पदस्य तदयोग्यत्वात्‌ 
(मू. पा. दि.) 
2. श्यामा स्त्री राविश्च (मू. पा. दि.) 
3. संद्ुरसृप्ट्योश्चतु्मेदास्तैगु रिति (मू. पा. टि.) 
80 404 (प्र. पा. दि.) 


ध्वनि-निरूपणम्‌ 3! 
मित वाच्य, (2) पदगत श्रर्थान्तरसंक्रमित वाच्य, (3) वाक्यगत अत्यन्तति र- 
स्कृत वाच्य श्रौर (4) पदगत अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य) होते हैं । और वह असंलक्ष्य- 
क्रम व्यडूग्य रसादि ध्वनि पदैकदेश आदि [ () परदैकदेश, | (2) पद, (3) वाक्य, 
(4) प्रबन्ध, (5) वर्ण और (6) रचना] भेद से छह प्रकार की हो 
जाती है । अर्थान्तर संक्रमितवाच्य और श्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य--ये दो मेद्‌ हैं ।* 
(संलक्ष्यक्रमव्यड्ग्यध्वनि में) शब्दशक्त्युत्थध्वनि दो प्रकार की (वस्तुध्वनि और 
अ्रलंकारध्वनि) है । अर्थशक्त्युत्थध्वनि के ( () स्वतःसम्भवी के 4 भेद (2) कवि- 
प्रौद्ोक्तिसिद्ध के 4 मेद और (3) कविकल्पितवक्त्रोक्तिसिद्ध के 4 भेद, इस प्रकार) 
इन बारह भेदों के ही 72 पदगत, 2 वाक्यगत और 2 प्रबन्धगत भेद होने से 
अर्थशक्त्युत्थ. ध्वनि के छत्तीस भेद हो जाते हैं। उमयशक्त्युत्थ ध्वनि का(वाक्य- 
मात्र निष्ठ होने से तथा परिवृत्तिसहन) शब्द का शब्द से परिवर्तत (में असमर्थ 
होने के कारण पद के उसके योग्य नहीं होने से उसका) एक ही भेद है । उदाहरण 
जैसे मूलग्रन्थ (काव्यप्रकाश) में दिया गया है--- 


उभयशवत्युत्ण का उदाहरस-- 


(रात्रिपक्ष में) चमकते हुए चन्द्रमा से विभूषित, (नायिका पक्ष में) उज्ज्वल 
चन्द्र के श्राकारवाले सिर के आभूषण को धारण करने वाली, (रात्रिपक्ष में) 
चमकते हुए तारों वाली (नायिका पक्ष में) चञऊचल आँख की पुतली वाली, काम- 
देव को उद्दीप्त करने वाली श्यामा (रात्रि और नायिका) किसको आनन्दित नहीं 
करती ? ॥॥ 4॥ 


(यहाँ रात्रि के समान उक्त विशेषणों से विशिष्ट न।यिका, यह उपमा 
अलझ्ूार व्यहस्य है ।) 


इस प्रकार ध्वनि के इक्यावन भेद हैं । 


इन शुद्ध 5] भेदों को एक दूसरे के साथ मिलने पर (5] से 5 को)गुणा 
करने पर 260। भेद हो जाते हैं । और इन (260। श्रेदों को संकर और संसृष्टि 
के . सन्देह संकर, 2. अ्रद्भाड्धरिमाव संकर, 3. एकाश्नयानुप्रवेश संकर और 


[. लक्षणामूलाध्वनि के 4 भेद में ही श्र्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्तत्तिरस्कृत- 
वाच्य भेद आरा जाते हैं । परन्तु यहाँ पुनः उल्लेख किया गया है, जो उचित प्रतीत 
नहीं होता । अ्रन्य काव्यशास्त्रकारों ने शब्दशक्त्युत्थ ध्वनि के पदगत व वाक्यगत 
दो भेद माने हैं, जिनका उल्लेख “काव्यालोक” में नहीं किया गया । 


832 काब्यालोकः 


संयृष्टि, ये चार भेद हैं इनको) चार से गुणा करने पर(260] २ 4८ 0404 


() संशययुवत्त होने पर (संकर सन्देंह,) अंगांगिभाव संकर और (3) एक 
व्यम्जक में अनुप्रवेश होने से (एकाश्रयानुप्रवेण संकर), इस प्रकार तीन प्रकार के 
संकर हैं । इन तीनों प्रकारों से भिन्न प्रकार का संयोग (निरपेक्षरूप में स्थिति) 
संसृष्टि है। उसका यहाँ अत्यन्त उपयोग नहीं होने से नहीं कहा गया है, उसकी 
व्याख्या अन्य स्थल पर (सप्तम प्रकाश में) की गयी है । 


श्रगृढगूढवाच्याद्धग5परा ज्भूग5सुन्दरा: क्रमात । 
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये कायवाक्षिप्तं ध्वनेः क्रः ।। सू. 46 ॥ 


असहृदयरपिः भटिति वेद्यत्वेन अग्रूढम्‌ | सहृदये रप्यवेद्यतया गूढम्‌ । 
ग्रन्यजन्यचमत्कारोपयोगिचमत्का रजननेन वाच्याज्भम्‌ । रसादेव वियार्थ- 
स्याज्भर श्रपराज्भमम्‌ । वाच्याल्पचमत्कारि अ्रसुन्दरम्‌ । सन्दिग्धप्राधान्यं॑ 
तुल्यप्राधान्यं [काक्वाक्षिप्तं च| । ध्वनिविकारेण च प्रकाशितो ध्वनेमु - 
ख्यस्थैव क्रम: प्रकारान्तरं ग्रुणध्व निरण्टवेत्यर्थ: । 

तत्न अगर यथा--- 


उन्निद्रकोकनदर्ता वहति प्रभात 
चुम्वन्नयं मगनमञझ्चति चण्डरश्मि: । 
एपास्मि सम्प्रति मवामि न वा भवामि 
[]9व] जानामि कस्पय चरितेन&वदाण पान्य ॥| 42 ॥॥ 


श्रत्र॒ उनिद्ितेत्यर्थान्तरसंक्रामतवाच्यं, चुम्वन्नित्यत्यन्ततिरस्कृत- 
वाच्यं, कस्यापीत्यर्थशक्तिमूलं, एवं भवामि न भवामीति पदयोव्यड्मयम- 
गृढमेव । 


गुणीमृतध्वनि काव्य--- 


ध्वनि के क्रम में (गुगध्वनि या गुगीभृतव्यहूग्य रूप मध्यम काव्य के श्राठ 
भेद बतलाये गये हैं) ([) अगृूट, (2) गृढ, (3) बाच्याद्भ, (4) अपराज्, 
(5) असून्दर, (6) सन्दिग् प्राधान्य, (7) तुल्यप्राधान्य शरीर (8) काक्या- 
क्षिप्त । यू. 46 ॥॥ 


!.. अयाकरगनयाधिका [दि] भिरति (मू. पा. दि.) 


ब्वति-निरूपणुम्‌ 833- 


असहृदयजनों (वैयाकरणनैयायिक आदि) के द्वारा भी शीघ्र ही समझा 
जाने वाला अगूढ व्यडग्य होता है। सहृदय व्यक्तियों द्वारा ही वेद्य (प्रतीति पोग्य) 
न होने के कारण गूढ़ व्यडस्थ होता है । अन्य द्वारा उत्पन्न हुए (व्यक्ूग्य श्र्थ से 
वाच्यार्थ के) चमत्कार में उपयोगी (अ्रतः व्यक्ष्ग्य।र्थ वाच्यार्थ के) चमत्कार का 
जनक होने से इसे वाच्याज्भ व्यहग्य कहते हैं । रसादि व्यड्ूग्य वाक्यार्थ का अ्रंग 
होने पर अपराजु व्यक्ृग्य होता है । वाक्य (से व्यह्ग्य) के श्रल्प चमत्कार युक्त 
होने पर असुन्दर व्यअग्य होता है। (व्यड्ग्यार्थ प्रधान है अथवा वाच्यार्थ, यह 
सन्देह होने पर) सन्दिग्धप्राधान्य होता है। (व्यकृग्य और वाच्य का समान ही 
प्राधान्य होने पर) तुल्यप्राधान्य व्यडग्य होता है । और (काकु से आशक्षिप्त 
व्यडग्य) काक्‍्वाक्षिप्त व्यड्ग्य होता है । ध्वनिविकार से प्रकाशित मुख्य ध्वनि का 
ही यह क्रम है। इसका श्रन्य प्रकार गुणध्वनि आठ प्रकार की है, यह अभिप्राय 
है। 


([) श्रगुढ़ व्यडप्य (का उदाहरण) जैसे--- 


प्रभात में खिले हुए लाल कमल के रूप को धारण करने वाला यह तीक्ष्ण- 
रश्मि (सूर्य) गगन का चुम्बन करता हुआ जा रहा है। है पथिक ! शीक्रष कहो, 
क्या तुम जानतो हो कि किसके व्यवहार (कार्य) से यह मैं अभी तो हूँ परन्तु श्रव 
रहती हूँ भ्रथवा नहीं रहती ? ॥॥ 42 ॥ 

यहाँ 'उन्निद्वित” यह पद भ्र्थान्तरसंक्रमितवाच्य, “चुम्बन” यह पद 
अत्यन्ततिर॒स्कृतवाच्य, “कस्य यह पद अर्थशक्तिमूल संलक्ष्यक्रमव्यडूग्य, इसी प्रकार 
“भवामति ने भवासि” इन पदों का व्यद्मय अगूढ ही है (और गुणीभूत ध्वनि का 
उदाहरण है) । 


दृष्टोअसि यरदृष्टोध्प्यधवा भूलोकतिलका भवान्‌ । 
सममुभयोरपि दुःख॑ं सुखं न जानीहि नियमेन )। 43 ॥। 
श्त्र भ्रदृष्टों सुख गृढम्‌ । 
वाच्याड़ु यथा--- 


घनाहिजं विष? वालां सम्मृच्छेयति नित्यश: । 
अत्र वाच्यस्य अहे: सिद्धों हालाहल॑ व्यड्म्यमज्भम्‌ । 





!. है (मू. पा. ठि,) 
2. जले हालाहल च विषम्‌ (मू. पा. टि.) 


॥उ4 काव्यालोक: 


अपराध यथा-- 
अय॑ं स रशनो 'त्कर्पी नीवीविद्ध सनः करः ! 


अन्र शद्धार:-करुणस्याज्भम्‌ । 
इत्थं भावाद्य हाय उदाहरन्ति च-- 


पश्येत्कश्चिच्चल चपल रे का त्वरा?४हं कुमारी । 
हस्तालम्वं वितर ह॒हहा व्युत्कम: क्वासि यासि । 

इत्यं प्रथ्वीपरिव्ृढ० भवद्विद्विपोश्रण्यवृत्ते: 
कन्या कडब्चित्फलकिस4लयान्याददाना$भिघत्ते ॥ 44 ॥। 


अन्न शद्धासूयाधृतिस्मृतिक्षमदेन्यवि बो*धौ त्सुक्यानां पूर्वपर्वोपमर्दनेन 
शण्बलता राजनिष्ठः्भावस्याज्भधम्‌ । 

(2) गढ़ व्यडः ग्य का उदाहरण--- 

हें पृथ्वीपालक ! जो लोग आपका दर्शन करते हैं ्रयवा जो श्रापका दर्शन 
नहीं करते, उन दोनों को ही, यह जान लो कि समान रुप से दुःख शभरौर सुख 
नियम से प्राप्त होते हैं । 43 ॥। 

यहाँ आपके “दुष्ट” होने पर सुख है, यह व्यहग्य अर्थ गूढ़ है । 


(3) वाच्याड्ऱ का उदाहरण-- 


मेघरूपी सर्प से उत्पन्न विष (जल और हलाहल विप) बालिका (नायिका) 
को नित्य ही मूच्छित कर देता है । 


यहाँ हलाहल (विष) व्यक्षग्य है जो सर्परूप वाच्या्थ की सिद्धि में उसका 
अंग रूप है (भ्रत: वाच्याद्भ व्यहुग्य का उदाहररा है) । 


रसनो. 

उत्तालि: (मू. पा. टि) 
है (मृ. पा. टि.) 
किशल ० 

०विरोधी ० 

शब० 


श्प्टमा ० 


चंऊ> 3 30 * 5 


3 (९ 


ध्वनिनिरूपणाम्‌ [33 


4 श्रपराज्भ व्यडः ग्य का उदाहरखण--- 

अपराजु व्यकूग्य गुणीभूतव्यकृग्य का उदाहरण जैसे-- 

यह वही (मेरी रशना) करघनी को खींचने वाला, (नाड़े) को खोलने वाला 
(मेरे पति का) हाथ है । 

यहाँ श्ज्भार रस करुण रस का अंग है । 

इसी प्रकार माव आदि के (अंग रूप होने पर भी अपराज् व्यहग्य ) होता 
है। (भावशवलता के भावाडु होने पर अपराज्ुव्यडग्य ग्रुणीभूतव्यड्ग्यः का) 
उदाहरण है-- 

(शत्रु-कन्या की बातों का वन करते हुए कवि राजा से कह रहा है--) 

(कामुक पुरुष कत्या को पकड़ता है तो कन्या मना करती हुई कहती है) 
कोई देख ले, तो । (शद्धा) 

(फिर भी वह समीप जाता है तो वह कहती है) अरे चपल हट जा । 

(रागानुविद्ध असूया) 
(कहीं निराश होकर कामुक चला न जाये श्रतः कहती है) क्‍या शीकघ्रता 


है ? (धृति) 
(पुनः स्मरण आता है कि यह प्रेमव्यापार अनुचित है क्‍योंकि) मैं कुमारी 
हे । (स्मृति) 
(कामविश में परवश होकर कहती है) हाथ का सहारा दो । 
(श्रम) 
(आत्मसमपंण कर देने पर) ह ह हा । (देन्य) 
(कुमारी कन्या का यह आचरण) मर्यादा का श्रतिक्रमण है । 
(विबोध) 
(कामुक निराश होकर जाने लगता है तो) तुम कहाँ जाते हो ? 
(औत्सुक्य) 


हे पृथ्वी के स्वामि राजनू ! जंगल में वास करने वाले आपके शत्रु की 
कन्या कुछ फल और किसलयों को तोड़ती हुई किसी (कामुक) से इसप्रकार कहती 
है ॥44!। 


यहाँ शंका, असूया, धृति, स्मृत्ति, श्रम, दैन्य, विवोध, औत्सुक्य--इन आठ 
मावों की पूर्वेपृर्वोपमर्दन से शबलता है (और वह कविनिष्ठ स्तूयमान) राजविषयक: - 
(रतिरूप) भाव का अज्ध है। 


]36 काव्यालोक:ः 
असुन्दरों यथा-- 


एसो अपुव्व कुर्ज उम्मइ मिश्रंको त्ति सुणिकणा । 
[20आ्र] बहुए ग्रुरभ्रण & मज्भद्धि आइ अ्रंगाइ सीझंति ॥45॥।॥ 


अत्र सीदन्तीति व्यड्ग्यापेक्षया वाच्यं चमत्कारि | दत्तसद्भू तः 
सद्भू तभवने प्रविष्ट इति व्यड्म्यम्‌ । 


सन्दिग्धप्राधान्यं यथा--- 


व्यापारयामास दशां सहस्न प्रियानने यश्नयनद्वयेन । 
न तह्दिचित्र कमनीयतायामध्य॑ निसगः समुदेति भाव: ॥46॥। 


अन्न विलोचनव्यापारणं वाच्य प्रधान प्रतीयमानं  परिचुम्बनं? वा 
प्रधानं इति सन्देह: । 
5. श्रसुन्दर व्यडः ग्य का उदाहरण-- 

असुन्दर गुणी भूतव्यडग्य (का उदाहरण) जैसे-- 

यह अनुपम चन्द्रमा कुओ्ज में उदित हो रहा है, इस (वचन को) सुनकर 
ग्रुरुजनों के मध्य स्थित वधू के अद्भ शिथिल हो रहे हैं ॥45।॥ 

यहाँ व्यक्ूम्य की अपेक्षा (वहू के श्रंग) शिथिल हो गये, यह वाच्य चमत्कार- 
युक्त है। (लताकुझ्ज में मिलने का समय निश्चित किया था) इस प्रकार का 
दत्तसद्भी त (प्रेमी) सद्ढी त-मवन में प्रविष्ट हो गया, यह श्र्थ यहाँ व्यद्टग्य है । 
6. सन्दिग्धप्राधान्य व्यडःग्य का उदाहरण-- 

सन्दिग्ध प्राधान्य (गरुणीभूत व्यहूग्य) जैसे-- 

नायक ने प्रिया के मुख पर जो नयनग्रुगल के द्वारा सहस्न भ्राँखें लगा दीं 
वह विचित्र नहीं है। सुन्दरता के प्रति यह भाव निसर्गतः ही उत्पन्न होता 
हैं ॥46॥। 


3.  एपोथ्पूर्वो म्गाछूु: कुब्जे उदतीति श्रृत्वा । 
वब्वा गुरुजनमध्यस्थिताया अ्रद्धानि सीदन्ति ॥ (मू. पा. टि.) 
2. ० बन 


ध्वनिनिझुपणम्‌ ब 


यहाँ वाच्यरूप नेत्रों का व्यापार प्रधान है भ्रथवा कुम्बल करना चाहते थे, 
यह प्रतीयमान व्यड्स्य प्रधान है, यह सन्देहास्पद है ! 


तुल्यप्राधान्यं यथा प्राचामू-- 


व्राह्मणातिक्रमत्यागों भवतामेव भूतये। 
जामदग्त्यस्तथा मित्रमन्यथा दुर्मंगायते ॥47॥। 


अत्र परशुरामोरक्ष:कुलक्षय॑ करिष्यतीति वाच्यव्यडग्ययो: सम 
प्राधान्यम | 
काक्वाक्षिप्तं यथा-- 


पादारविन्दयुगल न वहामि मुद्ध ना 

न प्रीतिमन्तरद्भवां प्रकटीकरोमि । 
चाटूनि नो विरचयामि पुर: सखीनां 
मान तनोतु मवती ग्रुणगौरवेत ॥॥48॥! 


श्रत्र पादरविन्दयुगलंमृद्ध ना वहाम्येवेत्यादि व्यड्ग्यं वाच्यस्य 
निषेधस्य सहभावेनव स्थितम्‌ । 
7. तुल्यप्राधान्य गुणीसुतव्यहुग्य का उदाहरण--- 


तुल्यप्राधान्य व्यकृग्य प्राचीन (काव्यप्रकाशकार द्वारा उद्ध त “महावीर- 
चरित” नाटक के द्वितीयाद्धू का उदाहरण) जैसे-- 


(परशुराम ने रावण को लक्ष्यकर उसके मंत्री माल्याबान्‌ को सन्देश भेजा 
है--) ब्राह्मण के अपमान का त्याय करना आपके कल्याण के लिए ही है। इस 
प्रकार करने से जामदरत्य (परशुराम) मित्र रहेंगे श्रच्यथा वे नाराज हो जायेंगे । 


यहाँ परशुराम समस्त राक्षसकुल का ताश कर देंगे, यह व्यद्ग्य तथा 


वाच्य (नाराज हो जायेंगें) इस दोनों का समान ही प्राधान्य होने से (तुल्यप्राधान्य 
गुणीभूत व्यदस्य है) ।॥47। 


8. काववाक्षिप्त का उदाहरण--- 


मैं चरण-कमल-युगल को मस्तक पर घारण नहीं करू गा, अन्तरंगता प्रीति 
को प्रकट नहीं करू या, सखियों के समक्ष चाटुकारिता के वचन नहीं कहू गा--- 
श्राप तो गुणों की गुरुता के कारण मान कीजिए ।॥47|। 


हा फाव्यालोक: 


यहाँ “चरणा-कमलों को मस्तक पर अवश्य धारण करूंगा है व्यक्ष््य 
(काकु से आ्राक्षिप्त होने के कारण) वाच्य-निपेघ के साथ-साथ ही स्थित 
होता है । 


इत्यं ध्वनिग्ु सीमुत: समासाविह दर्शितः । 
[20ब] काव्यस्य भेदसं सिद्ध ये चित्र तदइत & यो: पृथक ।सु.47। 


ध्वनिकृत: काव्यभेद इत्यर्थ:। एतद्भेदद्वयातिरिक्तं चित्र॑ तदपि 
काव्यमेव । किन्तु विम्बग्रतिविम्बभासानां ब्रह्म श्वरजीवानामानन्द- 
तारतम्येन नाहं ब्रह्म त्यागोपालमपलाप्यमानो ब्रह्मभावः परेशयो: 
पार्थक्येन जीवे वाच्यायमानो वस्तुरुशा न ब्रह्म ति कथशब््चिन्मन्तव्य:, न 
त्ववस्तुशशा । अपितु मुख्यग्रुगभावेन प्रतीयमानार्थशया तयोरेवास्तु 
काव्यत्वम्‌ । न तु काव्यशरीरसिद्ध या चित्र न काव्यमिति वक्‍तुमुचितम_ | 
पृथकत्वं! तृत्तमानुत्तमत्वद्योतक भेदे तु ग्रुणगभाव एव. कारणमित्यले 
वेदान्तकटाक्षितेन | सचेतनशरीरेण व्यवहारों यथा भवेत्‌ ध्वनियुक्तेन 
काव्येन तथाह्वाद: प्रवत्तंता, सचेतनेन स्फृत्तिमतां यो हि चमत्कार: स च 
ध्वन्यात्मेति स्पष्टम्‌ । 


इति श्री. काव्यालोके ध्वनिनिरुपणं नाम द्वितीयः प्रकाश: ।॥2॥। 


इस प्रकार ग्रुणीभूतब्वनि काव्य (ग्रुणीभूतव्यड्ग्य या मब्यम काव्य) 
संदोप में यहाँ कहा गया है । काव्य के (तीन) भेदों की दृष्टि से इन दोनों (ध्वनि 
काव्य श्र गुणीभूतब्वनिकाब्य) से भिन्न (तीसरा काव्यभेद) चित्रकाव्य 
है ॥सु.47।। 


काव्यभेद से भ्रभिप्राय है-ध्वनि के द्वारा किये गये भेद श्रथवा ध्वनिकार 
ध्रानन्दवर्धनसम्मत काव्यभेद । (. ध्वनि काव्य और 2. ग्रुणीभूतव्यहूग्यकाव्य ) 
इन दोनों भेदों के श्रतिरिक्त चित्रकाब्य है, काव्य वह भी है । किन्तु विम्ब-प्रति- 
ब्िम्व से भासित होने वाले ब्रह्म, ईश्वर तथा जीव का झानन्द के तारतम्य से 
मैं ब्रह्म हों,” ऐसा गोपाल-पर्यन्त (श्रागोपालम्‌) प्रर्थात्‌ सासान्यजनों तक व्याप्त 
रहने वाला ब्रह्ममाव है । यह ब्रह्ममाव ब्रह्म श्रौर ईश्वर के पार्थकय से जीव में 
वाच्य बनाया जाता है, श्रतः वस्तुदष्टि से वह (जीव) ब्रह्म नहीं है--ऐसा मानना 
चाहिए, ग्रवस्तु इप्टि से नहीं। अपितु (जिस प्रकार आनन्द की मुख्यता श्रौर 
गौगाता के कारण ब्रह्म के दो भेद हो जाते हैं--ब्रह्म और ईश्वर उसी प्रकार) 





). ० वयद 


ध्वनिनिरूपणम्‌ 39 


ध्वति के (ध्वति-काव्य में) मुख्यरूप से और (ग्रुणीभृतकाव्य में) गुसभाव से 
प्रतीत होने के कारण उन दोनों भेदों में ही काव्यत्व रहता है । काव्यशरीर 
(शब्दार्थ) की सिद्धि चित्र काव्य में भी होती है, अतः चित्र काव्य नहीं है, ऐसा 
कहना उचित नहीं है । दोनों प्रकार का जो पृथक्त्व है वह उनकी उत्तमता और 
अनुत्तमता का द्योतक है। इनके भेद या पृथक्त्व में केवल ध्वनि का गुराभाव ही 
कारण है। वेदान्तः दृष्टि इतना ही प्रतिपादन पर्याप्त है । सचेतन शरीर से जिस 
प्रकार व्यवहार किया जाता है, ध्वनि युक्त काव्य से उसी प्रकार आह्वाद का 
प्रवर्तन होना चाहिए । सचेतन और स्फूतिमय (शब्दार्थ) से जो चमत्कार प्रकट 
होता है, वही ध्वन्यात्मा है, यह स्पष्ट है । 


(हरिप्रसाद विरचित) “काव्यालोक” का “ध्वनिनिरूपण नामक द्वितीय 
प्रकाश समाप्त हुआ ॥2।। [] 


.वेदान्तसार के अनुसार---हिरूपं हि ब्रह्म अ्रवगम्यते । 
पारमाथिकसत्ता--भ्रानन्दो ब्रह्म ति व्यजानातू--आ्रानन्दप्रधान सर्वोपाधि- 
विवर्जित--न्नह्म (पर ब्रह्म) 
व्यावहारिक सत्ता--नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्ट---सोपाधिक (आानन्द- 
गौण)-ईश्वर (अ्रपर ब्रह्म) 
प्रातिमासिक सत्ता-मलिनसत्वप्रधान अविद्योपहित-आनन्दांश बाधित-जीव 
इसी प्रकार--- 
काव्य » ब्रह्म 
ध्वनि 5 आनन्द-निगु ण-उत्तम 
गुणी भूतव्यड्ग्य 5 उपहित सगुरा झानन्द--मध्यम 
वाच्यप्रधान 5 मलिनसत्त्वोपहित आननन्‍्द-अभ्रधम 


तृतीय: प्रकाश: 


रसविलासप्रकाश: 


झ्राद्यो रसादिरित्युक्तं रसस्तत्र प्रपञ"च्यते ॥सू, 48॥। 


व्वनिष्रस्तावे असंलक्ष्यक्रमव्यडम्यत्वेन रसस्योपक्षेप: कृत: । तत्र 
ध्वनित्वेनोक्तस्थेव रसस्य विविच्य लक्षणं क्रियत इत्यर्थ: । 


समूहाछलम्वनावृत्तिस्फूति श्चित्ससमचा यिनी ॥सू. 49।। 


[2!ध्र]| समूहों विभावानुभावादीनां, तदाल & म्बनावत्तिस्थायी- 
भावश्चित्समवायित्वेन तत्‌ स्फति: प्रकाशो रस: वत्ती चित्स्फर्त्तिवाँ । 


ग्रयं भाव: रसस्तावत्‌ काव्ये नाट्ये कविना नटेन च भावनया 
समपितरलीकिकविभावाःनुभावः्व्यभिचा रिशशब्दित:._ कारणकार्यसह- 
कारिभिः सम्भूयालौकिकव्यापारेणाञतिव त्तिता55वरणोन० व्यक्तिविपयी- 
कृतण्चवेणया विगलितात्मग्रहेण? प्रमात्रानुभूयमानः? प्राग्वासनारूपरत्या- 
दात्माभग्नावरणचिद्दि शिप्टो रत्यादि स्थायीति यावत्‌ । विभावादिच- 
वंणापुरस्कृतस्थाय्युपस्थापितस्वरूपानन्दाका रवृत्तेश्चित्ते समर॒दयात्‌ स्था- 
य्यवच्चछिन्तत्वेन भग्नावरणा चिदेव वा रस 





शबुन्तलाचन्द्रोदयदयः (मू. पा. टि.) 
अ्रश्रपातादयः (मृ. पा. टि.) 

चिस्तादय: (मू. पा. टि-) 

विनभाव प्रतुमाव व्यमभिचारी (मू. पा. टि.) 
दूरीफूत [सर पा. दि.) 
झानन्दांगावरगांजानम्‌ (मू. पा. टि.) 
मातत्यादि निजधर्म: (म. पा. टि.) 


बप्रकाशतया (मे. वा. दि.) 


772६ ई (3 >> "| 
ध् है - छः बढ 


55 


3 


तर 


रसविलासप्रकाशः [4 


“आद्यो रसादि:!” इत्यादि लिखकर द्वितीय प्रकाश में रस का उल्लेख किया 
गया है, अब उसका वबिस्तारपूर्वक वर्शन किया जा रहा है ॥सू. 48॥ 


(द्वितीय प्रकाश में) ध्वन्ति का विवेचन करते हुए असंलक्ष्यक्रमव्यडूग्य ध्वनि- 
भेद के रूप में रस का उल्लेख किया गया है! वहाँ ध्वनित्वेन उक्त रस का ही 
यहाँ विवेचनपूर्वक लक्षण किया जा रहा है, यह अभिप्राय है | 


रस-निरूपरणा--- 


. अभिनवगुप्त का सत--- 

चित्समवायिनी समूहालम्बनाद्त्ति की स्फूर्ति (प्रकाश) रस है । (अर्थात्‌ 
श्रन्त:करण की दृत्ति-स्थायी भाव का विभावादि समूहविषयक और आत्मा-चैत्तन्य 
से समवायरूप से सम्बद्ध प्रकाश ही रस है |) ॥सू- 49॥ 


विभाव, अ्रनुभाव एवं व्यभिचारिभावविषयक (समुदायविषयक) रत्यादि- 
रूप स्थायी भावात्मक अन्तःकरणद्ृत्ति की चित्समवायिनी स्फृति (प्रकाश) ही 
रस है अ्रथवा उस द्षैत्ति में चितू की स्फूर्ति अर्थात्‌ चित्त का प्रतिबिम्ब ही रस है । 
(“चित्समवायिनी ” शब्द की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है-- 
() ज॑से घटपटादि पदार्थ स्वप्रकाश नहीं है, स्वप्रकाश केवल चैतन्य है । परल्तु 
इन्द्रियकूपी करण के हारा घटपटादि पदार्थ से सम्बन्ध होने पर, अन्तःकरणा में 
स्थित आत्मचैतन्य वस्तु को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार स्थायीभाव स्वयं 
प्रकाशित नहीं हो सकते, किन्तु विभावादिरूप करण से सम्बन्ध होने पर श्रच्तः- 
करण में स्थित आत्मचेतन्य ' उनको प्रकाशित करता है। (2) जंसे सामान्य 
काच में प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता, परन्तु जब काच पर वानिश लगा 
दी जाती है तो प्रतिबिम्व दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार घटपटादि पदार्थ का 
ज्ञान होता है, घटपटादि स्वप्रकाशित नहीं होने पर भी, जब इन्द्रियकूपी कररणा 
के द्वारा अन्तःकरण से सम्बन्ध होता है श्रर्थात्‌ श्रन्त:करणरूपी शीशे पर इन्द्रिय- 
करणरूपी वानिश लगा दी जाती है तो चित्‌ का प्रतिविम्व अन्त:करण पर पड़ने 
से घटपटादि पदार्थ प्रकाशित होते हैं । इसी प्रकार स्थायिभाव स्वप्रकाशित नहीं 
होने पर भी विभावादिरूप करण की वानिश लमने पर अन्तः:कररा में चित का 
प्रतिबिम्व पड़ता है, वही प्रतिविम्ब रस है ।) 


अभिष्राय यह है कि स्थायीभाव काव्य में कवि के द्वारा और नाठ्य में नट 
के द्वारा (काव्याथ के पुनः-पुनः अनुसन्धानरूप) भावता से उपस्थापित किये जाने : 


. आद्यो रसादिः षौढा5उसौ स्पष्टं रूपमुदाहता ॥सू 32॥। 


42 काव्यालोकः 


वाले अलौकिक विभाव, अनुमाव झौर व्यमिचारिमाव शब्दों से और लोक 
में कारण, कार्य और सहकारी कारणा शब्दों से कहे जाने वाले विभावादि के 
द्वारा ही मिलकर (मिप्तित रूप में), अज्ञानरूपी आवरण दूर होने पर, उस 
अलौकिक व्यापार से प्रकाशित (पअभिव्यक्त) होता है, (स्थायीभाव को प्रकाशित 
करने में विमावादि इन्द्रियकरण के समान होते हैं), विभावादि की चर्वेशा से 
जिसका प्रभातृत्वादिनिजधर्म विनप्ट हो जाता है ऐसे प्रमाता के द्वारा (स्वप्रकाशता 
के कारण ) अनुमव किया जाता है, यही पूर्व संस्काररूप में विद्यमान श्रज्ञानरूपी 
आवरगा नष्ट हो जाने पर चिद्विशिप्ट रूप से अनुभूयमान रत्यादि स्थायिभाव 
ही रस है । अथवा विभावादि की चर्वशा के समय, स्थायीमाव के द्वारा उप- 
स्थापित स्वृछपानन्दाका रत्त्ति वाले अन्तःकरण में शस का उदय होता है, अत: 
स्थायियुकत भग्नावरण (जिससे अज्ञानरूपी आवरण नष्ट हो गया है--ऐसा) 

चित (चंतन्य) ही रस है । 


तदाहुस्तातचरणा :-- 


व्यवत्या विशिष्टो रत्यादिस्थायी यथ्वप्यसों रसः । 
स्थाय्यवच्दिन्नचेतन्यमनावरणमेव सः ।। 


तदेतदतिगहनमपि दिद्धमात्रं व्यास्यायते । व्यवितरत्र भग्नावरणा 
चितू, चर्वशायाश्चिदृगतावरणभज्भरूपत्वातू । 

विशिष्टत्वे! चिदंशत्वेन नित्यत्व॑ स्थाय्यंशेनानित्यत्वमित्यु भयो- 
रनुव्दुद्धस्वह्पस्य तत्राविरह: स्यात्‌ । 


न च ःतदाकारान्तः“करणवृत्तेत्र *ह्मास्वादसमाधिसाम्यं शद्धुनीयम्‌? । 
[2]ब ] स्थाय्यवच्छिन्नचिदानन्दास्यालम्वनत्वेन काव्यकव्यापार& 
भाव्यत्वेन चर्वलक्षण्यात्‌ । 

“तन चापप्रामाण्यशद्धादू रश्चित्तभूमावारोपणीय: । “सुखमात्य- 


विशेषणां विभेष्यं वा (मू. पा. टि.) 

स्थाय्युपरथापितस्वरूपानन्दाका रक्षत्ते : (मू. पा, टि.) 

० न्तप्क० 

0 ६2 मैं 09 

येन चे दोषपरिहारः स्यादित्यधे: (मू. पा. दि.) 

6... ननु स्यास्यवच्छिन्नचिदानन्दस्थ रसत्वे मानमेव तास्तीत्यत श्राह 

(मू. पा. दि.) 


०. का ॥० १० 


रसबिलासप्रकाश: 443 


न्तिक यत्तदि/ति! समाधिसुखभाने शब्दस्थेव, “रसो वे स” इति श्रुत्तिः 
सहृदयप्रत्यक्षस्थ च तत्र तदुभाने मानातू । 


तदाकारान्त:क”रणवृत्तिरूपायाश्ववेशाया:. शब्दव्यापारभाव्य- 
त्वेनापरोक्षानन्दालंब्तत्वेन च [शाब्दप्रत्यक्षयोरत्र न] भेद इत्यभिनव- 
गुप्तपादा: । 


इस विपय में तात (पिताजी या गुरु) का कथन है-- 


यद्यपि भरतावरण-चिद्विशिष्ट रत्यादि स्यायिभाव रस है। परच्चु 
स्थायियुक्त श्रावरणरहित चैतन्य भी रस होता है । (भ्रभिप्राय यह है कि इसे दो. 
प्रकार से कहा जा सकता है--!. “भग्नावरणाचिद्विशिष्टरत्यादिरेव रसः--- 
भग्तावरणा चिद्विशिष्ट रत्यादि ही रस है। 2. “रत्याद्यवच्छिन्न भर्तावरणा- 
चिदेव रसः--रत्यादियुक्त मग्नावरणा चित्‌ ही रस है ॥) 


यह विषय अतिगहन होने पर संकेतरूप में व्याख्या की गई है। “व्यक्ति” 
शब्द का यहाँ अभिप्राय है भग्तावरण चित (अ्रज्ञानकूप श्रावरणरहित चैतन्य), 
क्योंकि चर्वणा चेतन्यगत (अज्ञान के) आवरण को नष्ट करने वाली होती है । 


विशिष्टत्व* में (अर्थात्‌ चित्‌ को चाहे विशेषण माना जाये या विशेष्य ) 
चित्‌ भ्रंश के कारण रस नित्य है, स्थायिभाव के कारण अनित्य है। इस प्रकार 
दोनों में ही (!. भग्वावरणाचिद्विशिष्ट रत्यादिरेव रसः और 2. रत्याद्यवच्छिन्न- 
भग्नावरणा चिदेव रसः, इन दोनों में ही) अनुद्बुद्धस्वकूप का भी ग्रहण होता है- 
अर्थात्‌ नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों का ही ग्रहण होता है । 


रसास्वाद की अवस्था में (आनन्दाकार अन्तःकरण की दृत्ति है आत्मचेतन्य 
का अपना स्वरूप सच्चिदानन्दस्वरूप । उस) आनन्‍्दाकारदृत्ति का, ब्रह्मस्वाद- 
समाधि से अभेद हो जायेगा, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । (इस विषय में दो 
समाधान है---. ब्रह्मास्वाद में समाधि स्थायिभाव से संवलित नहीं है जबकि) 





.. सुखमात्यन्तिक॑ यत्‌ तद वुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
22, ० च्तष्कू ० 3. ०्ब० 
4. [) “भग्तावरणाचिद्विशिष्ट रत्यादिरेव रसः”-इसमें “चित्‌'विशेषरा है, 
“रत्यादि” विशेष्य है । 
(2) “रत्याद्ववच्छिन्नभर्तावरणा चिदेव रसः:” यहाँ “रत्यादि” विशेषण 
और “चित्‌” विशेष्य है। 
इसी विशेषण -विशेष्य-माव को विशिष्टत्व प्रकार नाम से कहा जाता है । 


44 काव्यालोक: 


रस-चर्वणा का आलम्बन स्थायिभाव से युक्त (विभावादि सांसारिक पदाथों से 
: मिश्चित चिदांनन्‍्द है ।) 2. रसास्वाद में विभावादि के द्वारा जो व्यापार होता है, 
उस व्यापार से आनन्दमयत्व प्राप्त होता है (जबकि ब्राह्मानन्दास्वाद में यह 
स्थिति नहों होती ।) अतः रसास्वाद में होने वाले और ब्रह्मास्वाद में होने वाले 
आनन्द की अनुभूति में भिन्नता होती है । 
रसास्वाद में अनुभूत आनन्द में कोई प्रमाण नहीं है, इस प्रकार की शंका 
का अंकुर भी चित्त में उत्पन्न नहीं होना चाहिये । (इस विषय में दो प्रमाण हैं-) 
।. समाधि-अवस्था में आनन्द की अनुभूति होती है, इस विषय में गीता में कथित 
सुलमात्यन्तिकम्‌” इत्यादि शब्द-प्रमा।ण हैं, उसी प्रकार इस आवन्दानुभूति में 'रसो 
व॑ सः यह श्रुति-वाक्य प्रमाण है । 2. ब्रह्म का साक्षात्कार केवल ब्रह्मयोगियों 


को होता है उसी प्रकार) सहृदय-व्यक्तियों को वह (रस) साक्षात॒ प्रत्यक्ष का 


विषय है । 

आनन्दाकार चित्तवृत्तिरूप चर्वशा (विभावादि के द्वारा अलौकिक व्यापार 
से भाव्य है अतः) “शब्दव्यापारभाव्य” है श्ौर प्रत्यक्ष आनन्द उस चर्बणा का 
आलम्बन है अत: (प्रत्यक्षात्मक” है, परन्तु यहाँ शाब्दत्व और प्रत्यक्षत्व में विरोध 
नहीं होता है । (नैयायिकों के अनुसार णाव्दत्व और प्रत्यक्षत्व में विरोध होता है । 
परंतु वेदान्तमत में दशमस्त्वमसि”, 'तत्त्वमसि' इत्यादि बाक्‍्यों में वाकयज-वाक्यों से 
उत्पन्न बुद्धि ही जीव और ब्रह्म की ऐक्य-प्रती ति है । वहाँ पर जीव और ब्रह्म की 
ऐक्य-प्रती तिरूप बुद्धि शब्द से उत्पन्न होने के कारण णाब्दत्व है श्र प्रत्यक्ष ब्रह्म 
ही उसका झालम्बन होने के कारण प्रत्यक्षत्व है, इस रूप में वेदान्ती शाव्दत्व श्रौर 
प्रत्यक्षत्व में विरोध नहीं मानते, उसी प्रकार साहित्यिक रसचर्वणा को भी शाब्दत्व 
और प्रत्यक्षत्व दोनों ही माना जाता है ।) 

यह उपयुक्त मत अभिनवगुप्त का है । 


भट्टनायकस्तु अभिवया! निवेदितानां पदार्थानां? भावकत्वव्यापारेण* 
उसानुकूलधर्मपुरस्कारेणोपस्थिति::। इत्यं च साधारणीकृतेपु 
विभावादिपृतृतीयव्यापारमहिम्ना तथाकृत एवं स्थायी भुज्यते । 





अभिवा निरन्तरा सान्तरा च आद्या शक्तिद्वितीया लक्षणा (मू. पा. दि.) 
विभावादीनां साधारणीकरणम्‌ (मू. पा. टि.) 

ग्रगम्यत्वादि रसबिरोबन्नानप्रतिबंधिन (मू. पा. टि.) 

विनावानां कान्तात्वादिसामान्येनोपस्थिति: स्थाय्यनुमावादीनां सम्बन्धिवि- 
शेपानवच्छिन्नत्यम्‌ ।॥ (मूं- पा. दि.) 


ईं> 0) ४-० 


रसविलासप्रकाश: 845 


तत्र भोग: सत्त्वो'द्रं कात्प्रकाशमानानन्दसंवित्स्वरूपो लौकिकसु- 
खानुभवविलक्षण: । तेन विभावादिभिः स्थायिनो रत्यादेभोगो रस: 
इतराभिभवेनावस्थितिरुद्रे क: । “प्रभिधा भावना चैव तद्भोगीकृतिरेव 
चे” ति काव्यस्य त्रयो व्यापारा इति व्याजहार । 


नव्यास्तु साक्षिभास्यालम्बनादिविषयक: स्थायी रस: । 


अत्र हि व्यञअ्जनयालंबश्नविषयान्यव्यापारपरिग्रहे सरसवाहिचित्त 
वृत्तिभावनाविशेषमहिम्ना कल्पितालम्बनव्यापा रतिरोहि- 
[22अ्र] तान्यसंस्का &रे स्वात्मन्युज्जुम्भमाण:* सर्वोप्यनिरवेंचनीय एवं । 


एतस्य कार्यत्वं दोषविशेषनाश्यत्वं [च]। 
स्वोत्तरकालीनाह्लादविशेषेणाभेदात्सुखवाच्यत्वम्‌ । 


स्वप्रावकाली नरत्यादिना तदग्रह्ाद्‌ व्यड्मग्यत्वं बर्णंनीयत्वं च भवति । 
“गवच्छादकमण्प्यनिर्वंचनीयमेवेतति । 
2. भटद॒ठनाथक का सत-- 
भट्टनायक का मत है कि अभिधा के द्वारा उपस्थापित पदार्थों का भावकत्व 
व्यापार से (शकुन्तलादि के विषय में “अग्रम्या इयम्‌” इत्यादि रसविरोधी ज्ञान 
रोक दिया जाता है और) रसानुकूल विशिष्ट धर्म के साथ (उन शकुन्तलादि 
पदार्थों की) उपस्थिति होती है। और इस प्रकार भावकत्व व्यापार से विभा- 
वोदि का साधारणीकरणा हो जाने पर भोजकत्व या भोगीकृत वामक तृतीय 
व्यापार से (तथाकृत) साधारणीकृत स्थायिभाव का भोग किया जाता है । 
वहाँ (भट्टनायक के मत में) भोग का श्रर्थ है--सत्त्वगुण का उद्रेक 
(बृद्धि) होने पर प्रकाशमान (प्रकाशित होने त्राला) आतन्दस्वरूप (चैतन्यात्मक) 
ज्ञान जो लौकिक सुख से विलक्षण होता है। अ्रतः स्पष्ट है कि विभावादि के द्वारा 
रत्यादि स्थायिभाव का भोग ही रस है। यहाँ “उद्रेक” का आशय है दूसरे 
(रजोगुण और तमोगुरा ) को दबाकर सत्त्वगुण की ही प्राधान्येत स्थिति । इस 





सत्वो ० 

०ब्‌ ० 

०्वंे ० 

० मानः 

रत्यादिविशिष्टवोधे विशेष्यताव च्छेदकत्व म्‌ (मू. पा. टि.) 
रामादिरूप (मृ. पा. टि.) 


46 काव्यालोक: 


प्रकार मट्दनायक ने काव्य के तीन व्यापार कहे--. अभ्रभिधा (जिससे काव्यार्य 
समझा जाता है), 2. भावना या भावकत्व (जिससे विभावादि का साधार णी- 
करण होता है) और 3. मोगीकृति या भोजकत्व (जिससे रति आदि स्थायिभावों 
का रसरूप में मोग किया जाता है) ! 

3. नव्य-मत--- 


नव्य (श्राघुनिक) विद्वानों के मतानुसार साक्षिमास्य श्रालम्बनादि-विपयक 
रत्यादि स्थायिमाव ही रस है। (“साक्षिमास्य” पद में “साक्षी” का श्र्थ है--- 
“अन्त:करणोपहित चैतन्य” । “साक्षिमास्य” का अ्रभिप्राय है-केवल प्रात्मा में 
भासित होने वाले | ग्र्थात्‌ वह रत्यादि स्थायिभाव शआ्रात्मा में भासित होने वाले 
हैं। उक्त पंक्ति में द्वितीय पद “झालम्बनादिविपयक” का तात्पर्य है-शकुन्तलादि 
जो झ्ालम्बन हैं, उन श्रालम्बनादि के विपयीभूत रत्यादि स्थायिभाव । इस प्रकार 
केवल आत्मा में भासित होने बाले शकुन्तलादि आवम्लनविपयक जो रत्यादि 
स्थायिनाव हैं, उन्हें ही रस कहा जाता है ।) 


यहाँ (काव्य में श्रधवा नव्यमत में) व्यज्जनावृत्ति से (दुप्यन्तरूपी 
धर्मी की) शकुन्तताविपषयक रति का ग्रहण होता है (श्र्थात्‌ व्यण्जना द्वत्ति से 
/“दुष्पन्त: णकुन्तताविषयकरतिमान्‌”--यह श्रयथं ज्ञात होता है) तब निरन्तर चलने 
बाली (ग्रथवा बिना विच्छेद के प्रवाहित हो रही) चित्तवृत्ति में (पुनः-पुनः 
प्रनुसन्‍्धानरूप सहृदयत्वरूपी ) भावना- विशेष की महिमा से स्वात्मा में कल्पित 
पग्रालम्बन-व्यापार से श्रन्य संस्कार तिरोहित हो जाते हैं श्रौर स्वात्मा कल्पित 
दुष्पन्तत्व से श्राचछादित हो जाता है (प्रर्थात्‌ “दुष्पन्तो5हं शकुन्तलाविपयक- 
रतिमान्‌” यह बोध होता है) । वहाँ स्वात्मा में उपपद्यमान समी (विशेष्यांश- 
दुष्यन्तरूप से स्वात्मा और विशेषांणश--शकुन्तलाविपयक रति, ये दोनों ही) 
अनिवंचनीय होते हैं । (अनिर्वंचनीय का श्रमिप्राय है कि इसे न तो सत्‌ कहा जा 
सकता है, न असत्‌ । सत् तो यह है नहीं श्रौर असत्‌ होता तो प्रतीत नहीं होता, 
परन्तु कल्पित होने पर भी इसका ज्ञान होता है, श्रतः सत्‌-असत्‌:विलक्षण होने 
में प्रनिवेचनीय कहा जाता है |) 

यह रस भावनारूप दोष का कार्य है और विशेषमावनारूप दोप के नप्द हो 
जाने पर (रस भी) नप्ट होने बाला है (अर्थात्‌ यावत्कालिक भावनारूप दोष 
गहता है तमी तक शकुन्तलादि रति की रसरूप में प्रतीति होती है) ! 

(स्व) रस के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले आलौकिक आज्लाद से इसे (रस 
को) अभिन्न समझा जाता है अतः रस को 'सुलरूप” कहा जाता है। (अथवि 
“दुप्पत्तो ४ शठुन्तताविषयकरतिमान्‌” इस स्स-प्रतीति के पश्चात्‌ ही अलौकिक 


है) 
तर हु के 


रसविलासप्रकाश: ः ]47 


आह्वाद उत्पन्न होता है, श्रटः रस और अलौकिक आह्लाद में भेद होने पर भी 
इनका भेद ज्ञात नहीं होता, अतएवं उन दोनों को अभिन्‍न स्वीकार करके रस 
को सुखरूप कहा जाता है ।) 


(रस को व्यदूग्य और वर्णतीय क्यों कहा जाता है, इस विषय पर विवेचन 
किया गया है कि) रस (स्व) के पूर्व व्यण्जनादत्ति से ज्ञात शकुन्तलादि रति 
(दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌”) और भावनाविशेष से उत्पन्न रसरूप 
शरकुन्तलाविषयक कल्पित रस (“दुष्यन्तोःहं शकुन्तताविषयक रतिमान्‌”) में भेद 
ज्ञात नहीं होता, श्रतः रस को भी व्यक्ग्य और वर्णनीय कहा जाता है । 


अवच्छादकत्व भी अनिवंचनीय ही होता है। (श्रवच्छादकत्व का अभिष्राय 
है--स्वात्मा का दुष्यन्तत्वरूप से आच्छादित होना । अर्थात्‌ “दुष्यन्तो5हं शकुन्त- 
लाविषयकरतिमान्‌” इस प्रतीति में जिस प्रकार सहृदय की स्वात्मा में उत्पन्न होने 
वाली शक्रुत्तलाविषयक रति तो अनिर्वंचनीय है ही, उसी प्रकार सहृदयों की 
स्वात्मा को आच्छादित करने वाला दुष्यन्तत्व भी अ्रनिर्वंचनीय ही कहा जाता है। 


अबाहु: काव्ये कविसमर्पित्तेषु विभावादिषु व्यम््जनव्यापारेण नाट्ये 
नटस्य भावकत्वव्यापारेणश च तेष्वेवः तत्तत्तादात्म्यावगाही” बोध: 
समुत्पयते । स च स्वोत्तरकालीनाह्लादेनाभेदोपचा रात्सुखात्मेति । 


तत्र दुष्यन्तशकुन्तलादितादात्म्यापन्नान्त::करणवृत्तां तत्तत्स्थाय्य- 
वगाही वोधप्रतिविंवस्तदात्मको४पि नासौ रस: श्र तावभेदप्रत्ययेन 
रसव्युत्पत्ते: । न च तत्रानिरवेचनीयगंधो5पि । 


तथाहि अनिर्वेचनीयत्वं* नाम शअज्ञानावच्छिन्नशुक्तिकाशकले 
रजतखण्डभानमिव भासमानत्वं दोषविशेषस्य महिम्ता । पीत: शंखस्ति- 
क्तोगुड इत्यत्रापि” भावनाविशेषरूपदोषेण कल्पिततिक्तत्वादिवत्‌ कल्पि- 


. विभावादिष्वेव (मू. पा. टि.) 

2. दुृष्यन्तशकुन्तलादि तादात्म्यावगाही (मू. पा. दि.) 

3. बोधः 

4, व>न्‍्तष्कृ० 

5... स्थाथ्यात्मा (मू. पा. टि.) 

6.  आरोप्यारोपकांक्षा*मिप्रायेणाह (मू. पा. टि.) 
क्शू ० 

7. उभयत्र युकत्यैक्यं संभावयन्नाह (मू. पा. टि.) 


]48 काव्यालोक:ः 
तालंवन/भानावच्छिन्ने स्वात्मनि शुक्तिकाशकलकल्पे साक्षिभास्थालंवथ्ना- 
दिविपयक: स्थायी रजतखण्ड इव कल्प्येतः यदिः श्र्‌त्या परामृश्येत । 
[22व] *तत्पदपरामशस्य निवि#शेपनिष्ठत्वेन ध्याधितत्वात । साक्षिभा- 
स्यालम्बनविषयकस्थायित्वस्य तत्त्वाभावेन? रसपदव्यपदेश्यत्वाभावात्‌ । 
कस्यानिवेचनीयत्वं रसस्य तद्भावस्य/ वा । न प्रथम: स्वप्रकाश- 
चेतन्यात्मनस्तदयोगात्‌ । तदभावस्य चेतू यत्किश्चिद्भावस्यथ भावमा- 
त्रस्य वा। न प्रथम:? रजतसंस्कारनाशे शुक्तिकाशकले पूर्वेसंस्कारस्या- 
न्‍्यत्रापि!” वाधदर्शनेन रसस्य भावनाशेः्प्यनुगमेन!! व्यभिचारात्‌ । 
भावमात्रस्य चेत्‌ तुष्यतुएः भवान्‌, भावानामनिव चनीयत्व-रव्यापनेन 
तत्पदपरामृष्टस्य शुद्धस्य तु न कथड्न्चिदनिव चनीयत्वव्यपदेश: । 

(नवीन मत की समालोचना की जा रही है--यहाँ नव्य-मत में कहा गया 
है कि काव्य में कवि के द्वारा उपस्थापित विभावादि में व्यञ्जवा-व्यापार से और 
नाट्य में नट के (अमिनयादि बाहुलय ) भावकत्वव्यापार से उन-उन विभावादि 
में ही उन-उन दुष्यन्तशकुन्तलादि के साथ तादात्म्यावगाही (एकाकारता)का बोध 
(प्रतीति) उत्पन्न होता हैं । (वह वोध ही रस कहा गया है) और वह तादा- 
त्म्यावगाही बोघ रस के पश्चात्‌कालिक श्राह्नाद से अभेद रूप में आरोपित होता 
है, अत: रस को सुखस्वरूप ही माना जाता है 

(नव्यमत का खण्डन किया जा रहा है--) वहाँ ( नव्य मत में) दुष्यन्त- 


]. ण्ब० 2. ०>चृ० 

3. ०्ल्पेतत 

4... दृपयति ([मू. पा. टि.) 

5. स्थायितादात्म्येन त्वं पदवदपरोक्षद्धत्ते: रसशब्दस्य तत्पदवत्परोक्षद्तत्ते : 
सकारस्य परामर्शकाव्यं येन निविशेपप्रत्ययस्य वाक्या्थंघटकत्वेन तादात्स्ये 
नारोप्य रजतखण्डकल्पस्यापवादन्यायेन वाधितत्वादित्यर्थ: (मू. पा. टि.) 

6... वा० * 

7. अ्रवच्छादकभेदस्थाम्युपगमात्‌ रसत्वामावः (मू- पा. टि.) 

8. रसभावस्य (मू. पा. टि.॥ 

9. आरोप्यत्वाभावात्‌ (मू. पा. टि.) 

0 गुड़नित्तत्वे (मू. पा. दि.) 

. 


सामान्यबृत्या रसस्यानुगमः (मूं पा. टि.) 
82. इष्टसिध्या परिहरति (मू. प्य- दि.) 


रसविलामस प्रकाश: 449' 


शकुन्तलादि तादात्म्य को प्राप्त (अर्थात्‌ जब सहृदय दुष्यन्त से स्वयं को अभिन्‍नत 
समभता है, उस प्रतीति से युक्त) श्रन्तःकरणद्ृत्ति में उन-उन स्थायिभावों से 
युक्त बोध का स्वप्रकाशमान चैतन्य का जो प्रतिविम्ब है, वह स्थाय्यात्मक होने 
पर भी रस नहीं है (अर्थात्‌ अन्तःकरण के परिणामविशेष में आत्मचेतन्य के 
प्रतिबिम्ब को रस नहीं कह सकते ।) क्योंकि श्रुति में “रसो वे सः“--“रस तो 
वही है” इस वाक्यानुसार बिम्ब में रसरूपता आती है, प्रतिबिम्ब में नहीं । और 
वह बिम्ब (पआरात्मचैतत्य) तो अनिर्वेचनीय नहीं है (वह सत्‌ है, अतः 
वचनीय है ) । 


(अनिर्वेचनीय किसे कहते हैं, यह स्पष्ठ किया जा रहा है--) क्योंकि 
जैसे दोष-विशेष (भावना-विशेष) की महिमा के कारण, अज्ञान से विषयीक्षत 
सीपी के टुकड़े में रजतखण्ड (चांदी के टुकड़े) का भासित होना ही अनिवेचनी- 
यता कहा जाता है । “शंख पीला है.” “गुड़ तिक्त (कड़वा) है,” इन दोनों वाक्‍यों 
में भी विशेषभावनारूप दोष के कारण कल्पित (शंखगत पीतत्व और गुड़गत) 
तिक्तत्वादि होता है (अर्थात्‌ जैसे शंख पीला नहीं होने पर भी परिस्थितिविशेष 
में व्यक्ति को पीला दिखायी देता है, इसी प्रकार ग्रुड़ मधुर होने पर भी दोष- 
विशेष के कारण तिक्त प्रतीत होता है, वहाँ शंखगत पीतत्व और गुड़ गत तिक्तत्व 
अनिरवेचनीय ही होता है, क्योंकि न तो वह सत्‌ माना जा सकता है, न ही असत्‌) | 
उसी सीपी-खण्ड के समान कल्पित दुष्यन्तत्वादि आलम्बन से अवच्छिन्त (ढंके 
हुए) स्वात्मा में, रजतखण्ड के समान साक्षिभास्य आलम्बनादिविषयक (शक्ुन्त- 
लादिविषयक रत्यादि) स्वायिभाव रूप रस को कल्पित ही माना जायेगा, यदि 
वह श्रूति से परामृष्ट होता । (ग्रर्थात्‌ जैसे सीपीखण्ड में रजतखण्ड को कल्पित 
था अ्रनिवेचनीय कहा जायेगा, तद्गत्‌ ही स्वात्मा में शकुन्तलादिविषयक जो रत्यादि 
स्थायिभाव रस हैं उन्हें भी कल्पित या अ्निर्वेचनीय तब माना जायेगा, जब 
श्रुति से उसका परामर्श हो) । श्रुति “रसो वे सः” तत्पद से घटित है (अर्थात्‌ 
बोध्य श्र्थ को “तत्‌” पद से वोधित किया गया है।) । यह “तत्‌” पद सजातीय- 
विजातीय भेद-रहित एक अद्वितीय आत्मचैतन्य-जो निविशेष है, उसको बताता है, 
अतः वचनीय होने से अनिर्वंचनीयता बाघित हो गयी । साक्षिमास्थ आलम्बन- 
विषयक स्थायित्व शकुन्तलादिविषयक रत्यादि तत्पद परामृष्ट निविशेषत्व नहीं है 
(रस तो स्वप्रकाशरूप है, चैतन्यरूप है श्रतः) रस अनिवंचनीय नहीं है । 


(यदि अ्रनिर्वंचनीयता मानें तो) अनिर्वंचनीयता किसको स्वीकार किया 
जाये ? रस को श्रथवा उसके (रस के) भाव को । (यदि प्रथम रस का पक्ष माना 
जाये तो) स्वप्रकाशचैतन्यस्वरूप रस का उस अनिवंचनीयता के साथ योग नहीं." 


१50 काव्यालोक: 


होता (श्रर्यात्‌ “रसों वे सः” इसको चैतन्यस्वरूप माना गया है और वह चैतन्य 
वचनीय है तव रस को श्रनिरवंचनीय नहीं कहा जा सकता) अतएव प्रथम पक्ष 
नहीं माना जा सकता। यदि द्वितीय, उसके भाव को झनिवंचनीय माना जाय 
तो यत्किश्चित्‌ भाव (जिस किसी भाव) को कहेंगे या भावमात्र को। प्रथम 
(यत्किड्चितृमाव) को भ्रनिवंचनीय नहीं कह सकते क्योंकि शुक्तिकाशकल में 
रजतसंस्कार नष्ट होने पर पूर्व (रजत) संस्कार नहीं होता, इसी प्रकार अन्यत्र 
गुड़ में तिक्तता का संस्कार नष्ट होने पर तिक्तता नहीं रहती, परन्तु माव नष्ट होने 
पर भी रसत्वेन चैतन्य तो रहता ही है अर्थात्‌ चैतन्य में हमेशा रसरूपता, आनन्द- 
रूपता तो रहती है, भ्रतः व्यभिचार हो गया । यदि भावमात्र को (माव से भास- 
मान वस्तु को) अनिर्वेचनीय कहना चाहते हो तो कहिये । भाव से उपलक्षित में 
अनिर्वंचनीयता है, पर तत्पद से परामृष्ट शुद्ध (उपलक्षण-रहित) तो किसी प्रकार 
भी अनिर्वंचनीय नहीं हो सकता । (“मावयन्ति इति भावा:” इस बव्युत्पत्ति के 
अनुसार जो आत्मचैतन्य को भावित करते हैं, जिससे उस आत्मचैतन्य की अभि- 
व्यक्ति होती है, वह भाव है, अश्रथवा श्रन्तःकरण के परिणाम-विशेष को भाव 
कहते हैं । श्र्थात्‌ श्रात्मचेतन्य को भावित करने वाले “भश्रहं ब्रह्मास्मि,” “सोश्हम्‌” 
इत्यादि वाक्य भाव हैं, जो अनिवंचनीय हूँ । आत्मचैतन्य जब प्रतीति का विपय 
होता है तो उसके प्रत्यायक विपयमात्र भाव हैं। अथवा समाधि-अवस्था में 
आत्मचंतन्य की भावक अन्तःकरणदृत्ति है, तदात्मकभाव भी श्रनिवंचनीय ही 
है । अनिवंचनीय का अभिप्राय हुआ--जिसका भान होता है, पीछे विलुप्त हो 
जाता है । ग्रात्मचैतन्य तमी तक भासित होता है जबतक कोई वृत्ति अर्थात्‌ भाव 
रहता है, परन्तु जिस स्थिति में झ्रात्मचैतन्य ही रहता है, वहाँ कोई भी उसका 
द्रप्टा या करण नहीं रहता, उस स्थिति में वह शुद्ध आत्मचेतन्य अनिर्वंचनीय 
नहीं होता है ।) 


न चेव॑ साक्षिभास्यालम्वतविषयकरत्यादेभानं नात्मनो रसस्थेति 
वाच्यम्‌ । स्वप्रकाशत्वेन प्रदीपस्येव सबच्नचिहितपदार्थप्रकाशनेनानप हू त- 
स्वभानतया साक्षिरूपस्थ तस्येव भानात्‌ । पात्रविशेषसलिलप्रतिफलनता- 
रतम्येनप्रभाकरस्येवीपाधिकभेदवत्‌ कल्प्यमानस्तत्तत्स्थाय्यवगाहीवो ध- 
प्रतिविम्ब: । पात्रनाशे5प्यनश्यदनाश्य: श्रकायंश्च । 

कि च विशिष्टवोधे विशेष्यतावच्छेद [क]त्वस्य तादात्म्यापन्नांत:?- 
करखवृत्तिरूपत्वेन स्थायित्वाध्यवसायात्मना परिणममानस्थायित्व- 


], > तपष्क ० 


रसविलासप्रकाश: 85[ 


[23श्र | व्यव&हा रप्रयोजकतास्तु! । 
चिदृगतावरणभंगरूपचर्वणामात्रशरीरस्त्वनुभवातिरिक्तप्रमाणसो- 
पानस*रणखिमारोद्मशक्त: । 


सोध्यं स्थाय्यवच्छिन्नानावरण चिद्रूपो ब्रह्मानन्द एव रस 
इत्युच्यते । “रसं हयेवायं लब्ध्वा*5नन्‍्दीभवती” ति श्रुते: ब्रह्मानन्द- 
स्यैव रसात्मता । प्रतीतौ स्थाय्यवच्छिन्नत्वस्थ कारणत्वे तदवच्छेदकत्व॑ 
प्रत्यलौकिककाव्यव्यापारेण भावनया स्वात्मनि समपितानामन्यालम्ब- 
नादि तादात्म्यापन्नान्त:/करणवृत्तिसमवहितवोधप्रतिविवानां विभा- 
वादीनां च सिद्ध सूत्रार्थें: संपद्मते । 


(नव्यमत के सम्बन्ध में एक श्रन्‍्य शंका प्रस्तुत करके उसका समाधान किया 
जा रहा है--) साक्षिभास्यथ (केवल श्रात्मा में भासित होने वाले) आलम्बन- 
विषयक (शकुन्तलादि श्रालम्बन विषयीभूत) रत्यादि का भान होता है, परल्तु 
आत्मचैतन्यविषयक रस (रसरूप आत्मा) का भान नहीं होता, इस प्रकार नहीं 
कहना चाहिये । जैंसे--दीपक जब सन्निहित पदार्थों को प्रकाशित करता है तो 
वहाँ स्व (प्रदीप) का मान अपह्ृवूत (छिपा हुआ) नहीं होता (अर्थात्‌ वह 
प्रकाश दीपक का भी भान है और सबच्रिहित पदार्थों का भी भान है) । 
उसी प्रदीप के समान वही साक्षिरख्प रसस्वरूप आ्रात्मवेतन्य का भी भाव है और 
वही साक्षिभास्य आलम्बनविषयक रत्यादि का भी भान है । जिस प्रकार पात्र- 
विशेष (विविध पात्रों) में स्थित जल में सूर्ये का प्रतिबिम्ब भिन्न-भिन्न दिखाई 
देता है श्रर्थात्‌ उसके अवान्तर भेद दृष्टिगोचर होते हैं (वास्तव में सूये एक ही 
होता है परन्तु उसके श्रवान्तर भेद दिखाई देने से) ये सूर्य के औपाधिक भेद 
माने जाते हैं। उसी प्रकार उव-उन (विशेष) स्थायिभावों से युक्त होने पर 
(कल्प्यमान) अन्त:करण की अवस्था-विशेष से युक्त अ्रन्तःकरण की वृत्ति में उस 
आत्मचैतन्य का प्रतिविम्ब अवान्तरभेदयुक्त प्रतीत होता है (वास्तव में भेद नहीं 
है परन्तु जो सूर्य के औपाधिक भेद के समान ही है) | जिस प्रकार विशिष्ट 
जल-पात्रों के नष्ट हो जाने पर भी वह सूर्य नष्ट नहीं होता, उसी रूप में स्थित 
रहता है; उसी प्रकार अवस्था-विशेष से युक्त अ्न्तःकरण वृत्ति विनष्ट होने पर 


3. ०» जकोस्तु ० 

2 ०पयाू ० 

3. ० रसस्ट्मवाय॑ लब्धा ० 
र्ध्‌ ० तृष्कू ० 


352 काव्यालोक: 


भी वह रस-स्वरूप आत्मचतन्य नप्ट नहीं होता । अतः उस रसस्वरूप आत्म- 
चैतन्य को अनाश्य (जिसका नाश नहीं हो सकता) और अकाये (जो कार्य नहीं 
: है), कहा जाता है । 


(“दुप्यन्तो5हं शकुन्ततलाविषयकरतिमान्‌” इस) विशिष्टवोध में, विशेष्य- 
तावच्छेदकत्व भ्रर्थात्‌ उद्देश्यतावच्छेदकत्व जो दुष्यन्तत्व है, वह शकुन्तला- 
विपयक तादात्म्यापन्न रतिमत्‌ अन्तःकरणदृत्ति रूप है। (प्र्थात्‌ शकुन्तला- 
विपयकतादात्म्यापन्न रतिमत्‌ के साथ ) दुष्यन्तत्व का अभेद कहा जायेगा । और 
शकुन्तलाविपयक तादात्म्यापन्न रति से युक्त जो श्रन्त:करणबृत्ति है वह शकुन्तला- 
विपयक रति से अभिन्न है, अतः उनमें भ्रध्यासित अभेद है । इसलिये परिणम- 
मान (परिवर्तित होते हुए अ्रध्यासित अभेदयुक्त) स्थायिमाव ही व्यवहार के प्रयोजक 
हैं । (वेदान्त में गुण-गुणी का अभेद माना जाता है। वेयाकरणा शब्द, अर्थ और 
ज्ञान में अभेद मानते हैं । अर्थात्‌ “अयं घट: शब्द का जो अर्थ “घट” है, वही 
उसका ज्ञान भी है। यह अभेद भेदाभेदाघटित है, इनमें श्रारोपित अभेद माना 
जाता है । इसी प्रकार यहाँ पर शकुन्तलाविषयक रति स्थायी है, उस शक्रुन्तला- 
विपयक स्थायी से अ्रभिन्न रतिमत्‌ है श्र उससे अभिन्न दुष्यन्तत्व है। श्रतः 
्रध्यासित अभेद होता है ।) 


चैतन्यगत श्रज्ञानर्पी श्रावरणभद्भुरूप चर्वशामात्र जिसका शरीर है ऐसे 
रस के विपय में अनुभव के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण-सोपान का मागे प्राप्त 
नहीं हो सकता है । 


वही स्थाय्यवच्छिन्न अभ्रज्ञानरूपी श्रावरण से रहित आत्मचेतन्य-स्वरूप 
ब्रह्मानन्द ही रस है, ऐसा कहा जाता है। “रस हाय वाय॑ लब्ब्वा$5ननन्‍दी मवति - 
“रस को पाकर ही यह श्रानन्दस्वरूप होता है”, इस श्रति के अ्रनुसार ब्रह्मानन्द 
की ही रसात्मकता स्वीकार की गई है | “दुष्यन्तो5हं शकुन्तलाविपयकरतिमान्‌” 
इस प्रतीति में, प्रतीति से अवगाहमान जो स्थाय्यवच्छिन्नता है, वहाँ शकुन्तला- 
विपयक रति स्थायिभाव में स्थाय्यवच्छिन्नता कँसे होती है ? उस स्थाय्यवच्छे- 
दकता के प्रति अलौकिककाव्यव्यापार (व्यज्जना व्यापार) के माध्यम से 
काव्याथंमावना से स्वात्मा में उपस्थापित श्रन्य (स्वात्मा से भ्रतिरिक्त) झालम्बन 
दुष्पन्तादि तादात्म्याकार (“दुष्यन्तो४ह शकुन्तलाविपयकरतिमान्‌” इस तदा- 
कार) अन्त:करण को बवृत्ति में विम्व (आ्रात्मच॑तन्य, ब्रह्मानन्द) का प्रतिविम्ब 
जो विमावादि हैं, उनमें कारणत्व सिद्ध होता हैं श्रौर तभी सूत्राभिप्रेतार्थ सिद्ध 


कारणात्वे ५ 


होता है । (मूल-ग्रन्थ की उक्त पंक्तियों में “कारणत्वे” शब्द को “विभावा- 


रसविलासप्रकाश: 53 


दीमां च कारणत्वे सिद्धे ” इस प्रकार अन्वय करने पर पंक्तियों का अभिप्राय 
स्पष्ट होता है ।) 
तथा च सूत्रमू-- 
“विभावानुमावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: ।” 


विभावादीनां संयोगाद्व यञ्जनाच्चिदानन्दविशिष्टस्थाय्यात्मन:, 
स्थाय्यवच्छिन्नचिदानन्दात्मनो वा रसस्य निष्पत्ति: स्वरूपेण प्रकाशनम्‌ । 


भावकत्वव्यापारेण भावनात्‌ भोगाख्येन साक्षात्कारेण विषयीक्ृृत:। 


भावनाविशेष रूपाहोषात्‌ू रसस्यानिर्वंचनीयदुष्यन्तरत्याद्यात्मनो 
निष्पत्तिवेति । 


रस: शमादिका वृत्तिनंवधा भेदकारणम्‌ ॥ सु. 50 ॥ 


रस्यत आस्वाद्यत इति रसः। परमाह्वादकारणं शमादिका 
[23ब] शमरतिहासादिका स्थायिभावरूपा वृत्ति: रसभेदे का4रणम्‌ । 


ग्रत्र करुणरौद्रवी भत्सभयानकादीना मनु भावक व्‌ त्त्याह्नाद प्रति कु लत्वे- 
अपि लोकोत्तराह्वादकार्थ विशिष्टकाव्यव्यापारमहिम्ता चारुत्वमनु- 
सन्धेयम्‌ । रामजानकीविरहस्यान्योन्यालम्बःनत्वेन दुःखोद्भावकस्यापि 
व्यञ्जनव्यापारेण काव्यमहिम्ना लोकोत्तराह्वादकारणत्व निश्चयात्‌ 
इष्टसाधनत्वेन तत्र प्रवत्तेरप्रत्यूहत्वात्‌ । 


अ्रलोकिको5पि भोगात्मा क्वचिन्नासों ॥ सु. 5 ॥। 


काव्यमात्रव्यापाराच्छोकादीनामपि रमणीयत्वप्रापणं भोगात्मन:* 
अलोकिकम्‌ । ततश्च भोगात्मा स्वनिष्ठ: परनिष्ठो वा विकृतो भिन्न: 
कार्यो दोषविशेषनाश्यश्व भवति । न पुनस्तत्तदनुकुलशब्दार्थव्यापारवि- 
रामोत्तरकालीनाह्वादमात्नात्मा तत्तत्स्थायिस्वरूपमात्रावच्छिन्नाउनावरण- 
चिद्रूप:। स्थायिमात्रावरणभद्भ तु “भब्रह्म विद ब्रह्मं॑व भवती”ति 
परमानन्द एवं । ध्वनिप्रकरणोक्त गोपीवत्सम्पद्यते* इति दिक्‌ । 
(भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित) वह सूत्र है-- 


०च्‌० 

० गात्मा 

ञ्नर० 

वेद्‌ 

तदप्राप्तिमहादुःखेत्यादि (मू. पा. ठि.)-श्लोक-37 


मे ७ ० 


आई] 


]54 काव्यालोक: 


विभाव, अनुमाव और व्यभिचारिभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति 
होती है । ह 


(अभिनवगुप्त के विवेचनानुसार सूत्र की व्याख्या है-) विभावादि के संयोग 
से अर्थात्‌ व्यहग्यव्यझजकभावसम्वन्ध से चिदानन्दविशिष्ट रत्यादि स्थायिमावा- 
त्मक रस की निष्पत्ति होती है अथवा रत्यादि स्थायिभावयुक्त चिदानन्दस्वरूप 
रस की निष्पत्ति होती है। “निष्पत्ति” का अभिप्राय है-स्व (अपने) रूप का 
प्रकाशन होता है । (“वा” से सूचित होता है कि बाद वाला पक्ष श्रेष्ठ है ।) 


(मट्टनायक के अनुसार सूत्राथ होगा-) भावकत्व व्यापार से विभावादि का 
(संयोग) साधारणीकरण होने पर भोजकत्व व्यापार से (रस की निष्पत्ति) 
श्रर्थात्‌ स्थायिभावों का रसरूप में भोग किया जाता है । 


(नव्यमत के अनुसार विभावादि के संयोग से अर्थात्‌) काव्यार्थ के पुनः- 
पुनः अलुसन्धानरूप भावनाविशेषयुकक्‍त दोप से (“दुष्यन्तोःहं शकुन्तलाविषयक- 
रतिमान्‌” इस दोष से) अनिवंचनीय दुष्यन्तविषयक रत्यादि स्थायीमावात्मक रस 
की निष्पत्ति होती है । 


रस-मेद का कारण--- 


(चिदानन्दात्मा सभी रसों में संघटित होता है, तब अवान्तर भेद का कारण 
क्या है, इसे स्पष्ट किया जा रहा है-) शम झ्रादि (शम, रति, हास, शोक, क्रोध, 
'उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय यह) नौ प्रकार की दृत्तियाँ ही रस के भेद 
का कारण हैं ॥ यू. 50 ॥। 


“रस्यत श्रास्वा्यत इति रस:” इस व्युत्पत्ति के अनुसार रस्यमान भ्रर्थात्‌ 
जिसका आस्वाद्य किया जा सके, उसे रस कहते हैं। शम आदि परमाज्लाद का 
कारण हैं! शम, रति, हास श्रादि (आदि” पद शोक, क्रोध, उत्साह, भय, 
जुगुप्सा और विस्मय का बोधक है) स्थायिभावरूप चित्तदृत्तियाँ ही रस-मेंद का 
कारण हैं । 


सभी रसों से झाह्वाद-प्राप्ति--- 


करुण, रौद्र, वीमत्स, भयानक श्रादि रस, जिस दृत्ति से भ्ाह्वाद होता है 
उस वृत्ति के प्रतिकुल हैं, तथापि लोकोत्तर आह्वादकार्थ विशिष्ट काव्य-व्यापार 
की महिमा से उक्त रसों में भी चारुत्व का अ्रनुसन्धान कर लेना चाहिये | राम 
और जानकी की विरहावस्था में परस्पर एक दूसरे के आलम्बन होने पर दुःख को 
उदमावना होती है, परन्तु फिर भी व्यञ्जना-व्यापार-युक्त काव्य की महिमा से 


रसविलास प्रकाश: 55 


लोकोत्तर आह्वाद को काररणात्व स्वीकार किया गया है, अतः वहाँ (राम-जानकी 
के विरह-वर्णन में) सुख की ही प्रवृत्ति होती है, यह निश्चित है । 
अलौकिक होते हुए भी यह रस कहीं-कहीं भोगस्वरूप नहीं होता ॥सू.5॥॥ 
काव्य के अलौकिक व्यापार से शोक आदि को भी रमणीयता प्राप्त होना 
ही भोगस्वरूप (रस) की अलौकिकता है। (सृत्र में प्रयुक्त “क्वचिन्नासौ 
भोगात्मा” की उत्पत्ति-) फलत: भोगात्मा (रस) स्वनिष्ठ-रत्यादिस्थाय्यवच्छिन्न 
चिदस्वरूप हो, अ्रथवा परिनिष्ठ-चिदानन्दविशिष्ट स्थाय्यात्मा, विक्त-रसरूपता 
को प्राप्त हुआ, भिन्न--चित्‌ के शुद्ध स्वरूप से भिन्न (अ्रथवा योगियों की समाधि 
की अनुभूति से काव्य-व्यापार की अनुभूति भिन्न है), दोष-विशेष का काये और 
दोष-विशेष का नाश: होने पर नष्ट होने वाला होता है । उन-उत गनुकूल शब्दार्थ- 
व्यापार (काव्य के व्यञ्जना-व्यापार) के विराम के पश्चात्‌ उत्पन्न आह्वादमात्र- 
स्वरूप यह रस उन-उन स्थायिस्वरूपमात्रयुक्त श्रावरणरहित चैतन्यस्वरूप ही नहीं 
है। स्थायिमात्र का आवरण भंग होने पर तो “ब्रह्म को जानते वाला ब्रह्म ही 
होता है”, इस उक्ति के अनुसार परमानन्द ही होता है | ध्वनिप्रकरण में उक्त 
तदषप्राप्तिमहादुःख” इत्यादि (इलोक 37) में कथित गोपी के समान हो जाता 
है, इस प्रकार से इसका विद्चमात्र निर्देश दिया गया है । 
स चाय॑ रसो द्विधा आतन्दमात्रावयवो नित्पोइन्यो भावितोधन्यूथा ॥सु.52॥। 
रसो द्वि: प्रकार: श्रानन्देकप्रतीतावयवः शमश्वद्भारादिभेद: पूर्णा- 
नंद: श्रीकृष्णाख्यों नित्यस्तदन्य श्रानन्दमयावयवस्तु कविनटाभ्यां भावित 
[24] अंश & भेदेना$नित्य: । तत्रापि यत्किड्चचिदुभावावच्छिन्न: कार्यो 
दोषविशेषनाश्य: यावद्भावावच्छेदेन व्यडग्यो वर्शतीयश्च तत्रोभयत्रा- 
प्युदाह्रणम्‌ । यथा-- 
आनन्दघूरि]तमिव ब्रजसुन्दरीषु! 
श्वालेषु किड्िचिदवलम्बि/तकुन्दकांति” । 
भ्रू चापचंक्रम णचुम्विश्तचित्तमेत--- 
*दुन्मी लिता खिलकलं!९ हृदये महः स्थात्‌ ॥49॥। 


4. शांगार [मृ. पा. टि.) 2. वा ० 

3. हास (मू. पा. ठि.) 4. ० म्बित ० 

5. दन्त (मू. पा. टि.) 6. वीर (सम. पा. दि.) 
7. रूद्र (मं. पा. दि.) 8. भय (मू. पा. टि.) 
9. श्रदुभुत (सूृ. पा. टि.) 0. शान्त (मू. पा. दि ) 


]56 काव्यालोकः 
अन्न ध्यानकतानताविर्भ ते भगवन्महसि एतदिति साक्षात॒ ऋते 
स्यादिति सम्भावितस्थिता उन्‍्मीलिताखिलकलस्वेन स्वस्मिन दोषरष्टया 
सञ्जातघृणानुकूलकरुणाप्रपण्चितानेकरसाइकुरे रस्यतावृत्ति: पूर्णाननन्‍्देन 
भगवता श्रीक्षण्णेन अभिन्‍तेव नित्या भासते । यावदभावत्वेन व्यडुग्या 
वर्णनीया च स्फुटेव । 'मल्लानामशनिरित्यादावानन्दमयावयव एवं 
अ्स्यांशभेदेन कार्यत्वं दोषविशेषनाश्यत्व॑ च तत्प्रकरण एवं स्पष्टम । 
अयं नटभावित: कविभाषितत्त्वनन्तरपद्ये वशितः । 


वही यह रस दो प्रकार का होता है--आनन्दमात्र अंश स्वरूप नित्य होता 
है और कवि श्रथवा नट के द्वारा भावित (प्रकटीकृृत) अन्य प्रकार का (अनित्य) 
होता है ॥ सू. 52 ॥। 

रस दो प्रकार का होता है--केवल श्रानन्दस्वरूप माने जाने वाले जो 
शमश्रद्धारादि रस के भेद हैं वे पूर्णा आनंदस्वरूप श्रीकृष्णानामक नित्य हैं । इससे 
भिन्न आनन्दमय अ्रवयववाला, कवि श्रथवा नट के द्वारा मावगोचर' (प्रकटीकृत ) 
रस अंशभेद से अनित्य हैं । वहाँ भी जो कुछ भावों से श्रवच्छिन्न विशिष्ट 
(भावनारूप) दोपविशेष का कार्य होने से नाश्य है और सर्वथा भावों से श्रव- 
चिछन्न होने से व्यड्ग्य ओर वर्णानीय है । उन दोनो का उदाहरण जैसे-- 

उत्सवरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण विभिन्न लोगों के हृदय में भिन्न-भिन्न रूपों में 
भावगोचर होते हैं | ब्रज-सुन्दरियों में मानों श्रानन्‍न्द उन्‍्माद वनकर व्य्राप्त हैं 
(शद्भार) | बालकों में (दाँतों में ) कुछ कुन्द पुष्प की कान्ति घारण करके 
प्रतीत होते हैं (हास) । अन्यत्र कहीं मौंहरूपी घनुष को इधर-उधर घुमाने से 
(वीर), उहीं सवेग गति (चंक्रमण) से (रोद्र), कहीं चित्त-चुम्बन (भय) से 
कहीं उन्‍्मीलन (अद्भुत) श्रौर कहीं अखिल कल सम्पूर्ण सौन्दर्य के रूप में (शान्त) 
प्रतीत होते हैं ॥ 49 ॥। 


यहाँ ध्यान की एकाग्रता में श्राविभू त मगवान्‌ महः (उत्सवरूप भगवान्‌) + 
“यह है” ऐसा साक्षात्‌ करने पर सम्यग्‌ भावित स्थिति में उन्‍्मीलित और श्रखिल 
कलत्व के द्वारा अपने भीतर दोप-दृप्टि के कारण घृणा, श्रनुकुलता, करुणा श्रादि 


. मल्लानामशनिनं णां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूत्तिमान्‌ 

गोपानां स्वजनोअ्सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रों: शिशु: । 

मृत्युमोजपतेविराडविदुपां तत्व परं॑ योगिनां 

वृष्णोनां परदेवतेति विदितों रद्धा गतः साग्रज: ॥] 
(मागवतपुराण-0, 43, ]7. सं.-गीताप्रेस गोरखपुर ) 


रसविलासप्रकाश: 857 


से प्रपडझिचित अनेक रसांकुरों के उत्पन्न होने पर रस्यता बृत्ति (स्थायी भाव) 
पूर्रानिन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण से भ्रभिन्नरूप में ही नित्य भासित होती है । सर्वथा 
भावत्व के द्वारा व्यडग्य और वर्रुनीय स्फुट (स्पष्ट) ही है । “मल्लानाम्‌ अशनिः” 
इत्यादि (भागवतपुराण के पद्य) में आनन्दमयावयव ही इसके अंशभेद से कार्येत्व 
और दोषविशेष नाश्यत्व है--यह उस प्रकरण में ही स्पष्ट है। यह वटभावित 
(नट के द्वारा प्रकटित है) । कविभावित तो उसके बाद वाले पद्य में वणित है । 


उभयभावितो यथा--- 
पश्यता5स्य पठतः स्मृतिपाठं विस्मृति ब्रजति न प्रियवर्ग: । ह 
इलाघतो&5पि सग्रुणं निजधर्म तिर्यगेव चलिताचलइष्टि: ॥ 50 ॥ 


अन्र शब्दव्यडूग्यस्थ विरुद्धाथंस्य रसोद्भावकता काव्यव्यापारेण 
[24ब | ति&य॑ंगावज्जितदइनटनव्यापारेण चेकदेशत्तोडभिनीय नीयते । 
यथा वा-- 


नीवीं स्पृशन्‌ युवतिषु प्रहसन्‌ वयस्यै- 
मु ड्जाटवीदहनगासु च गोषु दुःझूयन्‌ । 
तास्मन्‌ रिपीौ करुणयन्‌ जनकेति चौर््यात्‌ 
गच्छत्‌ घणी जगति चित्रयति सम क्रृष्ण: ॥॥ 5 ॥। 


अ्त्र कृष्ण इति सदानन्द्धनः परमात्मा विकारशुन्यः शान्त:, 
चित्रयतीत्यद्भुतः, जगति दोषरुष्ट्या घृणी वीभत्स:, अ्रतिचौर्य्याद्‌गच्छ-- 
न्िति भयानक:, करुणयन्‌ जनकेति दयावीर:, रिपां ताम्यन्निति रौद्र:, 
दुःख्यन्रिति करुण:, शेषं स्पष्टम्‌ । अवयवत्वेन प्रतीयमानों भिन्नो5प्येक- 
स्मिन्‌! रस्यतावृत्या स्वदते स चायमानन्दावयव: । 


उभयभावषित जेसे--- 


इस पढते हुए के स्मृतिपाठ को देखिये | यह अपने प्रियवर्ग को भूलता नहीं 
है। ग्रुणयुक्त निजधर्म की प्रशंसा करते हुए भी इसकी अचल दृष्टि तिरछी ही 
चलती रहती है ॥ 50 ॥। 


यहाँ शब्दव्यकूग्य विरुद्ध अर्थ की रसोदभावकता काव्यव्यापार से और 
तिरछे किये गये नेत्रों के अभिनय व्यापार से दोनों की एकदेशता अभिनय द्वारा 
प्रकटित है । अ्रथवा जैसे--- 


). कृष्ण (मू. पा. दि.) 


]58 काव्यालोक:ः 


युवतियों में नीवी का स्पर्श करते हुए, मित्रों के साथ हंसते हुए, मूज के 
जंगलों में दावानल की ओर जाने वाली गायों के बीच दुःखित होते हुए, शत्रुओं 
को पीड़ित करते हुए, पिता के प्रति करुणा घारण करते हुए, अत्यन्त चोरी से 
जाते हुए, संसार के प्रति घृणा वरतते हुए कृष्ण आश्चर्य उत्पन्न करते हैं ।॥5 ।। 

यहाँ कृष्ण सदानन्दधन परमात्मा विकारशून्य हैं, भ्रतः शान्‍्त रस है । 
आश्चयंकारी हैं--इसमें अद्भुत, जगत्‌ के प्रति दोष-दष्टि के कारण घृणी हैं-- 
इसमें वीभत्स, अत्यन्त चोरी से जाते हुए-इसमें भयानक, जनक के प्रति करुणा 
भाव घारण करते हुए-इसमें दयावीर, शन्नुओं को पीड़ित करते हुए-इसमें रौद्न, 
दुःखित होते हुए-इसमें करुण रस है, शेप स्पष्ट है। अवयवरूप में प्रतीत होते 
हुए भिन्न होते हुए भी एक (कृष्ण) में रस्यतादइत्ति (स्थायी भाव) से यही 
ग्नन्दावयव (रस) आस्वादगोचर होता है । 


तदेवं सामान्येन रसस्वरूपं निरूप्य तदभेदानाह-- 
रतिहासी शोकमये कफ्रोघोत्साही घृसाक्रमत:। 
विस्मयशर्मी च कथिता: स्थायीमावाः प्ृथग्रसनम्‌ ॥ सू. 53 ॥ 


श्रत्र॒ स्थायिभावपरिपुष्टत्वाद्रसभेदव्यक्ते,, सजातीयविजाती यैर- 
तिरस्क्ृतत्वे यादद्रसं वर्तमानत्वं, विरुद्ध रविरुद्ध वा भावरविच्चछिच्॒त्वे 
सत्यात्मभावप्रापकत्वं वा, विभावानुभावव्यभिचा रिभिन्नत्वे 
[25ञ्र] श्द्भारादिव्यक्तिविशेषभावरूपत्वं वा । & 
चिरं चित्तेअ्वतिष्ठन्ते, सम्बध्यन्तेई्नुवन्धिभि: । 
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते, प्रसिद्धा: स्थायिनोथ५त्र ते ।। 


इत्युक्ते स्थायित्वं विवेच्यम्‌ । 

घटावच्छिन्नाकाशाद घटस्येव स्थायिनो भेद: ॥ सू. 54 ॥। 
ततन्न-- 

रतिरन्योन्यसंसर्गालम्वनावृत्तिरिप्यते ॥॥ सू. 55 ॥। 


स्त्रीपु सोरन्योन्यालम्वनप्रेमारव्यश्चित्तवृत्तिविशियो रति: स्थायि- 
भाव: । दर्शनश्रवणादिना समुत्पन्नप्रेमाइकुरस्येव श्वुद्धारे स्थायिभाव- 
व्यवहार: । विभावानुभावादीनां परिपोषस्य रससाधकत्वात्‌ । श्रतएव 
प्राऊूच :--- 


8 


रस विलासप्रकाशः 59- 


“व्यक्त: स तैविभावाद्य : स्थायीभमावो रस: स्मृत” इति | 


व्यक्तिविषयीकरणे विभावादीतां स्थायिव: साधकत्वं न, स्वरूप- 
सिद्धों तत्र व्य)्जनव्यापारेणाधतुरागमात्रप्रत्यय:। एतेेन “चक्षुयेस्य 
कृषीवलो निगदित” मित्युदाहरणं परास्तम्‌ । 


इस प्रकार सामान्यरूप से रसस्वरूप बताकर उसके भेद कहते हैं-- 
स्थायिभाव--- 


क्रमश: रति, हास, शोक, भय, क्रोध, उत्साह, धणा, विस्मय ओर शम, ये 
स्थायी भाव हैं। रसन (व्यापार) प्रथक है। (>शज्भार का रति, हास्य का हास 
करण का शोक, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, बीभत्स का 
घृणा, अद्भुत का विस्मय और शान्तरस का शम, स्थायिभाव होता है)।।सू.5 3॥ 


स्थायिभावों के परिपुष्ट होने पर ही विभिन्न रसों की श्रभिव्यक्ति होती है । 
(अतः) ये स्थायिभाव सजातीय अथवा विजातीय किसी भाव से तिरस्क्ृत 
(परिवर्तित) व होकर रस के आस्वादनपर्यन्त वर्तमान रहते हैं। केवल विरोधी 
श्रथवा अविरोधी भावों से विच्छिन्न ही नहीं होते, अपितु विरोधीभावों को भी 
अपने रूप में प्राप्त करा देते हैं। ये स्थायिभाव विभाव, अनुभाव और व्यभि- 
चारिभावों से भिन्न हैं और रति आदि स्थायिभाव ख्ूद्धारादि रसों की विशिष्ट 
अभिव्यक्ति करते हैं । 


जो चिरकाल तक चित्त में संस्काररूप में स्थित रहते हैं, विभावादि अनु- 
वन्धियों के साथ सम्बद्ध रहते हैं और अन्त में रसरूप में प्राप्त होते हैं, वे यहाँ 
(काव्यशास्त्र में) स्थाग्रिभाव प्रसिद्ध हैं। (पण्डितराज जगन्नाथ ने “रसग्रद्भाधर' -- 
में) इस प्रकार लिखकर स्थायिभाव का विवेचन किया है ! 


स्थायिभाव श्रौर रस भें भेद--- 

घटावच्छिन्न आकाश से जिस प्रकार घट भिन्न है, उसी प्रकार रस से 
स्थायी भाव भिन्न है ॥ सू. 54 ॥। 

अब रति (स्थायी भाव) का लक्षरा कहते हैं--- 


(स्त्री और पुरुष के) एक दूसरे के सम्पर्क को आलम्बन बनाने वाली (प्रेम 
नामक) चित्तद्तत्ति को रतिसंज्ञक स्थायी भाव कहते हैं ।। सू. 55 ॥ 


स्त्री और पुरुष को परस्पर एक दूसरे के विषय में आलम्बन बनाने वाली 
प्रेमनामक चित्तदृत्तिविशेष रतिनामक स्थायी भाव है। श्ृद्धाररस में दर्शन-अवरश- 


]60 काव्यालोकः 


झ्रादि से उत्पन्न, प्रेमाइकुर के लिए ही स्थायिभाव शब्द का व्यवहार किया जाता 
हैं। क्योंकि विभाव, अनुभाव श्रादि का परिपोप ही रस का साधक होता है । 
अतएव पूर्ववर्ती विद्वान्‌ (आचाये मम्मट) ने कहा है-- 

उन विभाव आदि से व्यक्त स्थायी भाव ही रस कहलाता है । 


स्थायी भाव को चित्‌ शक्ति का विपय बनाने में ही विभावादि की साध- 
कता नहीं है, स्वरूपसिद्धि होने पर वहाँ व्यञ्जनाव्यापार के द्वारा अनुराग मात्र 
का अनुमव होता है । अतः “चश्षुयेस्थ कृपीवलो निगदितम्‌” इत्यादि उदाहरण 
परास्त हो गया । 


भावोदाहरणं यथा-- 
दर्शनादेव ते तन्वि पुष्पितं कुसुमेधुणा । 
स्ववाराव्ययं विनेव नायकविजयो हस्तगत इति पुष्पितत्वेन स्मरे 
सम्भाव्य दृत्युक्त्यान्योन्यालम्वत॒मात्रविषयको दर्शनजन्याग्तु राग:, ततश्च 
कुसुमेपो: पुप्पितत्व॑ न तु फलितत्वमिति, तस्येव रसत्वं प्रति विभावादि- 
[25ब | परिपोषापेक्षेति, व्यञ्जनया प्रतीयमान: & स्थायीरत्यारव्यो 
भवति | यथा वा-- 
निर्मेमिष्यति न वेति दृशो मे चिन्तया न पद्मादृतमन्तः । 
तावदेव हरिणा हृदये5स्मिन्‌ वासवेश्मरचनाय निविष्टम ॥॥52॥ 


अन्र न रचितमिति भावध्वनि:। एतद्भावावच्छिन्नो रसः 
श्रृद्धाराख्यों भवति | तदभिधाने च विभावानुभावसञ्चा रिसंयोग: कारणरां 
तत्र । 
भावश्चित्समवा यित्वे वृत्तेः प्रथमविक्रिया ॥सु.56॥। 
यथा स्थितस्य स्वरूपान्तरोद्बोधे चित्तवृत्ती चित्सम्प्कः कारण स 
च तत्तदनुकूल: पूर्वों विकारो भाव: तस्येव विशेषभावनात्‌ू. विभाव 
इत्युच्यते । 


भाव--- 
भाव का उदाहरण जैसे-- 
है कृशाड़्री ! तुम्हारे दर्शन से ही पुप्पवाण (कामदेव) पुष्पित हो गया । 
अपना बाण छोड़े बिना ही नायक पर विजय हस्तगत हो गई इसलिए 


2... ० जन्मानु ० 


रसविलास प्रकाश: 6] 


कामदेव में पुष्पित होने की सम्भावना करके दूती की यक्ति द्वारा अन्योन्‍्य आल- 
म्बन मात्र विषयक दर्शनजन्य अनुराग, उसके बाद पुष्पबारा का प्रुष्पित होने का, 
न कि फलित होने का वर्णन और रसत्व के प्रति उसी के विभावादि के परिपोष 
की अपेक्षा होना-इस क्रम से व्यञ्जना द्वारा प्रतीयमान रत्ति नामक स्थायी होता 
है। भ्थवा अन्य उदाहरण--- 

यह (हरि) भेरे नेत्र से बाहर जायेगा अ्रथवा नहीं, इस चिन्ता से मैंने अपने 

अन्तःकरण में पदार्पण की ओर ध्याव नहीं दिया, किन्तु तब तक तो हरि ने इस 

हृदय में अपना निवास-सवन बनाने के लिए प्रवेश भी कर लिया ॥<2॥॥ 

यहाँ “न रचितम्‌” यह भावध्वनि है। इस भाव से युक्त रस श्रृद्भधार 
नामक रस होता है । और उसके कथन में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव 
संयोग कारण होता है। 

चैतन्य से समवायरूप से सम्बन्धित होने पर अ्रन्तःकरणबृत्ति की प्रथम 
विक्रिया का नाम भाव है ॥सू.56॥। 


जैसे चित्तदृत्ति में स्थित वस्तु के श्रन्य स्वरूप के उदबोध में चैतन्य का 
सम्पक ही कारण है और उन-उन सम्पर्कों के अनुकूल होने बाला प्रथम 
विकार भाव है, और उसी के विशेष भावन से विभाव कहा जाता है । 


आलम्ब नोद्दीपनात्माविभावस्तस्य वोधकः ॥सू.574। 


तस्य भावस्य तत्र रत्यालम्बनं? नायकादि: तमालम्ब्य रसभावो- 
त्पले: । उद्दीपयन्ती त्युद्वीपताश्चन्द्रोदयादय : । 


उद्बुद्धस्थाइनुभावेनाइनुभावः काव्यतादययो: ॥सु.58॥। 
कारणेनोद्बुद्धस्य *बहि: प्रकाशनादनुभावहेलाउश्रुपातादय: । 


आविर्भावतिरोभावात्त एव व्यभिचारिण: ॥सु.59॥। 
भावा एव । 


निर्वेदग्लनिशद्धाआस्त्र्यास्त्रशत्समासत्तः ।सू.60॥॥ 


०बयू 0 
2. ० वन 
०9 


62 काव्यालोक: 


अन्येध्प्यनुकूला भवन्तीति समासाभिप्राय: । 


[26पश्र] उदात्तोद्घततामानो प्रशान्तललितो पुनः & ! 
झ्ालम्वनं! रसस्येते घीराद्यास्तत्र नायकाः: ॥सू. 64॥ 


धीरोदात्तधीरोद्धतधीरप्रशान्तधीरललिताख्याश्वत्वारो_ नायका 
इत्यर्थ: । 


क्षमागर्व॑मृदुत्वापन्यसामान्यगुणलक्षणा: ।सू.62। 


क्षमाग्रधानो धीरोदात्त: यथा युधिष्ठिर: । गर्वाहद्धारप्रधानो 
धीरोद्धतः यथा भीमसेन: । मृदु: कलावानू धीरललित: यथा वत्सराज: । 
श्रन्यसामान्यगरुणयु क्तो द्विजादि्धीरिप्रशान्त: यथा माधव: । 


दक्षो धृष्टोनुकूलश्च शठस्ते पोडश स्मृताः ॥सु.63॥॥ 


ते धीरोदात्तादय: । 
विभाव-प्रनुभाव-व्यसिचा रिमाव--- 
विभाव--आलम्बन और उद्दीपनरूप विभाव ही भाव का बोध कराने वाले 
हैं ॥।सू.57॥। 

यहाँ “तस्य”” का अभिप्राय है उस भाव का । रति श्रादि भाव के श्रालम्बन 
नायिका आदि हैं। उसका श्रालम्बन लेकर ही रस और भाव की उत्पत्ति होती है 
(भ्रतः उसे आलम्बन विभाव कहते हैं) । जो उस भाव को उद्दीप्त करते हैं, ऐसे 
चन्द्रोदय आदि उद्दीपन विभाव हैं । 
अ्रनुनाव-- (“अनु पश्चात्‌ भवन्ति इति अ्रनुमावाः” इस ब्युत्पत्ति के श्रनुसार) 
काव्य और नाटक में उत्पन्न हुए स्थायी भाव को वाह्मरूप में प्रकाशित करते हैं, 
उनको शब्रनुमाव कहा जाता है ॥।सू.58॥। 

झालम्बन और उद्दीपन कारण से उत्पन्न हुए स्थायी भाव को बाह्मरूप में 
प्रकाशित करने वाले हेला, श्रश्रपात आदि अनुभाव होते हैं । 


व्यभिचारिभाव--जो भाव स्थायी भावों के साथ साथ आविर्माव श्रौर तिरोमा 
रूप में (चलायमान) होते हैं वे व्यभिचारिमाव हैं ।!सू.59॥। 
ये व्यभिचारी भाव ही हैं | 


[६ ० वन 


रसविलासप्रकाश: 63 


संक्षेप में निर्वेद, ग्लालि, शंका आदि 33 व्यभिचारी भाव हैं ॥सू-60॥। 
संक्षेप से यहाँ अभिप्राय यह है कि अन्य रसों में यह अनुकूल होते हैं । 


आलम्बन--- 
तायक-भेद-निरूपण--- 

रस के आलम्बत ये नायक होते हैं--धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरप्रशान्त और 
धीरललित ॥सू.6।। 

प्रमिप्राय यह है कि नायक के चार भेद होते हैं-. घीरोदात्त, 2.धीरोद्धत, 
3. धीरप्रशान्त और 4. घीरललित । 

ये चारों नायक क्रमशः क्षमा, गर्व, मृदु तथा सामान्य गुणों से युक्त होते 
हैं ॥।सू.6 3॥॥ 

क्षमाप्रधान घीरोदात्त नायक होता है, जैसे--युधिष्ठिर । गे और श्रहद्धार 
प्रधान घीरोद्धत होता है,जैसे-मीमसेन । मृदु स्वभाव युक्त, नृत्य-गीत आदि कलाशों 
का ज्ञाता धीरललित नायक है, जैसे-वत्सराज उदयन । अन्य सामान्य गुरों से 
युक्त ब्राह्मण आदि घीरप्रशान्त होता है, जेसे---(“मालतीमाघव “) में माधव । 


ये (घीरोदात्त आदि चारों नायक) दक्ष (दक्षिण), धृष्ट, भ्रनुकूल और 
शठ (इत चार भेदों में विभक्त हो जाते हैं, श्रतः) नायक के सोलह भेद कहे 
जाते हैं ।।सू.63॥। 


“ते” से अ्रभिप्राय है धीरोदात्त श्रादि नायक । 


स्वाधन्यसाधारणा तत्र नायिका प्रथम त्रिधा । सू.64॥। 

स्वस्त्री अन्यस्त्रो साधारणस्त्री । 
मुग्धामध्याप्रमल्माद्या ॥सू.65॥ 

आद्या स्वकीया । 
परे धीरादि षड़्विधे ॥सू .66॥ 

परे मध्याप्रगल्भे । धीरा अधीरा धीराधीरा चेति भेदात्‌ षड़भेदे । 
पुनज्येष्ठा कनिष्ठार्ये ॥स्‌.67॥॥ 

षड्भेदभिन्ने इति ज्येष्ठत्वं कनिष्ठत्वं प्रशयमहिम्ना नायकस्य | 
स्वीयाभेदास्त्रयोदश ॥सू.68॥ 

मध्याप्रगल्मयोर्दादिशभेदा: मुग्धात्वेक॑वेत्यथ: । 


64 काव्यालोकः 


अ्रन्या परोढा कन्यास्या ॥सू.69॥॥ 
अ्रन्या परकीया । 
वेश्या सामान्यनायिका ॥सू.70॥ 


साधाररास्त्री । 


स्वाधोनभत्ृ का तद्॒त्‌ खण्डिताथाभिसारिका । 
कलहान्तरिता विप्रलब्धा प्रोषितमतृ का 
[26व] श्रन्यावासक 4 सज्जा स्याहिरहोत्कण्ठिता च ता: ॥सू-77॥। 
ता अनन्तरोक्ता: पोडशनायिका: प्रत्येकमवस्थाभिभिन्ना इत्यर्थः। 
तत्न)स्वकीया--- 
विनयार्ज्जवसंयुक्ता स्वकीयात्र पतिन्नता ।।सू .72।। 


रघुनाथरशं सीता वने5पि प्रसमीक्षते ॥। 


क्लेशवहुले5पि वने राज्यत्यागादिकमनपेक्षमाणा भरत रडमात्रप्नतीक्षया 
सीता सर्वा: पतिब्रता अ्रतिशेत इत्याशय: । 


नायिका-भमेद-- 


नायिका भी सर्वप्रथम तीन प्रकार की होती है-स्वकीया, परकीया झौर 
साधारण सन्नी ।नू.64॥॥ 


भ्रपनी स्त्री, अन्य की स्त्री और साधारण स्वी-ये तीन प्रकार की नायिका 


5 


इन तीन नायिकाओं में से प्रथम (स्वकीया) तीन प्रकार की होती है-- 
मुग्धा, मध्या और प्रगल्मा ॥सू.65।। 


आद्या' से भ्रभिप्राय है--प्रथम स्वकीया नायिका । 


(स्वकीया के इन तीनों भेदों में से) बाद वाले दो भेद (मध्या और 
प्रगल्‍्मा के) घीरादि (धीरा, अ्रघीरा और धीराघीरा भेद से) छह भेद होते 
हैं । सू. 66 ॥॥ 


3... पोडणश अप्टिमियू णिता 28 भेदद्विणिप्टाः (सू. पा. टि.) 


रसविलासप्रकाश: 65- 
“परे” का अभिप्राय है मध्या और प्रगल्मा । इन दोनों के धीरा, अधीरा 
और धीराधीरा भेद होने पर छह भेद हो जाते हैं । 


नायिकाओं के इन छह भेदों के पुनः दो भेद होते हैं-“-() ज्मेष्ठा और 
(2) कनिष्ठा ॥ सू- 67॥। 


नायक के प्रणय के प्रति ज्येष्ठ (अधिक) और कनिष्ठ होने पर पूर्वोक्त छह 
नायिकामरं में प्रत्येक के दो-दी भेद हो जाते हैं (इस प्रकार 2 भेद हो गये) । 


स्वीया (स्वकीया) नायिका के कुल 3 भेद हुए ॥ सू. 68 ।॥। 


मध्या और प्रगल्भा नायिकाओं के बारह भेद बताये जा चुके हैं। मुग्धा 
नायिका तो एक ही प्रकार की है. (इस प्रकार स्वक्रीया के 3 भेद बताये 


गये हैं) । 

अन्या (परकीया) नायिका दो प्रकार की कही गयी है--(!) परोढ़ा 
(अन्य विवाहिता) और (2) कन्या (अविवाहिता) ।।सू. 69॥ 

अन्या' से अभिप्राय है--परकीया । 


सामान्य नायिका वेश्या होती है ॥सू. 70॥। 
यह साधारण स्त्री होती है । 


(उपयु क्त घोडश नायिकाएँ पुनः आठ प्रकार की होती हैं, यथा--) 
() स्वाधीनभतृ का, (2) उसी प्रकार खण्डिता, (3) अभिसारिका, (4) 
कलहान्तरिता, (5) विप्रलब्धा, (6) प्रोषितभतृ का, (7) वासकसज्जा और 
(8) विरहोत्कण्ठिता ।सू, 7॥! 


पूर्वोक्त सोलह नायिका (तेरह स्वीया, दो परकीया और एक साधारण 
स्त्री) अवस्था-भेद से (स्वाधीनभतृ का आदि) आठ प्रकार की होती है (इस 
प्रकार 6 / 8 - 28 नायिका-शेद हो जाते हैं) । 


]66 काव्यालोकः 
नायिका (36 भेद) 
| 
| 


| 
स्वकीया प्रकीया साधारण स्त्री 


(3 भेद) (2 भेद) (! भेद) 
| | 
परोढा कन्या 
| | 
मुग्धा मध्या प्रगल्‍्मा 
(। भेद) (6 भेद) (6 भेद) 
| 
धीरा अधीरा घीराधीरा 
| । | 
ज्येष्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा कनिष्ठा 
कम । पल 
घीरा अधीरा धीराधीरा 
ज्येप्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा कनिष्ठा 


अ्रवस्था-मेद से 8 भेद--() स्वाघीनभतृ का, (2) खण्डिता, (3) असि- 
सारिका, (4) कलहान्तरिता, (5) विप्रलब्धा, (6) प्रोषितभतृ का, (7) 
वासकसज्जा श्रौर (8) विरहोत्कण्ठिता । 


6 %८ 8 5 ]28 


स्वकीया नायिको--- 


विनय, सरलता आदि से संयुक्त पतिक्रता स्त्री स्वकीया नाथिका कहलाती 
है ॥ सू. 72 ॥॥ 


जैसे--वन में भी सीता रघुनाथ की दृष्टि को मिहारती है । 


रसविलासप्रकाश: 67 


वन में बहुत से क्लेश होने पर भी राज्य-त्याग आदि की उपेक्षा करते हुए 
पति की दृष्टिमात्र की ओर निहारने के कारण सीता सभी पतिव्ताओों में सर्व- 
श्रेष्ठ है, यह आशय है ! 


मुरधा यथा-- 


अपठितमदनागमा सखीनां सविधमुपेत्य शशंस विशभ्रमारि । 
स्मितललितकपोलमी क्षमाणा मुखमथ दुद्दिनमश्रुणश्चकार ।। 53 ॥॥ 


इदं तु प्राचामनुरोधेनोदाह तम्‌ । न चाज्न नायिकानिष्ठो मुग्धा- 
त्वावगाही कश्चिदसाधारणो धर्म्म: प्रतीयते । तथाहि अपठितमदनागम- 
त्वेन सरवीनां पुरो विश्रमकथनमित्यासां? प्रौढिविशिषसम्भावनया स्मितल- 
लितकपोलावलोकनप्रकाशितया सखीनिष्ठकापट्यकलुषिता निजसरल- 
तैव दूनता हेतुस्तत्र मदनागमपाठस्या5समाप्तिरथलभ्या न कथड्न्चिन्मुग्धा- 
त्वपयंवसायिनी, अ्रधीरमध्यतादौ तथा दर्शनात्‌ तदेवमुदाहार्यम्‌ । 


[27मत्र] रगन्ते दीघेत्वं त्रजति चकिता न्यस्यति & कर 
पिधत्ते  वक्षोजाध्वनुदितविशेषी कथमपि । 
प्रिये पश्यत्येथा नमयति शिरः: कम्पितकरा 
स्पृशत्यस्रश्नेणीं किरति च सखी: खेदयति च ॥54॥। 


अन्राज्ञातज्ञातयोवनलज्जामानमृदुत्वरतवामत्वादिभिरुपचितावस्था- 
विशेषशालिनी सुग्धा स्पष्टेव । यथा वा-- 


गणाइई प अंब चलंती लज्जेइ पुरो रुरकअं पलोअंती? । 
वंकम्मुअं पलदइ* सुख्िऊण सहीण पिय कहाउ ॥55॥ 


अत्रावतीर्णीमदनविकारत्वेन मुम्धा । कज्जलमलिनाश्रुकणै: करि- 
दशनच्छेदपाण्डनि कपोले अविदितमानधताया: प्रियापराध: स्फुटी: 
भवति। अत्र माने मृदुत्वान्मुग्धा एवम्‌-- 


. सखीनां (मु. पा. टि.) 
2. प्रलोकंती (मू. पा. टि.) 
3. प्रवत्तेते (मू. पा. दि.) 


68 काव्यालोक: 


न पश्यति दशा कान्‍्तं बहिनिर्गन्तुमीहते । 
यान्तीनां! केलिसदनादज्चलं नैव मुञ्चति ॥56॥। 


*इत्याद् दाहायेम्‌ । 
इति मुग्धा । 


मुग्धा-- 
मुग्धा नायिका जैसे-- 
जिसने कामदेव का आगम (शास्त्र) अभी नहीं पढ़ा, ऐसी मुग्धा नायिका 
ने सखियों के पास जाकर विश्रमों का वर्णन किया । (किन्तु) उनके (सखियों के) 
मुस्कूराते हुए सुन्दर कपोलों को देखते हुए उसने (नायिका ने) अपने मुख को 
अश्रु-प्रवाह का दुंदिन बना दिया ॥53॥। 


यह उदाहरण प्राचीन विद्वानों के श्रनु रोध से दिया गया है। यहाँ नायिका- 
निष्ठ मुस्धात्व से युक्त कोई श्रसाधारण धर्म प्रतीत नहीं होता । क्योंकि कामदेव 
के श्रागम (शास्त्र) को नहीं जानने पर भी सखियों के सम्मुख विश्रम का कथन 
करती है, इस कथन से सखियों की विशेष परिपकक्‍्वता की सम्भावना होती है, 
जिससे मुस्कुराते हुए सुन्दर कपोलों को देखने से सखीनिष्ठ कपटता की कलुपिता 
झ्रौर अपनी सरलता से ही दुःख का कारण प्रगट होता है । यहाँ कामदेव के 
ग्रागम (शास्त्र) के पठन की असमाप्ति श्रर्थ से लम्य (प्राप्य) है, जो किसी प्रकार 
मुग्धता में पर्यवसित होने वाली नहीं है । श्रधीरमब्या आदि में इस प्रकार 
दिखाई देता है, श्रतः उसी का उदाहरण मानना चाहिये । 


प्रियतम उसे जब देखता है तो उस (नायिका) के नेत्रापाज्भ दीर्घ हो जाते हैं, 
उन पर विस्मययुक्त होकर वह हाथ रखती है । किसी प्रकार श्रपने स्तनों को, 
जो श्रभी विशेष उदित नहीं, ढेकती है । यह (नायिका) सिर भुकाती है, कांपते 
हाथ से (उसका) स्पर्श करती है, अश्वुघारा प्रवाहित करती है और सखियों को 
दुःखित करती है ॥54॥। 


यहाँ प्राप्य यौवन को कुछ जानने और कुछ न जानने वाली, लज्जा, मान, 
मृदुता और रति से कतराने के गुणों के उपचय के कारण विशिष्ट श्रवस्था को 
प्राप्त मुग्धा नायिका स्पष्ट ही है । अथवा जैसे-- 





). सखीनां (मू. पा. टि.) 
2. मूल में सन्धि कर “मुज्चतीत्याद दाहायंम्‌” दिया गया है। 


रसबिलासप्रकाश: 69 


सखियों की प्रिय बातें सुनकर वह (नायिका) एक पद चलते ही रुक 
जाती है, इक्षुमद्य को सामने देखकर लज्जित हो जाती है और तिरछी भौंहों से 
देखने लगती है ॥। 55 '। 

यहाँ मदन-विकार के अवतीर्ण हो जाने के कारण मुग्धा (नायिका है। 
मान (कोप) के धन से अ्परिचित उसके कज्जल से मलिन अश्रु-करणों द्वारा 
हाथीदाँत के टुकड़े के समात शुभ्र (पाण्डु) कपोल पर प्रिय का अपराध स्पष्ट 
हो रहा है । 

इस प्रसंग में मान में मृदुता होने पर मुग्धा जैसे-- 

नेत्र से प्रियतम को नहीं देखती, बाहर जाना चाहती है । केलिसदन से 
बाहर जाती हुई सखियों का अञ्चल (वस्त्र का छोर) ही नहीं छोड़ती ॥ 56 ।। 

इस प्रकार उदाहरण देना चाहिये । 

यह मुग्धा के उदाहरण दिये गये । 

सध्या धीरादिभेदेस्त्रिविधा तत्र स्वरूपेण ॥ सू. 73 ॥ 


मसध्या यथा-- 
लावण्यवापीजलकेलिलोले- 
रज् रनज्भोत्सवमावहन्ती । 
ततान यत्‌ सा मणितं मृगाक्षी 
पाठ: स लीलाशुकसारिकाणाम्‌) ॥॥ 57 ॥ 
अ्त्र॒ प्ररूढयौवनविचित्रसु रतकेलिकलाम्यां लक्षिता 


[27ब] मध्येव । इदमपि प्रगल्भायां सम्भवद्विषयं/नोदाहरणीयम्‌ । 
यथा बा-- 
अवनमितमुखी सरवीषु बाःला 
कथमपि नोत्तरमाह प्ृच्छयमाना । 
स्मितललितकपोलमानतभ्र्‌ --- 
मंदनविकारमनाबूतं चकार ॥ 58 ॥ 


इयें वक्रोक्तूया धीरा यथा-- 
न मयि हृदयरागो दर्शनीय: कथड्चित्‌ 
प्रिय४ यदि शतकृत्व: शिक्षितोध्प्येवमागा: । 


. छज्नामू 2... बा० 
3. है (मू. पा. टि.) 


]70 काव्यालो कः 


तदुचितमरुणाभ्यां लोचनाम्यां पुरस्ता- 
दनुमवशतमन्युप्र यसी दिकृप्रमावमूरं ॥॥ 59 ॥ 


रोदनेन मध्येवाधीरा यथा---- 


अवनम्य मुखाभ्मोजं कि रोदिपि सगद्गद्म्‌ । 
प्रियासि ननु तन्वज्धि प्रिया नाध्स्मीति रुद्ते ॥| 60 ॥। 


परुषोक्त्या धीराधीरा यथा---- 


कृतमनर्थकमेतदनारतं यदवलोकनमुभूमितसौहदे । 
तव मनः समपूरि तया? कर्थ कथय धूत्त3 ममावसरो भवेत्‌ ॥ 6 ॥॥ 


मध्या--- 


अपने स्वरूप से मध्या नायिका धीरादि भेद से(घीरा, श्रधीरा और धीरा- 
धीरा) तीन प्रकार की होती है ॥ सू. 73 ॥ 

मध्या का उदाहरण जैसे-- 

लावण्यरूपी बावड़ी में जलक्रीडा के कारण चण्चल श्रद्धों से कामोत्सव को 
धारण करती हुई उस मृगनयनी ने जो मणित (सम्मोग के समय उच्चारित 
अस्पष्ट ध्वनि) किया तो वह लीलाशुकों (श्रानन्द के लिए पाले हुए तोते) तथा 
सारिकाप्रों के लिये पाठ हो गया ॥ 57 ॥। 


यहाँ पूर्ण विकसित यौवन श्र विचित्र कामक्रीडा कलाओं से लक्षित मध्या 
नायिका ही है| प्रगल्मा नायिका में भी इस विपय की सम्भावना होती है, 
इसका उदाहरण देने की श्रावश्यकता नहीं है । श्रथवा जैसे-- 


पूछी जाने पर सखियों के बीच में नीचा मुंह करके बैठी हुई वाला ने 
किसी प्रकार भी उत्तर नहीं दिया । उसके मुस्कान से सुन्दर कपोल शौर कुछ 
ठेढ़ी मौहों ने कामविकार को श्रनावइत (प्रकट) कर दिया ॥ 58 ॥। 

वक्रोक्ति से घीरा नायिका का यह रूप है, जैसे-- 


8.  शतमन्युप्रे यसी दिक्‌ पूर्वा तस्याः प्रभावमरुशिमानम्‌ । पक्षे शतगुणितों 
मन्युः क्रोघो यस्यास्ताइशी प्रे यसी स्त्री तस्याः दिक्‌ प्रभाव ईपत्प्रभावमनु मव 
(मू. पा. टि.) 
अन्यथा (मू. पा. टि.) 
है (मू. पा. टि.) 


रसविलासप्रकाश: 7] 


हे प्रिय ! मुझमें हृदयगत अनुराग किसी प्रकार देखने की आवश्यकता नहीं 
है । यदि सौ गुणा शिक्षित होकर भी तुम इस प्रकार अपराध करते हो तो यही 
उचित है कि सामने रक्ततिम नेत्रों में (शतमन्यु प्र यसी) पूर्व दिशा की (प्रभाव) 
लालिमा के समान (शत्तमच्यु प्रेयसी) सौ गुने क्रोध की लालिमा धारण करने 
वाली प्रिया के कुछ प्रभाव (मान-कोप) का अनुभव करो ॥ 59 ॥ 


रोदन से मध्या का ही अधीरा रूप, जैसे--- 

मुखकमल तीचा कर गदगद्‌ होकर क्‍यों रो रही हो ? हे कशांगी, निश्चय 
ही तुम प्रिया हो । (नायक के इस प्रकार कहने पर नायिका उत्तर देती है-) मैं 
प्रिया नहीं हूँ, इसीलिये तो रो रही हूँ ।। 60 ॥ 

परुष उक्ति से धीराधीरा जैसे--- 

स्नेह छोड़ देने पर जो तुम निरन्तर मुझ पर यह इष्टि डाल रहे हो, वह 
बड़ा अनर्थ कर रहे हो । हे धूत्त ! तुम्हारा मत्त उस (अन्य) स्त्री से भर गया 
है, उसमें मेरे लिये स्थान कैसे बन सकता है ? ॥। 6 ॥॥ 


अथ प्रगट्भा सा च्‌ यथा-- 
प्रधिज्यमदना “भ्र्‌ वा कुचयुगान्त कुम्भहयी 
विशद्धूमवगाहतां सुरतसिन्धुमेषा चिरम्‌ । 
यदद्भपरिवतंना नटितकन्धरप्र क्षरां 
तदादिशति किद्धूरे४ किमपि कत्तू मुज्चालिका? ॥| 62 ॥। 


श्रत्न प्रर्ूदयोवनत्वगाढतारुण्यस्मरान्धत्व सुरतचातुर्याक्रान्तनाय- 
कत्वभावोन्नतत्वादिपरिपोषितावस्थाविशेषशालिनी  प्रगल्भा स्पष्टेव । 


[28 अर] प्रच्छन्नकोपा वहिर्मान्रदशि4तादरा चेदियमेव धीरा यथा-- 


चन्द्रे चन्दनपद्धूमानय कले/कालागुरुष्‌ प्यततां 

ताम्वूलं तरले समाहर शिवे श्ृद्धभारशोमां कुरु। 

इत्याभाष्य सखी: सरोरुहमुखी व्यक्तासना नालप- 

च्चातुर्येशय स एवं वल्‍लममनस्याघायि शज्धुाडू रः ।॥ 63 ॥ 
तेज्जंनताडनादधी रा यथा--- 


]. भ्ु 0 
2... मयि (मृ. पा. टि.) 
3. उच्चोध्लिको ललाटो यस्‍्या: (मु. पा. टि.) 





]72 काव्यालोकः 


रुपा सश्न भद्भ वदनमरुखं न्यज्चितवती 

यदाक्षेपे वाचा हसत्ति! मयि वन्ध रचयति | 
प्रसाद: सो5यं ते सुदतिः कथिते केवलमसो 
गलद्वाष्पं वाला व्यरचयदधीरं मम मनः ॥॥ 64 ॥ 


अब प्रगल्मा नायिका और उसका उदाहरण जैसे--- 
प 


भोंहों के माध्यम से घनुप की डोरी चढ़ाये हुए कामदेव के रूपवाली, तथा 
स्तनयुगल के रूप में दो कुम्मों को धारण करने वाली यह (प्रगल्मा) नायिका 
सुरतरूपी सिंधु में चिरकाल तक शंकारहित होकर स्तान करे। अ्रंगों का संचालन 
करने वाली यह उच्च ललाट वाली नायिका अपनी ग्रीवा तथा दृष्टि से हावभावा- 
भिनय कर रही है, वह तो अपने सेवक प्रर्थात्‌ मुझको कुछ करने के लिए आदेश 
दे रही है ॥॥ 62॥ 

यहाँ पूर्णा यौदन, गाढ़ तारुण्य, कामान्ध॒ता, सुरतचातुर्य से आक्रान्त नायकत्व 
तथा रति भावोन्नता आदि से परिपोपित अवस्था-विशेष से युक्त प्रगल्मा स्पष्ट 
हीहै। 


भीतर कोधयुक्त श्रौर बाहर आदर दिखाने वाली यह प्रगल्भा धीरा है, 
जैसे-- 

हे चन्द्र ! तू चन्दन का लेप ले आ, है कले ! तू कालाग्रुरु का धूप कर । 
भ्रो री तरले ! ताम्वूल लाकर दे .। शिवे ! तू श्वद्धारशोभा कर । सखी-जनों को 
इस. प्रकार कहकर कमलमुखी (नायिका) ने श्रासन छोड़कर श्राये हुए प्रियतम से 
बात नहीं की । इस तरह चतुरता के साथ उसने वही शद्भूरूप अ्रद्धू र॒प्रिय के 
मन में उत्पन्न कर दिया ॥। 63 |। 

नायक को (क्रोध से) फटकारती और पीटती हुयी प्रगल्भा अ्रधीरा जैसे-- 

क्रोध के कारण श्र मंग युक्त अपने लाल मुख को उसने नीचा कर लिया । 
फिर जब वाणी के द्वारा ग्राक्षेप किया तो मैंने हंसकर (सुरत) वन्ध की रचना 
प्रारम्भ कर दी और उससे कहा- हे सुदती (श्रेष्ठ दांतों वाली) ! यह (कोप भी) 
तो तुम्हारा अनुग्रह है । यह कहे जाने पर केवल श्ौसू बहाती उस बाला ने मेरा 
मन झधीर कर दिया । 64 ।। 


सोल्लुण्ठभापणेन खेदयती धीराधीरा यथा--- 


3. सति ([मू. पा. दि.) 
हैं (मू. पा. टि.) 


१-. 


रसविलासप्रकाश: ]73 


सुखयति नयनद्वयं मरमषा तब? ननु मूत्तिरलड्कृता विचित्र: । 
निशि सुरतविदग्धयाजभ रागाञ्जननखरक्षतभूषणः समन्‍्तातू ।। 65 ॥। 


इति प्रगल्भा । 
ग्रथानयोज्येंष्ठग्कनिष्ठत्वम्‌*-- 
4ढक्किञ्न लोअ्रणजुअलं इम्राए हरिसविअसिश्र कवोलम्‌ । 
ज॑ चुविज्काइ वशग्मणं तंचिश्र पराअ्स्स सोहर्गम्‌ ॥ 66 ॥। 
इति त्रयोदशभेदा: । 
परीढा यथा-- 


किमकाण्ड एवं चलचिल्लिलतं? नयनाज्चलेन मम घूर्णायति । 
हृदयं वदेरिति मुरारिपुरस्तव कि न सन्ति ग्रुरवः प्रशयित्‌" ॥ 67 ॥। 


कन्या तु मालत्यादि: पिनत्नानपितत्वाच्च परकीयात्वम्‌ । 
साधाररास्त्री रक्ता यथा-मृच्छुकटिकायां वसन्तसेना । 
[28ब | विरक्‍्ता यथा लटकमेलने मदनमज्ज/रो। 


व्यडूग्यपूर्वंक कथन से दुःखी होती प्रगल्भा धीराधीरा जैसे--- 

रात्रि में किसी सुरता विदग्धा तायिका द्वारा अपने श्रद्धराग, अज्जन और 
नखक्षतों के विचित्र भूषणों से पूरणंतथा अलंकृत किया हुआ (नायक का) यह 
शरीर निश्चय ही मेरे दोनों नेत्रों को बहुत सुख प्रदान कर रहा है ॥| 65 ॥ 


ये प्रगल्मा के उदाहरण दिये गये । 


अब इन दोनों (तीन प्रकार की मध्या और तीन प्रकार की प्रगल्मा) के 
ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा-ये दो-दो भेद होते हैं ॥ उदाहरण जैसे--- 


(ज्येष्ठा और कनिष्ठा दोनों नायिकाश्रों के एक स्थान पर बैठी होने पर) 


). नायकस्थ (मृ. पा. टि.) 2... ०ष्ट० 3. ० ष्टत्वम्‌ 
4. आच्छाद्य लोचनयुगलं इतराया हर्षविकसितकपोलम्‌ । 

यत्‌ चुम्ब्यते”ँ बदन तदपि प्र्ययस्थ सौभाग्यम्‌ ॥॥ 

* नायकेनेति शेष: (स्‌. पा. टि.) 

चला या चिल्लिलता भ्रूलता यस्सिन्‌ कर्म्मसिण तत्‌ (मर. पा. टि.) 
. है (मू. पा. टि.) 


ह्शा 


5; 


]74 काव्या लोक: 


एक के नेत्रयुगल हाथ से ढककर, दूसरी नायिका के ह॒प से खिले हुए कपोल वाले 
मुख का नायक जो चुम्वन करता है, वह भी प्रण॒य का सोभाग्य है ॥॥ 66 ॥ 

इस प्रकार स्वकीया नायिका के !3 भेद होते हैं (घीरामध्या, अघीरा- 
मध्या, घीराघीरा मध्या, घीरा प्रगल्मा, अधीरा प्रगल्मा और धीराघीरा प्रगल्भा, 
इन छह प्रकार की नायिकाञं के पुनः ज्येष्ठा और कनिष्ठा इन दो भेदों के 
अनुसार वारह भेद होते हैं ॥ एक भेद मुग्धा का मिलाकर स्वकीया नायिका के 
कुल 3 भेद हो जाते हैं ।) 


परकीया नायिका--- 


(परकीया नायिका के दो भेद हैं--परोढा और कन्या) परोढा परकीया 
जैसे--- 

है प्रशयी ! कया तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं जो तुम (मेरे बारे में) 
मुरारि (कृष्ण) के सामने बोल दिये कि यह (नायिका) बिना श्रवसर के ही 
अ लता का संचालन करती हुई श्रपने नेत्रों के श्रज्चल (छोर) से मेरे हृदय को 
घुमाये डाल रही है | 67 ॥। 


कन्या, जसे (“मालतीमाधव” में) मालती झादि विवाह न होने से पहले 
पिता आ्रादि के अभ्रधीन रहती हैं, श्रत: परकीया नायिका है । 


साधारण स्त्री--- 


साधारण स्त्री अनुरक्ता रूप में निबद्ध होने पर जैसे--मृच्छकटिक में 
वसन्तसेना (चारुदत्त के प्रति अनुरक्त है) । साधाररास्त्री विरक्‍ता (भ्रननुरक्ता) 
होने पर जैसे---“लटकमेलक ”” में मदनमज्जरी । 


श्रथ स्वाधीनभतृ का यथा-- 


जनकजा'? ननु का न पतिब्नता जनकजा? ननु का न पतित्नता । 
जनकजान&्नु का न पतिब्रता जनकजा? न नु का न पतिन्नरता ॥। 68 ॥। 


]. जनकात्‌ जाता सत्पितृजा का पतिन्नता न भवति भवत्वेवेत्यर्थः 
(मू. पा. टि.) 
जनकेम्यों जनकदेणोत्पन्नराजम्यों जाता का न पतित्रता (मू. पा. टि.) 
3. जनकजान्‌ जनकदेशोद्मवान्‌ अनु अर्थात्परिणीता का न पतित्रता । पत्यों 
ब्रतं यस्या: (मू. पा. दि.) 
4. जनकजा सीता नु वितर्क पत्युत्र तं यस्यां तादृशी नेति न । (मू. पा. टि.) 


रसविलासप्रकाश: ]75 


खण्डिता यथा “न मे हृदयराय” हइत्यत्र । 
स्वयमभिसरणान्नायकाभिसारणाद्वाभिसारिका यथा-- 


चन्द्रज्योत्स्ना धवलधवलै रज्भरकैमों क्तिकानां 
कान्त्या यान्‍्त्या: कुसुमशिशिरा लेपनेपथ्यलक्ष्मीम्‌ । 

काम का४पि स्पृशतु न गति शारदीषु क्षपासु 
श्वासामोदाध्नुगतमधुपान्‌” केव निह्लोतुमिच्छेत ॥। 69 ॥। 


उत्सिक्तरससिक्ताज्भविस्मृता&्शेषबन्धना* । 
यथोदेति दया मह्यय सखि* तस्य" तथा कुरु ॥॥ 70 ॥ 


कलहान्तरिता यथा-- 


अधिकन्धरं भुजलता न कृता न निभालितोअपि नयनेन भुशम्‌ । 
शअ्रहह क्षणं न पुनरेष्यति तत्‌ विषम मया प्रियजने विहितम्‌ ।। 7/ |) 


विप्रलब्धा यथा-- 


बञजुललतानिकुज्जे मधुकरपुञ्जो४पि रुवति कि कुम्मे: । 
अपनय कुसुमसुगन्ध॑ तवा&पनयमेमि दूति पुर: ॥॥ 72 ॥॥ 


अचस्था-भेद से श्राठ नाधिकाएँ-- 


. स्वाधीनभ्त का जैसे-- 


(जनकजा ननु) श्रेष्ठ पिता जनक से उत्पन्न कौन पुत्री पतिन्नता नहीं 
होगी ? (जनकजा सनु) जनकदेश में उत्पन्न राजाश्रों से उत्पन्न कौन पुत्री पतिक्नरता 
नहीं होगी ? (जनकजान्‌ अनु ) जनक देशोत्पन्न पुरुषों से विवाहित कौन स्त्री 
पतिब्रता (पति में ब्रतशीला) नहीं होगी ”? (जनकजा नु) राजा जनक की पुत्री 
सीता के विषय में यह सोचना कि पति का ब्रत जिसमें हो ऐसी वह नहीं है-- 


शिशिरं चन्दनकपू रादि (भू. पा. टि.) 
भधुपान्‌ मतान्‌ अ्रमरान्‍्वा (सू. पा. टि.) 
केत बस्तुना (सू. पा. टि.) 
विस्मृतमशेष॑ बंध गुरुमनमयादि यस्यां तादुशी दया मह्ममुदेति तथा कुरु 
(सृ. पा. टि.) 
5. हैं (मू. पा. टि.) 
6. नायकस्थ (मु. पा. टि.) 


के ४० ० :- 


]76 काव्यालोक: 


* ऐसा निश्चय ही नहीं है | (प्र्थात्‌ जो जनकजा सीता है वह पतिब्रता न हो, 
ऐसा हो नहीं सकता ॥) ॥ 68 ॥। 

2. खण्डिता जैसे-- 

“न में हृदयराग”'. इत्यादि (शलोंक-59) उदाहरण में वश्ित है । 

3. अभिसारिका--जो स्वयं नायक के पास अभिसरणा करे या रमण हेतु 
नायक को अ्रपने पास वुलाये, वह अभिसारिका होती है, जैसे--- 

शरद ऋतु की रात्रियों में चन्द्रमा की श्वेत ज्योत्स्ना जैसे श्रत्यन्त श्वेत अंगों 
और मोतियों की कान्ति से अभिसार के लिए जाती हुई नायिका की शीत पुष्प- 
चन्दनकपू रादि के लेपन एवं वेशभूपा की शोभा को तथा गति को भले ही कोई 
स्पर्श न करे । लिकिन श्वास की सुगन्ध से अनुगत मत्तजनों अ्रथवा भ्रमरों को 
किस वस्तु के द्वारा छिपा सकोगी ।। 69 ॥। 

(नायिका नायक को बुलाने के लिए दृती भेज रही है-) है सखि ! अत्य- 
घिक रस से सिक्त अंगवाले (नायक) के मन में समस्त ग्रुरुननों के भय इत्यादि 
को मुला देने वाली दया जिस किसी प्रकार से मेरे प्रति जाग सके वसा ही 
करो ।॥70॥। 

4. कलहान्तरिता जैसे--- 

उसके कन्धे पर भुजलता नहीं रखी, नेत्रों से अच्छी तरह देखा भी नहीं । 
हाय, वह क्षण भी अश्रव दुवारा नहीं भ्ायेगा, खेद है कि मैंने प्रियतम के प्रति बड़ा 
अनुचित व्यवहार किया ॥। 7] ॥। 

5. विप्रलब्धा जैसे--- 

वज्जुलतानिकृब््ज में भ्रमरसमूह भी ऋन्दन कर रहा है, हम क्या करें ? 
हे दृति ! पुप्पसुगन्ध को दूर कर दो। मैं तो (अरब) तुम्हारे ही सामने मृत्यु 
(अपनय) को प्राप्त हो रही हूँ ॥| 72 ॥। 


प्रोपितभतृ का यथा-- 
मलयमझरुत्सहचरतां!। काम: सोमेन” सह चरताम्‌र । 
न मया सह च रतां! तां” कत्तु प्रमुरस्ति सहचर० तां? तामू ॥| 73 ॥। 


]. सहायतां (मू. पा. टि.) 2. चंद्रेण (मृ. पा. टि.) 
3. गच्छतु (मू. पा. टि.) 4. रक्तां (मू. पा. टि.) 
5. पत्ता मम प्रियां (मू. पा. टि.) 6. है (मू. पा. टि.) 

7. तांतां दुःखितां (मू. पा. टि.) 


रसविलासप्रकाश: ]77 


वबासकसज्जा यथा--- 
कुरुू मुकुरमिदानीमञ्जन॑ रघ्जयेयं 
रतिसदनमदीनं॑ हारिः पाटीरनीरे: । 
[29अ | अपि नि&कटमुपेत: प्राणनाथस्तथा 
में कश्रयति ग्रहवापीकैरचानां विकास:” ।॥। 74 ॥। 


विरहोत्कण्ठिता यथा-- 


करतलनिहितकपोलं विधूय पुष्पारि/ निःश्वसती । 
प्रेयान्नाययागत इति विचिन्त्य वाला चिर॑ रौति ॥ 75 ॥। 


इत्थमवस्थाभि: पूर्वोक्तनायिकानां सम्भेदेउष्टाविशत्यधिकशत्तं 
भेदास्तेषामुत्तममध्यमाधमभेदाच्चतु रशी त्यधिकशतत्रय॑ भेदा: । इ्ह्‌ 
कन्याउन्योढे सद्ू तात्पूर्व॑ विरहोत्कण्ठिते पश्चाद्िसरन्त्यावभिसारिके 
सड्डू तिताउप्राप्ती विप्रलब्धे इति “अवस्थितेवेति कश्वित्‌ । श्रन्योन्य- 
साड़ूयेन्येपि भेदा: सन्‍्तीति विस्तरभयान्नोच्यन्ते । यथा--- 


“न खलु वयममुष्य” दानयोग्या/९ इत्यादौ वक्रोक्तितुरषवचन कर्णोत्पल- 
ताड़नादिश्निः संकीर्णा । 


इत्यालस्वनम्‌ । 


6. प्रोषितभतृं का जैसे-- 
है मेरे सहचर ! कामदेव चन्द्रमा के साथ मलयपर्वबंत की सहचरता को 


*  मनोज्ञ (समू. पा. दि.) 


पुष्पस्य (मू. पा. टि.) 
न खलु वयममुष्य दानयोग्या, 
पिवति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम्‌ । 
ब्रज विटपममु ददस्व तस्ये 
भवतु यतः सरशोश्चिराय योग: ॥ 
“देशरूपक 2, पृ, 40, 


] 

2. ०श: 

3. ७ नि 
4... श्रवस्थतै ० 
5. 

6, 


78 काव्यालोक: 


प्राप्त करे । किन्तु उस अनुरक्ता और वियोगपीड़िता को मेरे साथ करने में वह 
समर्थ नहीं है। (“सहचरतां” पद में चारों चरणों में भिन्न श्रर्थ होने के कारण 
यमक है ।) ॥॥73॥। 


7. वासकसज्जा जैसे-- 

अ्रव दपंण लाओो, मैं (नेत्रों में) श्रज्जन लगाती हूँ । चन्दन-जल से समृद्ध 
क्रीड़ाभवन को झ्राकर्षक बनाओ । अरे, प्राणनाथ समीप आा गये हैं, जैसा कि 
घर की बावड़ियों के कुमुदों का विकसित होना मुझे बता रहा है ॥74॥। 


8. विरहोत्कण्ठिता जैसे--- 


हथेली पर कपोल रखकर, पुष्पों (के श्र द्रार) को विखेरकर, निःश्वास 
लेती हुई वाला “प्रिय श्राज नहीं श्राये” ऐसा सोचकर चिरकाल तक रूदन 
करती है ॥75॥। 


इस प्रकार अ्रवस्था-भेद से 8 प्रकार की नायिकाझ्रों का पूर्वक्ति 6 प्रकार 
की नायिकाओझों के साथ भेद करने पर 6 ८ 8 28 भेद हो जाते हैं । इनके भी 
उत्तम, मध्यम शौर भ्रधम भेद करने पर 28 ८3» 384 प्रकार हो जाते हैं । 
यहाँ पर किसी का कहना है कि परकीया नायिका के परोढा और कन्या दोनों 
संकेत से पूर्व विरहोत्कण्ठिता, बाद में श्रभिसरण करने पर श्रभिसारिका, दत्त- 
संकेत होने पर भी नायक की प्राप्ति नहीं होने पर विप्रलब्धा, इस प्रकार के 
झ्वस्था-मेंद हो जाते हैं। नायिका-मेंदों में परम्पर साद्धूयं से अन्य भेद भी हो 
जाते हैं, परन्तु विस्तार के भय से उनका कथन यहाँ नहीं किया जा रहा है । 
जैसे-- 

“न खलु वयममुष्य दानयोग्या” (हम इस पुष्प के दान योग्य नहीं हैं) 
इत्यादि श्लोक में बक्रोक्ति, कठोरवचन, करोत्पल (कानों में पहने कमल) से 
पीटने आदि के द्वारा संकीर्णा नायिका है । 


इस प्रकार आलम्बन का विवेचन समाप्त हुआ । 


उद्दीपनानि चन्द्रोदयमलयमारुतकोकिलविरुतवनशोभापुष्पावचय- 
मदपानभ्रमरभक्लारादीनि । तत्र चन्द्रोदययो यथा-- 


पश्यति कुवलयनयनामालिद्धति वसुमती नगोंच्च कुचाम्‌ । 
चुम्बति कैरववदनां तिमिरकचग्राठमेष. शीतांशु: ॥76॥॥ 


रसविलासप्रकाश: ]79 


अ्रयं सम्भोगस्य । 
विप्रलम्भस्य यथा-- 
क्व चण्डकरचापलं निशि निरस्तचन्द्रातपं 
क्व वाडवघनञ्जयो जलघिमन्तरावत्तते । 
[29ब] अ्रयं तु गगनाड्ुरों किरति & चक्रवालं रुचां” 
जगन्ति ननु भस्मसाद्रचयितु विधेरुद्यम: ॥77॥। 
एवमन्यदूह्यम्‌ । 
अथानुभावा:-- 


स्तम्भः स्वेदोीषष रोमाञऊचः स्वरभंगो5थ वेपथुः । 
वैव्यंमश््‌. प्रलय इत्यष्टो सास्विका” भता:ः ॥सू. 740 


भ्सत्त्वमनुभवन्तीति व्युत्पत्तें: । यथा-- 
उदज्चद्रो माऊुच श्रमजलकराक्रान्तवदने4 
परिम्लानं चार. श्लथवचनमश्रुस्र्‌ तिरिति० । 
जडत्वं चेष्टाभि: कथयसि सकम्पा न च्‌ मया- 
पराद्ध ते किडिचिल्लयमिव कथं यासि सुभग्रे ॥78॥। 


एते चागन्तुका अपि दृश्यन्ते अनु भावयन्तीति व्युत्पत्ते: तदेतन्नट- 
मात्रगोचरम्‌ । 


चन्द्रोदय, मलयमारुत, कोकिलरब, वनशोम', पुष्पावचय, मदवाल, भ्रमर- 
भंकार आदि उद्दीपन हैं । चत्घोदय का उदाहरण जैसे-- 


यह शीतांशु चन्द्रमा नीले कुमुदरूपी नेत्नों व।ली प्रथ्वी को देखता है । 
पर्वेतरूपी विशाल स्तनों वाली पृथ्वी का आलिझ्भन करता है। अन्धकाररूपी 
वालों को पकड़कर श्वेत कुमुदरूपी मुखवाली वसुमती का चुम्बन करता 
है ।।76।। 


. रुचां कान्तीनां चक्रवालं मण्डल किरति (मू.पा.टि.) 


2. ०त्विका 

3, सत्व० 

4. है (मू.पा.टि.) 
». श्रुश्नुतिरिति 


]80 काव्यालोक: 


यह सम्मोग शज्धार में उददीपन का वर्णन है । 
विप्रलम्भ झद्भार में उद्दीपन का वर्णन जैसे--- 


चन्द्रमा की चाँदनी को नष्ट करने वाले प्रचण्ड सूर्य की किरणों की चपलता 
रात्रि में कहाँ होती है ? समुद्र को छोड़कर वडवाग्नि और कहाँ रहती है ? 
यह गगन के आज्भन में विधाता जो किरणों का मण्डल विखेर रहा है (किरण- 
जाल फंला रहा है) यह तो सारे संसार को भस्मीमृत करने का उसका प्रयत्न 
है ॥॥77॥॥ 


इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानने चाहिये । 


झनुमाव-- 


स्तम्म, स्वेद (पसीना), रोमाञ्च, स्व॒रभंग, वेषथु (कम्पन), वैवण्ये, 
भ्रश्नू और प्रलय (चेष्टा और ज्ञान नष्ट हो जाना), ये श्राठ सात्त्विक भ्रनुभाव 
माने गये हैं ।।सू. 74॥। 


“सत्त्व गुण से उत्पन्न होते हैं”, इस व्युत्पत्ति के अनुसार सात्तविक 
कहलाते हैं। जैसे-- 


हे पसीनों की बूंदों से आक्रान्त मुखवाली ! तुम्हारा शरीर रोमाञ्च- 
युक्‍त है तथा अ्रड्भ परिम्लान हो रहे हैं, शिथिल वचन हैं, श्रांसू प्रवाहित हो रहे 
हैं, चेष्टाशरों में जड़ता है, कम्पनयुक्त होकर बात कर रही हो। मेरे द्वारा 
तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया गया तो फिर है सुभगे ! तुम कुछ प्रलय 
(नण्टसंज्ञता) की अ्रवस्था को कैसे प्राप्त हो गयी हो ? ॥78॥ 


(उक्त श्लोक में आठों स्लात्त्विक भाव वर्णित हैं ।) 


ये अनुमाव “अनु मभावयन्ति इति अनुभावा:” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
आगन्तुक भी दिखायी देते हैं, जो केवल नट में दिखायी देते हैं । 


अथ व्यभिचारिण:--- 


निर्वेदग्लानिशड्धूरव्यास्तथाधसुयामदक्षमाः । 

प्रालस्य॑ चैव दंन्‍्यं च चिन्ता मोह: स्मृतिध तिः ॥ 
वीडा चपलता हर्ष श्रावेगी जड़ता तथा। 
गर्वो वियाद श्रोत्सुक्यं निद्रापपस्मार एवं च॥। 


रसविलासप्रकाश: 8]. 
सुप्तं 7विबोधो5मर्षश्चाप्यवहित्यमथोग्रता । 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादोीं मरणं ज्ञास एवं च ॥॥ 
वितक॑ंश्चेति विज्ञेयास्त्रयस्त्रिशत्समासत: ॥ सु. 750 


श्रत्र निर्वेद औदास्यम्‌ । ग्लानिरिन्द्रियमालिन्यम्‌ | दैन्यं चादु- 
कारिता वचसि । अपस्मार: स्मृतिविनाश:। अवहित्थाकारग्रुप्ति: । 
मरणमनुकूलावस्थानाश: न विनाशस्तस्थ पुनरुदयाभावात्‌ 
[30ग्र] शेषड्मति & रोहितार्थम्‌ः । 


एते विभावादय: सम्वलिता? रसविशेषव्यक्तिहेतव: । 


रसेष्वपि विभावादिसान यद्बन्न बिद्यते । 
एकरस्मिन्न तथेत्येक॑ नेति कारणकार्यताम्‌ ।सू. 76।। 


तावदेव विभावादीनां भावानां भानं नान्यत्र तदाकारत्वाच्चित्त- 
वृत्तीनां, तथा वेकस्मिन्‌ शुद्ध कार्यकारणकल्पनम्‌ । 


व्यभिचारिभाव--- 

अब व्यभिचारिभावों का वर्णन करते हैं-- 

() निर्वेद, (2) ग्लानि, (3) शक्भा, (4) असूया, (5) मद, (6) 
श्रम, (7) आलस्य, (8) दैन्य, (9) चिन्ता, (0) मोह, (व) स्मृति, 
(!2) धृति, (3) ब्रीडा, (4) चपलता, (5) हषें, (6) आवेग, 
(7) जड़ता, (:8) गवे, (9) विषाद, (20) ओत्सुक्य, (2) निद्रा, 
(22) अपस्मार, (23) सुप्त, (24) विबोध, (25) क्रोध, (26) श्रवहित्था, 
(27) उम्रता, (28) मति, (29) व्याधि, (30) उन्‍्माद, (3) मरण, (32) 
त्रास ओर (33) वितकं, ये संक्षेप में 33 व्यभिचारिभाव जानने चाहिये । 
॥सू, 75॥। 

उदासीनता निर्वेद है। इन्द्रियों की मलिनता ग्लानि है। वचन में चाटु- 
कारिता दैनन्‍्य है। स्मृति का विताश अपस्मार है। आकारगोपन अवहित्था है । 
अनुकूल अवस्था का नाश मरण है, विनाश नहीं, क्योंकि विनाश का पुनः उदय 
नहीं हो सकता । शेष का भ्रर्थ स्पष्ट ही है । 

ये विभाव आदि ही मिलकर विशेष रस की अभिव्यक्ति के कारण हैं।. .. 





].  विवो० 
2. अकटार्थमित्यर्थ: (मू.पा.टि.) 
3. मिलिताः [मू.पा.टि.) 


82 काव्यालोकः 


जिस प्रकार से (या जिस रस-विशेष से युक्त होने पर) रसादि में विभा- 
वादि का भान नहीं होता | इसी प्रकार से एक विमाव, अनुमाव या व्यभिचारी 
भाव में भी रस के सम्बन्ध में कार्यकारणता नहीं हो सकती ॥सू. 76। 


(जब तक रसाभिव्यक्ति नहीं होती) तव तक ही विभावादि भावों का भाव 
रहता है, अन्य स्थल पर नहीं । क्योंकि चित्तद्तत्तियाँ उस रस के भ्रनुकूल होती 
हैं । इसी प्रकार एक शुद्ध रस में कार्यकारण की कल्पना नहीं हो सकती । 


शृद्ध हि मन्‍्मथोदनेदस्तदागमनहेतुकः। 
भप्रनुकुलविभावा दिव्यकतः खजड़भूार उच्यते ॥ सू. 770 
अनुकूले5र्थें मतस: प्रणवतारूपव्यक्तस्तस्य चोक्तलक्षणा रतिः 


स्थायी । नायिका चालम्बनं? चन्द्रोदयादिरुददीपनं, नायिकाविलास: 
सात्तविकादिश्चानुभाव: मरणालस्यजुग़ुप्सोग्रतातिरिक्त: सब्भ्चारी । 


यथा-- 


व्याजनिमीलितनयनामदड्ूँ विनिवेश्य शज्धितदृशन्तम्‌ । 
यच्चुम्वति हरिणाक्षीं तदेव”ः मणितानि शिक्षयति ॥79॥॥ 


यथा वा-- 
तारुण्यं सुन्दरीणां फलमिव तपसश्चन्द्रिका पुष्पभारः 
ख्वृद्धार:2 पल्‍लवानां रुचिरिति भवती लज्जते तत्‌ किमेततु । 
इत्युक्त्वा वोक्षमाणां नतनिटिलचलद्अ्रलतंरँ प्राणनाथ: 


पर्यडू 5छू 5डपि वालां "रतरमसगलन्नीवि वासश्चुचुम्व 480।। 
अयं सम्भीग: शज्भारः ॥ 


[.  ०»म्वनं 

2. चुम्वनमेव (मू.पा.टि.) 

3. आभरणादि खज्भारः (मृ.पा.टि.) 

4... दीक्ष्य० 

5. नतंयन्नविटिलं ललार्ट तब चलन्ती अश्रूलता यस्मिन्‌ दर्शनक्रियायाम्‌ 


(मू. पा. टि.) 
6. रतरमसादगलन्नीविवासो यस्मिन्‌ चुम्बनक्रियायां (मू. पा. टि.) 


रसविलास प्रकाश: 83- 


शूद्धार रस-- 

कामदेव का उदसेद (अद्भूरित होना) ख़ड़ कहलाता है । उस खज्ध 
की उत्पत्ति के कारणभूत, अनुकूल विभावादि से व्यक्त होने वाला रस श्ूज्भार 
कहा जाता है ॥सू. 77 


अनुकूल (प्रिय) वस्तु के विषय में तत्मयता (प्रवणता) के रूप में जो 
व्यक्त होता है वह उस (श्ज्भार रस) का रतिनामक स्थायी भाव है, जिसका 
लक्षण पहले कह दिया गया है । श्युद्धभार रस में नायिका आलम्बन, चन्द्रोदय 
आदि उद्दीपन, नायिका के विलास और सात्त्विकादि अलुमाव हैं। मरण 
आलस्य, जुगुप्पा और उम्रता को छोड़कर (अन्य सभी) संञ्चारी भाव 


होते हैं । 

जैसे-- 

किसी बहाने से नेत्र बन्द करने वाली मृगनयनी नाथिका को अद्भू में सुला- 
कर उसके शज्भाकुल नेत्कोरों का नायक जो चुम्बन लेता है, वह चुम्बन ही 


नाथिका की मणित (सम्मोग के समय उच्चारित अस्पष्ट ध्वनि) सिखाता 
है 79॥। 


अथवा जैसे--- 


सुन्दरियों की तरुणावस्था तपस्या के फल के समान, चाँदनी पुष्पमार और 
आमभरणादि श्वृड्भार पल्‍लवों की कान्ति के समान हीती है, फिर भी तुम लज्जा 
करती हो, यह क्या है ? ऐसा कहकर चंचल अ्रूलतायुक्त ललाट को नीचा 
करके देखती हुई बाला का, सम्भोग की आतुरता के कारण जिसकी नीवि 
(कपड़े की गांठ) खुलने से वस्त्र खिसक रहा था, प्राशनाथ ने पलंग के पाश्व॑ 
में भी चुम्बन कर लिया ॥80॥। 


यह सम्भोग शज्ुर है ! 
यन्न तु प्रकृष्दारतिर्नाभीष्टसुपेति तन्न विप्रलम्भः ॥सू. 78॥ 


स च अभिलाषविरहेर्ष्याप्रवासशापहेतुक: । 


प्रभिलाषहेतुको यथा-- 


84 काव्यालोक: 


क्दा तदमलेक्षणं सुदति'. वक्रपद्धू रुहं 

[30व] पुरो मम भविष्यति प्र & खयिति क्षणं चिन्त्यताम्‌ । 
त्वयि प्रणिहितेक्षशस्त्वयि. निवद्धभाव: कथ्थ॑ 
निशासु भविता जनस्त्वमिह साक्षिणी स्था: स्वयम्‌ ॥8।। 


यथा वा-- 
मृदुमधुरविचेष्टितानि तस्या: कथमिव सन्‍्तु मनोजमन्यथराणि । 
स्मृतिविषयमुपागतेपु येपु क्षणमपि ना&ज्चति चित्तमन्यतों मे ॥82॥। 


विरहो यथा-- 
“करतलनिहितकपोलमि त्यत्र । 
ईर्ष्या यथा-- 
दयिते? परां? प्रशंसति” साहजिकीं दृत्तिमवलम्व्य । 
निःश्वसितग्लपिताघरमाननमेतस्य” तियंगाक्षिपति ॥॥8 3॥। 


प्रवासो यथा-- 
प्रातः प्रयाणसमये हृदयेश्वरस्य वातायनोन्मुखतया क्षणमायताक्षी । 
निःश्वासशुष्यदवराश्र्‌ निपातपीतधैर्या" घुनोति हृदयानि पुर: सखीनाम्‌ 
॥84॥॥ 
शापों यथा-- 
उपक्रान्तं कोर्क: कथमपि सशोकरिव गिरा 
निरस्ताशं पाशं विरचयति नम्नेव नलिनी । 





. है (मू. पा. टि.) 

2. है (मू.पा.टि.) । ०्यनि 
3. येपु मृदुमधुरविचेप्टितेपु स्मरणमाव॑ं प्राप्तेपु (मू. मा. टि.) 
4. इलोक-76 

5. भत्तरि (मू. पा. टि.) 
6. अन्यां नाथिकां (मू. पा. टि.) 
7. प्रसंधति 

8. नायकस्य (मू. पा. टि.) 

9. ०तथीर्या 


रसविलासप्रकाश: 85 


अहो. वातर्नातःपरमुचितमेतद्यदक्ष पम्‌ 
निरालोंक लोक॑ रचयितुमुपात्त: परिकरः ॥85॥ 
इदं तु प्राचामनुरोधेनोदाहतं वस्तुतस्तु विशेषानुपलम्भादेक एव 
विप्रलम्भ: शज्भारो भंवति । 
इति श्षद्धारो रस: । 
जहाँ प्रकृष्ट रति अभीष्ट को प्राप्त नहीं होती, वहाँ विप्रलम्म श्वृद्धार 
होता है ॥सू. 78॥। 
उस विप्रलम्म झद्धार के अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शापरूप 
हेतु होने से वह पाँच प्रकार का होता है । 


अभिलाषहेतुक जैसे-- 

हे सुदति (श्रेष्ठ दाँतों वाली) ! वह निर्मल तिरछे कमलनेत्र कब मेरे 
सम्मुख होंगे । हे प्रियतमे ! क्षणभर सोचो । तुम्हारी ओर ही दृष्टि लगाये हुए, 
चित्तबृत्ति को तुम्हीं से बांवे हुए यह व्यक्ति (मैं) किस प्रकार (विरह की) 
रात्रि में (जी रहा) होगा, इस विषय में तुम स्वयं ही साक्षिणी बनो ॥8।। 

अथवा जैसे--- 

उस (नायिका) की कामक्रीड़ा में मन्थर कोमल मधुर चेष्टाएँ (अब) 
किस प्रकार होंगी ? (वियोग में) उन (सृदु सधुर चेष्टाओं) का स्मरण हो 
जाने पर मेरा चित्त क्षणमर भी कहीं अन्यत्र चहीं जाता ॥82॥। 

विरह के कारण विप्रलम्भ-शू ड्वार जैसे--- 


“करतलनिहितकपोलम्‌” इत्यादि पूर्वोक्त श्लोक-76 । 
ईष्यहितुक जैसे--- 


पति द्वारा अन्य नायिका की प्रशंसा करने पर (नारी सुलभ) सहजद्धत्ति 
का आश्रय लेकर वह नायिका (दीघे) निःश्वास से मुरझाए अ्रधर वाले मुख 
को नायक की ओर कुछ-कुछ तिरछा घुमाकर देखती है ।83॥। 


7, रचय० 


]86 | काव्यालोकः 


प्रवासहेतुक ज॑ से-- 

प्रात: हृदयेश्वर के प्रयाणा के समय वातायन की ओर क्षणमर उन्मुख होते 
ही, दीर्घश्वास से सूखते श्रधर और अश्र्‌ के प्रवाह ने जिसके धैर्य को पी लिया 
है, ऐसी विशाल नेत्रों वाली नायिका अपने सम्मुख ही सख्ियों के हृदयों को 
विकल बनाती है ॥84॥। 


शापहेतुक विप्रलम्म श्रद्भार जैसे-- 

शोकयुक्त चक्रवाक मानों किसी प्रकार आवाज कर रहा है। कमल-समूह 
ग्राशारहित हो भुककर मानों पाश-रचना कर रहा है। अहो, है विधाता ! 
इससे अधिक यह उचित नहीं है कि तुम अ्रकरुण होकर संसार को आलोकरहित 
करने के लिये अपना परिकर जुटा रहे हो ॥85॥। 


यह विप्रलम्म-श्वज्भार के उक्त पाँच भेदों के उदाहरण प्राचीन आचार्यों 
के अनुरोधवश दिये गये हैं । वास्तव में इनमें किसी विलक्षणता की उपलब्धि 
नहीं होती है, अतः तिप्रलम्म-श्रज्भार एक ही होता है । 


शज्भार-रस का विवेचन समाप्त हुआ । 
हासश्चेतोविकाश: स्यात्तत्र हास्यो रसः स्मृतः ॥सु.79॥। 


रागाविवेक्वतताच्चेतो विकाशपरिपुष्टो रसो हास्य:। तत्र हासः 
[3|ञ्र ] स्थायी, विक्ृताकारादिरालम्बनं!, तादुक्‌ चेष्टोद्दीपन ग्रक्षि& 
सद्भोचादिरनुभाव:, निद्रालस्यावहित्थाद्या व्यभिचारिण: । यथा-- 


विपयंस्तोष्णीपं? कदितटनदद्हस्तममितः 

प्रफुल्लान्यां मध्ये सन [य] मलससड्ीचितदृशा ॥। 

कपोलान्यां लोकान्‌ जनयति म्ृदु स्मेरवदनान े 

स्वयं हुहाशब्द: परिहसति भण्ड: पुनरयम्‌ ॥86॥। 
यथा वा गड्भावरे-- 

श्रीत्ातपाद बिहिते निवन्धे, निरूपिता जूतनयुक्तिरेपा । 


अ्रद्भा गयां पूर्वमहों पवित्र, न वा कयं रासमघरममपत्या: ॥87॥॥ 


. म्म्वनं 


2. परिवत्तितोप्णीय॑ यथा स्यात्तवा (मृ. पा. दि.) 


रसविलासप्रकाशः 87 


इति हास्य: । 
शोकश्चित्तस्य बैक्लव्यं करुणस्तत्र कीत्त्येते (थसु.80। 


इष्टनाशादिना चेतो वैवलब्यं शोक: स्थायी तत्र करुणारव्यों रसो 
भवति । शोच्यमालम्बनं!, शोच्यस्य दाह्मदिरद्दीपनं, भूषातादिरनुभाव:, 
बैवर्ण्योच्छवासस्तम्भप्रलपनमोहापस्मारव्याधिग्लानिश्रमविषादजडतो- 
स्मादचिन्तादा व्यभिचारिण: । ढ 
यथा-- 


श्रहह दहति वहि नः ऋन्‍्दमाना: सखाधो 
सुवि निपतति जातस्तम्भमामोरवृद्ध:ः । 
कथमिव परिह्ारश्चिन्तयेत्याकुलस्य 
स्रवति सलिलमक्ष्णोः पुण्डरीकेक्षरपस्य ।।88॥ 


गड्भाधरे तु-- 


अ्रपहाय सकलबान्धवरचिन्तासुद्वास्य गुरुकुलप्रणयम्‌ । 
हा तनय ! विनयशालिन्‌ ! कथमिव परलोकपथिकोडमू ॥89।। 


इति करुण: । 
हास्थ-रस--- 

चित का विकसित होना हास होता है तथा उससे जनित रस हास्य कहा 
जाता है |सू-79॥॥ 


रागादि की विक्ृति होने पर चित्त के विकास से परिपुष्ट हास्य रस होता है । 
इसका स्थायिभाव हास है.। विक्ृत आकृति आदि झालम्बन है और विक्वत चेष्टा 
उद्दीपन है| नेवसंकोच आदि अवुभाव हैं। निद्रा, आलस्य, श्रवहित्था आदि 
व्याभिचारिभाव हैं । जैसे-- 


उलटी पड़ी पहचकर अपने हाथों को दोनों भ्रोर कटितट पर नचाता हुआ, 
फूले हुए (प्रफुल्लित) कपोलों के साथ श्रलसायी आँखों को मिचमिचाता हुआ यह 
नठ लोगों के मुख पर मधुर मुस्कान ला देता है और स्वयं भी हुहा शब्द के साथ 
हँसता है [86॥ 





. ० म्वनं 
2. नन्द: (मं. पा. टि.) 


88 काव्यालोक: 


अथवा जैसे “रसगज्भाघर” (, प्र. 84 ) में-- 

पुत्र की उक्ति--पूज्य पिताजी के द्वारा रचे गये निवन्ध में यह नवीन युव्ति 
निरूपित है कि जब गायों का पूर्व अंग पवित्र होता है, तो ग्दभ की घर्मपत्नी का 
अंग पवित्र क्यों नहीं माना जाये । (घमंशास्त्र में गो का पश्चाद्ध पविन्न बताया 
गया है, पर यहाँ हास्योत्पत्ति के लिये असंगत बात कही गयी है।) ॥॥87॥। 

इस प्रकार हास्य रस का वर्णन पूरा हुआ । 


करुण-रस--- 
चित्त की विकलता शोक है, वही करुण-रस का स्थायी भाव है, ऐसा कहा 
जाता है ॥सू-80॥। 


इष्टनाश आदि के कारण चित्त की विकलता को शोक कहते हैं । यही 
शोक स्थाथी भाव है, जो (परिणत होकर) करुण नामक रस होता है । (विनप्ट 
बन्यु श्रादि) शोचनीय व्यक्ति आलम्बन, शोचनीय व्यक्ति का दाहकर्म झ्ादि 
उद्दीपन, भूमि पर गिरना आदि अनुभाव हैं। विवर्णता, उच्छुवास, स्तम्भ, 
प्रलाप, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, श्रम, विपाद, जड़ता, उन्माद, चिन्ता 
ग्रादि इसके व्यभिचारिभाव हैं । 
जैसे-- 
खेद है कि अग्नि (दावाग्नि) प्रज्वलित हो रही है, (गोप) सखा क्रन्दन कर 
रहे हैं, बूढ़े अरहीर (बावा ननन्‍्द) स्तम्मित होकर पृथ्वी पर गिर रहे हैं।॥ सोचो तो 
इसका कंसे परिहार किया जाये, इस चिन्ता से व्याकुल कमलनयन श्रीकृष्ण के 
नेत्रों स जल बह रहा है ॥88॥! 


“रसगड्भावर (], पृ.56 ) में-- 
हे विनयशील पुत्र ! समस्त बन्धुओं की चिन्ता छोड़कर, गुरुकुल के प्रेम को 
भी मूलकर तू कैसे परलोक का पथिक हो गया ? ॥89॥॥ 
करुण-रस का निरूपण समाप्त हुआ । 
[37ब] चित्तविक्लवताहेतुर्नयं तत्र भयान& कः ॥सू.8॥॥ 


भयहंतुरालम्बनं', घोरतरचेष्टोद्दीपनं, रोमाज्चादिरनुभाव:, 
संव्रासग्लानिदीनताशद्ाद्या व्यभिचारिण: । 





रसबिलासप्रकाशः 89 
यथा-- | 
प्रदलोक्य मातरमुपागतां रुषा, द्िभाण्डपारिपरपहतु मक्षसः! । 


| अधि कम्पमानतनुराकुलेक्षणः, परिशुष्यदास्यसभवज्जनादएँवः 90॥॥ 
इति भयानकारव्यो रसः । 
रौद्रस्तेक्शाववोधात्मक्नीधपोषितविग्नह: ।।सू-92!| 


क्रोध: स्थायी, अरिरालम्बनंः तच्चेष्टोद्दीपनं, श्र विभज्धोष्ठशदं- 
शनवाहुस्फोटनात्मवृत्तकीत्तं नाक्षेपतज्ज॑ नादिरनु माव:, श्रावेगोग्रता- 
रोमाञ्चस्वेदमदमोहादयो व्यभिचारिण: । 


यथा[--- 
धिगित्यसक्ृदुच्चरत्यपि जने पुरो निष्कृपं 
ग्रोर्गलितगौरवं त्वयि शिरो हठाददइृश्चति । 
असिः समरसाहसो च्छलद5ख वेगर्वेज्वरे 
पतन्‌ कठिनकण्ठत: प्रिवतु रकतधारं? पयः ॥9॥॥ 


“कृतमनुमतं दृष्ट वा यैरिदं गुरुपातकं, मनुजपशुभिरि'दं तु वृत्ति- 
विकलत्वान्नोदाहतम्‌ । 
यथा वा-- 


आस्फोट्योद्दण्डवाहुदय महमुचितारम्मसम्भावनी य- 
स्तावच्चाण्र” गज्जे क्षणमिह नममाया'श्चपेटा४तिथित्वम्‌ । 


भाण्डे पाणियेस्थ ताइशो दघि अपहर्त्त मसमर्थः (मू. पा. टि.) 
ण्म्व्न 3, ७ एघट ० 
द्रोशाचार्यस्य (मृ. पा. टि.) 

रक्‍ता घारा यस्य तत्‌ पयः (मु. पा. टि.) 

कृतमनुमतं दष्ट वा यैरिदं गुरुपातके 
मनुजपशुमिनिर्मयदिर्भव-द्धर रुदायूथै: । 

नेरकरिपुणा साथ सभीमकिरोटिना- 

मयमहमसड्भेदोमांसे: करोमि दिशां बलिम्‌ ॥|-का. प्र.-4, 39 
7. ०» नूर। है (मू. पा. टि.) 

8... वायाः नागच्छेस्त्व (मू. पा. टि.) 


थी ९ ७ ०9 ४/+ 


]90 काव्यालोक: 


संपिण्ड्याञ्य वमुप्ट्या करजठरमुखान्यत्र भोजाघमस्य 
तृप्त्य कीनाशमार्गे तव पलविहितं पिण्डमेप क्षिपामि ॥92॥ 
इति राद्र:। 
भयानक-रस--- 
चित्त को व्याकुल बनाने का कारण जहाँ मय स्थायी भाव होता है, वहाँ 
भयानक रस होता है ।सू.8॥॥ 
मयानक रस में भय का कारण ही आलम्वन, उसकी अत्यन्त भीषण चेष्टाएँ 
उददीपन, रोमाञ्च आदि अनुभाव, सन्त्रास, ग्लानि, दीनता, शंका आदि व्यभिचा- 
रिभाव होते हैं । 
जैसे-- 
माता को क्रोध के साथ पास आई हुई देखकर, दही के पात्र में हाथ डाले हुए 
कृष्ण (जनाद॑न) उसे वाहर निकालने में अ्रसमर्थ हो गये, इसलिए उनका शरीर 
काँपने लगा, नेत्र व्याकुल हो गये और मुख सूखने लगा ॥90॥। 
यह भयानक रस है । 
रौद्-रस-- 


तीक्ष्णता के श्रववोध से युक्त क्रोध से पुष्ट विग्रह (स्वरूप) वाला रस रौद्र- 
रस होता है ॥सू.82॥। 


रौद्र-रस में क्रोध स्थायी भाव, शत्रु श्रालम्बन और उसकी चेष्टाएँ उद्दीपन 
विभाव होती हैं । भ्रूमंग, ओ्रोष्ठ-दंशन, भुजाओं को फैलाना, अपने किये हुए 
(वीरता श्रादि) कार्यो की प्रशंसा करना, प्रहार, तर्जज (डांटना) श्रादि अ्रनुभाव 
हीते हैं । श्रावेग, उग्रता, रोमाजच, स्वेद, मद, मोह श्रादि व्यभिच रिभाव होते हैं । 


जैसे-- 


न 


“घिक्करार है” ऐसा वार-बार लोगों द्वारा कहे जाने पर भी निर्देय होकर 
अपने सामने ग्रुरु द्रोणाचायें की गुरुता का तिरस्कार करके उनके मस्तक को 
हठातू (बलपूर्वक) काठ देने बाले तथा युद्ध में अपने साहस के छलकते हुए 
अखण्डित गर्व के ज्वर से युक्त तुम्हारे (धृष्टद्य म्न के) ऊपर गिरती हुई मेरी यह 
तलवार तुम्हारे कठोर कण्ठ से रक्त घार वाला जल पिये ॥9व॥। 


. कंसस्य (मू. पा. टि.) 


रसविलासप्रकाश: 97 
(काव्यप्रकाशकार द्वारा उद्धत) “कृतमनुमतं दृष्ट वा यैरिद गृरुपातकम्‌” 
इत्यादि पद्च रौद्र-रस के उदाहरण-स्वरूप नहीं देना चाहिये, क्योंकि इसकी रचना 
में रौद्र-रस को अ्रभिव्यक्त करने वाली आरभटी ब्त्ति नहीं है । 
अथवा अन्य उदाहरण--- 
मजबूत बाहुद्य को फड़काकर उचित रणकौशल के साथ स्वागत करने 
के योग्य मैं उपस्थित हू । चाणूर, तू गर्जंन भले ही करले, किन्तु मेरे चपेट-प्रहार 
का अश्रतिथि बनने के लिए आगे मत बढ़ जाना | आज अपने मृकक्‍कों से नीच कंस 
के हाथ, पेट और मुख को गठरी की तरह इकट्ठा करके तृप्ति के लिए यह मैं 
तुम्हारे कच्चे मांस के बने पिण्ड को यम-मार्य की ओर फेक रहा हूँ ॥92॥। 
!'.. रौद्ग-रस का विवेचन समाप्त हुआ । 
[32] संरम्भ4रूपोत्साहएन्तःपातीवीरश्चतुविध: ॥सू.83॥। 
चतुविध इत्युपलक्षणम्‌ ।उत्साहपरिपोषों वीर:, अस्य विजेतृव्यादय 
आलम्बनं? तच्चेष्टोददीपनं, विपक्षान्गेषणादिरनु भाव:, धृतिमतिगर्व रोमा- 
व्चादयो व्यभिचारिण: । 
क्षुद्रा: केध्मी ल्लितीशा: क्व च स्मरकथाप्रेक्षणीयाः कुमारा:? । 
संरम्भारम्भदम्भोद्भटभुजयुगरल कड्नचिदन्वेषयामि । 
इल्थ॑ जल्पत्यनल्पं कुरुकुलतिलके?. वायुसूनो:£ सवर्ग 
सश्रूमंग॑ कटाक्षाः करकलितगदागौरवं॑ भावयन्ति ॥93॥। 
चतुविध इति दानदयाधर्म युद्ध) भेदात्‌ । 
दानवीरो यथा-- 
अ्रजाविकमिवेभानां यूथं केमी तुरज्भमाः । 
कणतां कनक॑ याति दानोदञ्तकरे मयि ॥॥94॥। 
इंदं तु नोदाहायेमू-- 
त्वयि दातरि दानवेन्दो” लज्जाभरनम्र: सुरकाश्यपीरुह:" । 
कतिचिद्दिवसेपु भूमिलोकः क्ृतवुष्पावचयो भविष्यति ॥॥95।। 





+++ब> जल 


. ०म्वनं 
2. नकुलादयः (मू.पा.टि.) 
3. दुर्धाधिने (मू.पा.टि.) 
4. भीमस्य (मू.पा.टि.) 
लि ०चेन्दु 
6, कल्पबक्ष: (सृ.पा.टि.) 


92 काव्यालोक: 


वर्णशनोयविपयिककविरतेरेव मुल्यत्वात्‌ । 


धर्मवीरों यथा?-- 


क्रिमिंद_ वस्तु वा नृयासन ने च घर्मादपयाति मन्मनः । 
अधि कौशिक दासताउस्तुर मे, न कथज्विन्मयि रुष्यतां मवान्‌ ॥96।। 


दयावीरे नागानन्द:*-- 


शिरामुख:  स्यन्दत एवं रक्‍तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवापषि तावतू कि सक्षणात्त्व॑ विरतो/गुरुत्मन्‌& ॥97॥। 


[324] एवमेव पाण्डित्यवीरक्षमावीरसत्यवीराणामुदाहरेणमुत्न यम्‌ । 
वस्तुतस्तु अरिविपय एवं वीर: दानदयादिक तु शान्तस्य नममात्रम्‌ । 


इति वीर । 


घबीर-रस-- 


कार्य करने में उत्तट आवेश (संरम्म) रूप उत्साह नामक स्थायिभाव- 


युवत वीर-रस चार प्रकार का होता है ॥सू. 83 ॥ 


“चतुविध/“-यह उपलक्षण है । उत्साह नामक स्थायीमाव से परिपुष्ट 


वीर रस है | जीतने योग्य (व्यक्ति) इस वीर रस का आलम्बन, उस (व्यक्त) 
की चेप्टा उददीपन और विपक्ष का अ्रन्वेषण झ्रादि अनुभाव होते हैं । धृति, 
मति, गर्व, रोमाञ्च आदि व्यभिचारिभाव हैं । 


क्या हैं वे क्षुद्र राजा और कहाँ हैं युद्धकथा में देखने योग्य नकुल आदि 


कुमार ? मैं तो क्रोधयुकत युद्ध से विशिष्ट अहंकारयुकत भुजयुगल वाले किसी 
(योद्धा) को खोज रहा हूँ । इस प्रकार दुर्योधन के बहुत अधिक बोलने पर भीम 
के गर्व और भ्र्‌ भंग से युक्‍त कटाक्ष उसके हाथों में सुशोभित गदा का गौरव प्रकट 
कर रहे हैं ॥93॥ 


, 


और (») 


(ता 


“हरिएचन्द्रस्य वचः (मू.पा.टि.) 
_हृहह्च० 


- विश्वामित्र (मू.पा.टि.) 
« किकरत्वमस्तु (मू.पा.टि.) 
- नाटक: (मू.पा.टि.) 


है (मू.पा.टि.) 


रसबिलासप्रकाश: 93 


(उपयुक्त युद्धवीर के अतिरिक्त) दान, दया और धर्म के भेद से वीर 
चार प्रकार का होता है । 


दानवीर जैसे-- 

दान देने को मेरा हाथ उद्यत होने पर ये घोड़ें तो क्या हाथियों का समूह 
भी बकरियों (छोटे पशुओं) के समान लगता है और स्वर्ण कण-स्वरूप (तुच्छ) 
हो जाता है ॥94॥।। 


दानवीर का ऐसा उदाहरण नहीं होना चाहिये--- 

है दानवेन्दु ! तुम्हारे दान देने के लिए उद्यत होने पर लज्जा के भार के 
कारण नम्न हुआ कल्पव॒क्ष कुछ ही दिनों के लिए पृथ्वी के राजाओं द्वारा पुष्प 
चुनने योग्य हो जायेगा ॥95॥। 


यहाँ कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव ही प्रधान है। (ग्रतः उत्साह 
“दानवीर” रसरूप में परिणत नहीं हो सकता । इसलिए यह श्लोक भाव-ध्वनि 
का उदाहरण हो सकता है, रसध्वनि का नहीं । ) 


घर्मवीर जैसे-- 

(हरिश्चन्द्र का कथत---) यह घन अथवा राजसिहासन कया है ? भेरा 
मन घर्मं से नहीं हुट सकता । इसके अतिरिक्त विश्वामित्र की दासता-मेरे लिए 
हो, श्राप किसी प्रकार भी मेरे ऊपर क्रोधित न हों ॥96॥। 


दयावीर का उदाहरण “नाग्रानन्द' नाटक में--- 


(गरुड़ के प्रति जीमृूतवाहन की उक्ति--) हे गरुड़ ! छिन्न नाड़ियों के 
मुख से अब भी रक्‍त निकल रहा है, मेरे शरीर में मांस भी है। मैं देखता हूं 
कि भ्रव भी तुम्हारी तृप्ति नहीं है। फिर भी तुम खाने से विरक्‍त क्‍यों हो 
गये हैं ? ॥97॥! 


इसी प्रकार पाण्डित्यवीर, क्षमावीर, सत्यवीर के उदाहरण भी हो सकते 
हैं। वास्तव में शत्रुविषयक ही वीर होता है, दावदया आदि तो शान्‍्त के नर्म- 
सात्र हैं । ः 


वीर-रस का विवेचन समाप्त हुआ । 


दोषेक्षणाद्गहंसादिवुत्तो चीभत्स उच्चते ॥सु. 840 


94 काव्यालोक: 


जुगुप्सादि परिपोपो वीभत्स: पिशिताद्यालम्बनं?, तत्र कृमिपाता- 
द्युदुदीपनं, *निष्ठीवननेत्रसञ्कोचाद्यनु भाव:, मोहापस्मारव्याद्याया व्यभि- 
चारिण: । यथा-- 


मेदों मांसाइस्रपद्भधू पलभुजि? तरलं पश्यति प्रेतरड्.ू: 
कृत्वा5द्धू कण्चिदोष्ठ दशति करपुटीमेप गृष्यो लुनीते । 

इत्यं श्वीभत्सुरुत्चे: करपिहितमुखाकु च्यमाणा७$क्षिघोणं 

साय॑ संग्रामभूमो हरिमुचितपदं याहि याहीत्यवोचत्‌ 98।॥। 
इति वीभत्स: । 

चेतोबिकाशो यस्तत्र लोकसोमातिवतिनि झद्भुतो ॥सू. 85॥। 


अ्रलौकिकचमत्का रजनक वस्त्वालम्बनं", तन्महिमोद्दीपनं, स्तम्भ- 
स्वेदरोमाञ्चनेत्रविकाशादिरनुभाव:, वितकविगहर्षाद्या व्यभिचारिण: । 
यथा--- 

झहो रकक्‍ताअआ्राणां पटलमिमचर्माभमधुना 

पुराकारं भूयों न्रजति विरलं “संहतमथ । 

पृनश्चित्राकारं करधृतनवोष्णीपममभित- 

शचलरुष्ट्या स्पष्टं सचकितमिदं पश्यति जनः ॥99॥। 


[33ग्र| इत्यद्भु & तः। 
अ्न्यो रसः शान्तः प्रशभादो स भासते ॥सू . 86॥ 
शमपरिपोष: शान्‍्त:, अश्रशेषवस्तुनिस्सारतालम्बनं०, पुण्यतीर्थाद्य्‌ - 
ददीपनं, रोमाञ्चादिरनुभाव:, निर्वेदादयों व्यभिचारिण: | यथा-- 
निस्सारसंसारविहा रखिन्त॑ परिश्रमन्तं ब्रजवीथिकासु 
सहेलमानन्दसमाधिमग्न॑ तिरस्करिप्यन्ति कदा कुमारा: ॥00॥। 


. ०»म्वनं 

2. निष्टी० 

3. राक्षस (मू.पा.टि.) 

4. ब्प्टं 

5. वोमत्सुरज्जु नः (मू.पा.टि.) 
6, ०म्वनं 

7. मिलितं (मू.पा.टि.) 


8. ०म्बनं 


रस विलासप्रकाश: 495 


शत्र प्रीतप्रेयानवत्सलादयोड्न्तर्भा विता द्रष्टव्या: ! 
रसाभासादयस्तु पुर्वश्ुक्ता: । 
इति श्री काव्यालोके तृतीयों रसविलासप्रकाशः समाप्तः ॥॥3॥॥ 





वीभत्स-रस 
दोष-दर्शन के कारण (किसी वस्तु के प्रति) घणा (गहँना) आदि बृत्ति होने 


पर वीभत्स रस कहा जाता है ।॥सू. 84॥। 


जुगुप्सा श्रादि का परिपोष वीभत्स-रस है। मांस आदि श्रालम्बन है। 
वीभत्स रस में कृमिपात (कीड़े पड़ जाना) आदि उद्दीपन विभाव हैं । थूकना, 
नेत्र बन्द कर लेना आदि अनुभाव हैं । मोह, अ्रपस्मार, व्याधि आदि व्यभिचारि- 
भाव हैं, जैसे-- 

चमकदार चर्बी, मांस और रुघिर के ढेर को मांसभक्षी राक्षस देखता है । 
प्रेतरूपी रंक गोद में रखकर किसी ओष्ठ को काटता है। यह गिद्ध कटी हुई 
हाथ की अंजलि को खाता है। इस प्रकार युद्धभूमि में सांयकाल घृणा करते हुए 
(अजुन) ने हाथ से मुख छुपाकर आँख और नासिका को संकुचित करते हुए 
उच्च स्वर से “उचित स्थान पर जाइए, जाइए”, ऐसा हरि (भ्रीक्ृषष्ण) से 
कहा ॥98॥। 


वीमत्स-रस का विवेचन कर दिया । 
झद्भुत रस-- 

पदार्थ या वस्तु के लोकसीमा का अतिक्रमण करने पर जो चित्त का 
विस्तार (विस्मय) है, वही अद्भुत-रस है ॥सू. 85]। 


अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करने वाली वस्तु अदभुत रस का श्आालम्बन, 
वस्तु की महिमा उद्दीपन है । स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, नेत्र-विकास श्रादि अनु- 
भाव हैं । वितर्क, श्रावेग, हर्ष श्रादि व्यभिचारिभाव हैं । जैसे--- 


अहो, इस समय रक्तिम बादलों का समूह द्वाथी के चर्म की कान्ति जैसा 
दिखता है, श्रव पुर के आकार को प्राप्त करता है, फिर विरल हो जाता है, 
पुन: मिलकर सघन हो जाता है। पुनः विचित्र आकार धारण कर लेता है । 
अपने सम्मुख आकाश में इस बादल को लोग हाथ से नवीन उष्शीष को पकड़कर 
चंचल दृष्टि से चकित होकर स्पष्ट देखते हैं 99॥ * | 


अद्भुत रस का निरूपण कर दिया है । 


96 कावग्यालोक: 


शान्त रस-- 

(उक्त आठ रसों के अतिरिक्त) अन्य शान्त रस है। वह प्रशम आदि से 
भासित होता है ॥सू. 86॥। 

शम स्थायिमाव से परिपुष्ट शान्त रस होता है। इसमें समस्त वस्तु की 


निस्सारता आलम्बन, पुण्य तीर्थ आदि उद्दीपन हैं । रोमाञ्च श्रादि अनुभाव 
ओर निर्वेद आदि व्यभिचारिभाव हैं । जैसे-- 


निस्सार संसार के विहार से खिन्न ब्रज की गलियों में घूमते हुए तथा हेला 
के साथ आनन्द-समाधि में मग्न होने वाले का कुमारणन कब तिरस्कार 
करेंगे ॥00।। 


स्‍्नेही व्यक्ति के प्रति प्रदर्शित वात्सल्य आदि रस का अन्तर्भाव देखना 
चाहिये । (पृथक्रूप से यह रस नहीं मानने चाहिये) । 


रसाभास आदि का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है । 


इस प्रकार काव्यालोक का तृत्तीय “रसबविलास” नामक प्रकाश समाप्त 
हुआ । जी 


' चअतुर्थः प्रकाशः 


निर्दोष! गुणवत्काव्यं सालडूारं सुखाप्तये । 
इति दोषा विविच्यन्ते समासात्काव्यशुद्धये ॥ सू. 87 ॥| 


दोषाणां मलरूपत्वात्‌ विवेकवह्लिसबन्निधाने काव्यसुवर्णस्थ परिशुद्धि- 
रित्याशय: । । 


अपकर्ष: प्रधानस्य वाह्वादक्षतिरित्यसौ? ॥। सू. 88 ॥ 


दोष: प्रधानस्यापकर्ष: प्रधानो रस: रसमात्रप्रतिवंधकतावच्छेदरूप : । 
तेन श्रोत्रकटुत्वादिरनित्य: । तथाह गेद्धानन्द:-- 


रसत्वव्याप्यधर्म्मावच्छिन्नोपस्थितिवाध्यता निरूपित- 
प्रतिवन्‍्धकतावच्छेदकरूपत्वं तत्त्व? आन्वादक्षति: 
4इति तु युक्‍तम्‌ । 
दोषा: श्रुतिकटुवंर्ण: कार्त्तार्थ्य प्राप्यते कदा। 
माधुय्य5व्य>जकपरुंषवर्णामयत्वमित्यर्थ : ॥ यथा कार्त्ताथ्य॑मिति* । 
“च्युतसंस्कृतिक प्रोक्‍्त ते स्तनावनुनाथते” । 


तत्तदृव्याकरणा5साधुपदसमभिव्याहारादित्यर्थ: ।  श्राशिष्येव 
[33ब | नाथ4तैरात्मनेपदनियमात्‌ । | 


. ०» हूँपिं - 2. आह्वादेति.स्वमतं (मू. पा. टि.) 
3... रसत्व (मू. पा. दि.) ॥ 

पाण्डुलिपि में सन्धि करके “आह्वादक्षतिरिति” लिखा है । 

कृतार्थस्य भाव: (मू. पा. टि,) 6. च्युतिसं ० 

याचते (मू. पा. टि.) 


बचे 2 व4॑> 


]98 काव्यालोकः 


दोष-विवेचन -- 


दोप-रहित, ग्रुणयुक्त तथा अलंकारसहित काव्य श्ानन्द की प्राप्ति के लिये 
होता है। झतः काव्य की शुद्धि के लिये, संक्षेप में, दोपों क! विवेचन किया जा 
रहा है ॥ सू. 87 ॥ 


अ्भिप्राय यह है कि दोप मलरूप है ओर विवेक रूपी अग्नि में रखने पर 
काव्यरूपी स्वर्ण की शुद्धि होती है । 

प्रधान (रस) का अपकर्प श्रथवा आह्लाद का क्षय जिससे होता है वह दोष 
है। (“आद्वादक्षति” हरिप्रसाद का स्वमत है ।) | सु. 88 ॥ 

दोप प्रधान का श्रपकर्ष करने वाले हैं । प्रधान का अ्रभिप्राय है “रस” । 
दोष रस में अवरोध करने वाले होते हैं । इनमें श्रुतिकटु प्रादि दोष अनित्य हैं । 
जैसा कि गद्भानन्द ने कहा है-- 

रसत्व में व्याप्त धर्म से भ्रवच्छिन्न उपस्थिति बाध्यता से निरूपित प्रति- 
वन्धकतावच्छेदक रूपत्व तत्त्व (रसत्त्व) ही “ग्रान्वादक्षति” है--ऐसा कहना 
उचित है। - 


(7) श्रूतिकदु-- 
कठोर वर्णंख्प श्रुतिकदु दोष होता है, जैसे--वह कब कार्ताथ्य (कृताथंत्व) 
प्राप्त होगा । 


माधुये की अभिव्यञझजना न करने वाले कठोर वर्णो का जब प्रयोग किया 
जाये तो श्रुतिकटु दोष होता है । जैसे यहाँ “कार्साथ्य” पद (श्रुतिकटु) है । 


(2) च्युतसंस्कार--- 


च्युतसंस्कार दोष का उदाहरण दिया है--तुम्हारे स्तनों के लिये प्रार्थना 
करते हैं । 

व्याकरण के नियम के श्रनुसार साधुपद नहीं होने पर च्युतसंस्कार दोष 
होता है, यह अर्थ है। “आ्राशिपि नाथ:” इस सूत्र से “नाथू” धातु से आशीः 
प्र्य में ही आत्मनेपद का विधान किया गया है। परन्तु यहाँ याचना श्रर्थ में 
आत्मनेपद का प्रयोग किया गया है । श्रतः “अनुनायते” पद च्युतसंस्कार दोप से 
युक्त है । 


चतुर्थ: प्रकाशः कट । 


अप्रयुक्त पिशाचोउस्य देवतः क्र रकर्म्मण: । 


आम्नातमपि महाकविभिरताइतम्‌ । यथा देवतशब्दस्य पु स्त्वमाइ्त- 
मप्यप्रयुक्तम । 


असमर्थमयं गज्भां हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ । 
प्रयुक्तार्थे प्रयोजितमप्यगृहीतशक्तिकं पदम्‌। यथा हन्तीति गमनार्थे । 
ग7निहतार्थ यथा पादलाक्षाशोणित*कु तल । 
रूढ़योपात्तसड् तस्य यौगिकसड् तप्रापणम्‌ । यथोज्ज्वलीकृतरूपार्थस्य । 
रखा5इश्वमेधपशुतास्वर्गायाधनु चितार्थकम्‌ । 


स्तोतव्यनिन्‍्दार्थयो: प्रतिकुलार्थवोधकमनुचितार्थम्‌ । पशुपद॑ कात- 
रताव्यञ्जकमित्यनुचितम्‌ । 


निरथ्ंक यथा शम्मो: कान्तयश्च3 हिमप्रभा: । 
वाक्यार्थातुपका रमव्ययमित्यथे: । 
प्रवाचक॑ यथा जन्तु:ः कि गरास्य करिष्यति । 
- श्रत्र जन्तुपदं विवश्षितार्थस्याध्वाचक तात्पर्यविषयीक्ृतवस्तुप्रकार- 
कज्ञानाइभाववबोधकमित्यथे : । 
(3) श्रप्रयुक्त--- 


अप्रयुक्त दोष जैसे--क्र्‌ रकर्म करने वाले इसका उपास्य देवता कोई 
पिशाच है । 


कोश आदि में उस अर्थ में पढ़ा हुआ होने पर भी कवियों द्वारा अपनाया 
हुआ नहीं होने पर अम्रयुक्त दोष होता है । जैसे यहाँ दैवत शब्द का पुल्लिज्भ में 


.. निहि ० 
शोरितशब्दो रुधिरे रूढ: उज्ज्वले तु यौगिकः (मृ. पा. टि.) 
अन्र चकारोश्नर्थंक: (मू. पा. टि.) 
जन्तुपदं कीटादो अत्र तु सूरादि पदापेक्षा (मृ. पा. टि.) 


क्र ७2 >> #+ 


200 काव्यालोक: 


प्रयोग (“दंवतानि पुसि वा” इस प्रकार अमरकोश में) कहा गया है फिर भी 
महाकवियों द्वारा प्रयुक्त नहीं हुआ है, अतः अप्रयुक्त दोष है । 

(4) अ्रसमर्य-- 

असमर्थ का उदाहरण जैसे---अश्रव यह आदरसहित गड्भा जा रहा है । 

प्रयुक्त अर्थ में कहे जाने पर भी पद की उस श्रर्थ में शक्ति न होने पर 
असमर्थ दोष कहते हैं । जेसे यहाँ “हन्ति यह पद गमनाय में असमर्थ है । 

(5) निहतार्थ--- 

निहतार्थ जैसे--चरणों के लाक्षारस से उज्ज्वल कुन्तल हैं । 

रूढ्यर्थ में संकेतित शब्द का यौगिक शअ्र्थ में संकेत प्राप्त कराना (दोनों 
श्र्थों का वाचक होने पर भी अप्रसिद्ध अर्थ में शब्द प्रयुकतत हो वह) निहताय् दोप 
कहलाता है । जैसे यहाँ शोशित शब्द रूघिर श्रर्थ में रूढ है और उज्ज्वल श्र्थ में 
यौगिक है । पर यहाँ उज्ज्वल अर्थ में प्रयोग किया गया है । 

(6) श्रनुचितार्थ-- 

अनुचितार्थ का उदाहरण---रणरूपी अश्वमेध यज्ञ में पशु के समान (वीर 
लोग) स्वर्ग प्राप्त करते हैं । 

स्तुति और निन्‍दा बोधक शब्दों में प्रतिकूल अ्र्थ का बोध होना अनुचितार्थ 
दोप है। जैसे यहाँ पशु-पद (मारे जाने वाले की) कातरता का अभिव्यण्जक है, 
अतः (वीरता के वर्णन में) अनुचित है । 

(7) निरथंक-- 

निर्थंक दोष का उदाहरण जैसे--शम्भु की कान्तियाँ हिम की प्रमा 
वाली हैं । 

वाक्यार्थ में उपकारक (सहायक) न होने वाले (पादपूर्ति मात्र के लिये 
प्रयुतत चकार श्रादि) पद निरथंक होते हैं । जेसे उक्त उदाहरण में “कान्तयश्च 
में प्रयक्त चकार अ्रनर्थेक है 

(8) शभ्रवाचक--- 

अ्वाचक जैसे--एक जन्तु (व्यक्ति) गण का क्या कर लेगा । 

(”जन्तु” पद कीट आदि अर्थ का वाचक है, यहाँ व्यक्ति श्रादि पद की 
अपेक्षा में प्रयुतत है । श्रतः जन्तुपद विवक्षित अर्थ का वाचक नहीं है । प्र्थात्‌ 
तात्वय के विपयीभूत वस्सु-प्रकारक ज्ञान के अमाब का बोधक है, यह आशय है । 


चनुर्थें: प्रकाशः क 


ग्राम्यं कटिस्तवाउत्यर्थ मदीयं हरते मनः । 
लोकमात्रप्रसिद्ध ग्राम्यं यथा कटिपदम्‌ । 
सन्दिग्धभवले पश्य नरवे रागो3असंभव: । 
तात्परय॑संशयकृत्‌ करावयवे गगननिषेधेवेति तात्पर्यसंशयः । 
अप्रतीत यथा ज्ञानदलिताशयनिर्मल: । | 
[34 भर] शास्त्रैकप्रसिद्धमित्यथं: | यथा आ/शयशब्दो योगशास्त्रे वास- 
नायां प्रसिद्ध: । हु 
ब्रीडाजुगुप्साध्मा्भल्यपदमश्लीलमुच्यते । 
साधनं' सुमहद्वायुविनाशयति पार्थिवान्‌ ॥ 
साक्षादव्रोडाजुगुप्साउमड्भलद्योतक॑ पदं यथा ऋ्रमेश साधनवायुवि- 
नाशशब्दा:। 
नेयाथंमिन्दु' कुरुते चपेटापातना$तिथिम्‌ । 
निषिद्धलाक्षणिकमित्यर्थ: । चपेटापातने निर्जितत्वं लक्ष्यम्‌ । 
क्लिष्टमत्रिदुगुल्लासमासिमि: सदुर्श यशः । 
व्यवधानेनार्थप्रत्यय:। यथा अत्रिद्गुल्लासश्चन्द्र: तेन भासिभिः 
कुमुदें: समान यश: । 
(9) पग्रास्य-- 
ग्राम्य दोष का उदाहरण जैसे--तुम्हारी कमर मेरे मत को अत्यधिक श्राक- 
घित कर रही है। 
जो शब्द केवल लोक में प्रसिद्ध होता है वह ग्राम्य है जैसे “कटि” पद 
ग्राम्य है । 
(0) सन्दिग्ध-- 
सन्दिग्ध दोष जैसे--हे अबले ! देखो बादल से उत्पन्न राग नख में है 
(नखे) अथवा आकाश में नहीं है (न खे) । 


हे जहाँ अ्रथं संशययुकत होता है, वहाँ सन्दिग्ध होता है । यहाँ “नखे” शब्द 
में हाथ के अवयव नख से अ्रभिषश्राय है या आकाश का निषेघ किया गया है, इस 
अर्थ में संशय होता है । 





।.. साधनपद गुदे वायुपद अपानवायौ (मू. पा. टि.) 


202 काव्यालोक: 
(4) श्रप्रतीत-- 


अप्रतीत दोप का उदाहरण जैसे--न्ञान से “प्राशय” (अर्थात्‌ वासना नामक 
संस्कारों) को विनष्ठ करके जो निर्मेल हो गया है । 


जो शब्द किसी विशेष शास्त्र में प्रसिद्ध है (अर्थात्‌ पारिभाषिक शब्द है 
उसका साधारण रूप में प्रयोग करना) अ्रप्रतीत दोष होता है | जैसे 'आरशय' शब्द 
योगशास्त्र में वासना (शुभाशुम कर्मो से उत्पन्न संस्कार) के वाचक रूप में प्रसिद्ध 
हैं (लोक में नहीं । उपयुक्त उदाहरण में इस शब्द का प्रयोग अप्रतीत दोप है) । 


(।2) श्रश्लील--- 


ब्रीडा, जुगुप्सा और अमजूल के व्यकजक पद होने पर अश्लील नामक दोष 
कहा गया है| जैसे---इसका साधन अत्यन्त बड़ा है तथा वायु पराथिवों को तितर- 
बितर कर देती है । 

इन वाकयों में “साधन” पद (गुदा का वाचक होने से) ब्रीडा (लज्जा) 
का द्रोतक है । “वायु” शब्द (अपानवायु का सूचक होने से) जुगुप्सा का व्यत्जक 
है और विनाश शब्द (मरण का वोबक होने से) अश्रमद्भुल का व्यज्जक है । 


(3) नेयार्थ-- 


नेयाथ दोप का उदाहरण जैसे--(तुम्हारा मुख) चन््रमा को भी चपत लगा 
रहा है । 

निपिद्ध लक्षणावाला पद नेयार्थ है (अर्थात्‌ लक्षणा के प्रयोजक हेतुओं के 
अ्रमाव में मी लक्षणा का प्रयोग करने पर नेयार्थ दोष होता है ।)जैसे यहाँ थप्पड़ 
लगाने से “तिरस्कृत कर देना” (जीत लेना), यह श्रर्थ लक्षणा से प्रतीत होता है 
(परन्तु रूढ़ि भ्रधवा प्रयोजनरूप लक्षणा के हेतु न होने से नेयार्थ दोप है ) । 


(4) क्लिप्ट--- 


क्लिप्ट दोष जैसे-पअ्रत्रिमुनि के नेत्र के प्रकाश (चन्द्रमा) से खिलने वाले 
(कुमुदों) के समान यण है । 


व्यवधान से अर्थ की प्रतीति होने पर क्लिप्ट दोष होता हूँ । जैसे उक्त 
उदाहर्ग में अत्रिमुनि के नेत्रों का प्रकाश चन्द्रमा है, उससे (चन्द्रमा से) खिलने 
वाले “कुमुदों” के समान यश हैं, यह अय॑ व्यवधान से प्रतीत होता हैं। ग्रतः 
विनष्ट दोष हैं । 


चतुर्थ: प्रकाशः 203 


अविमृष्टविधेयांशों विधेयस्थाइविमशेनातू । 
अयथावद्दिनिर्देशो' यथोदाह तिरूह्मताम्‌ ॥। 


स्पष्टमू । यथा वाः-- 


मूर्ध्नामुद्दृत्तकृत्ताशविरलगलण्गलद्रक्तसंसवत4धा रा 

धौत्तेशाडः प्रिप्रसादोषनतजयजगज्जातमिथ्यामहिम्नाम्‌? । 
कैलासोल्लासनेच्छाव्यतिकरपिशुनोत्सपिदर्पोद्धु राणां 

दोण्णां चैषां किमेतत्फलमिह नगरी"रक्षणे यत्प्रयास: ॥। 04 ॥॥ 


यथा वा-- 


रसे: कथा यस्य सुधावधीरणीनल: स भूजानिरभूद्गुणादभुत्तः । 
सुवर्णदण्डकसितातपत्त्रितज्वलत्पतापानलकीत्ति मण्डल: ॥। 02 ॥। 


यथा वा-- 


न्‍्यव्कारों ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्सौ तापस:ः । 


[34ब] सोप्यत्र4व निहन्ति राक्षसमटान्‌ जीवत्यहो रावणः ॥। 


की 27७ 


घिग्धिक्‌ शक्नजितं प्रवोधितवता कि कुम्मकर्णेन वा ! 
स्वगेंग्रामटिकाविलुण्ठशनवृथोच्छून्ने:. किमेभिभु जै: ॥ 03॥ 
अ्रकायंमित्रमित्यादौ विरुद्धमतिक्ृच्यथा । 


विधेयांशो विमृष्ट इत्यपेक्षितं । श्रविमृष्टेत्यादि कथनमेवोदाहति: । 
(मू. पा. टि.) 

मुरारिनाटके रावशवाक्य (मू. पा. टि.) 

कंठ (सू, पा. दि.) 

संसिक्त० 

श्रत्न विधेयं दोष्णां* मिथ्यामहिमत्वं तत्समासेन पिहितं दोष: मूर्ध्ना 
(म्‌. पा. टि.) 

* दोष्णा 

लड्ू (मू, पा. टि.) 

अन्च सितातपन्नित्ं विधेयं तत्समासेन पिहितं अविमृष्टविधेयांशो दोष: 
(मू. पा. टि.) 


$. ० फ्ट० 


9. अन्न मुजनिष्ठं दथोच्छुनत्वं विधेयं तत्समासेन पिहितमतो दोष: (मू. पा. टि.) 


204 काव्यालोकः 


विरुद्धवुः छिहेतुरित्यर्थे: कार्य्य विनेति विवक्षिते श्रकार्येप्‌ मित्रमिति 
प्रतीत्ति: । 


(5) श्रविमृष्टविधेयांश-- 


जहाँ विधेय अंश का विमर्श (प्रधानरूप से परामर्श) न होने से भ्रयथावद्‌ 
विनिर्देश होता हैं, वहाँ श्रविमृष्टविधेयांश दोष होता है | यह अविशृष्टविधेयांश 
उदाहरणों के अनुरूप समझ लेना चाहिये । 

यह स्पष्ट ही है अथवा अन्य उदाहरण है--- 


्च् 


(“मुरारिनाटक” में रावण की उक्ति है--) उद्धतता के साथ निरन्तर 
काटे गये कण्ठों से बहती हुई रक्त की श्रविच्छिन्न घारा से घोये हुए शिवजी के 
चरणों के प्रसाद से प्राप्त विजय से जगत्‌:में मिथ्या महिमा को प्राप्त हुए मेरे 
इन दस सिरों का और कैलास को उठाने की कामना के सूचक तीत्र श्रभिमान से 
गवित मेरी इन भुजाओं का क्‍या यही फल है कि इस लंका नगरी की रक्षा में 
प्रयास करना पड़े ? ॥ 0] ॥। 


यहाँ मिथ्यामहिमशालित्व विधेय है । इसके समास में आ जाने से प्रधानता 
नप्ट हो गयी है अतः अविमृष्टविधेयांश दीप है । 
प्रथवा अन्य उदाहरण-- 


रसों के कारण जिसकी कथा सुधा का तिरस्कार करने वाली है, वह गुणों 
में अद्भुत, सुवर्ण दण्ड से युक्त श्वेत छत् से मण्डित तथा प्रताप रूपी अग्नि से 
प्रज्ज्वलित कीति मण्डल वाला यह प्रथ्वीपति राजा नल हुआ ।॥। 02 ॥। 

यहाँ “सितातपत्रित” विधेय है जिसके समास में श्रा जाने से अ्रविमृष्टवि- 
घेयांश दोप हो गया है । 

अ्रथवा अन्य उदाहरण--- 


(रावण की गर्वोक्ति है--) संसार में शत्रुओं का होना ही मेरा अपमान है, 
उस पर भी यह तपस्वी (मेरा शत्रु) है । वह भी यहीं है श्ौर राक्षस वीरों का नाण 
कर रहा है, इस पर रावग जीवित है, यह आश्चर्य की वात है | इन्द्र को जीतने 
वाले मेधघनाथ को घिकक्रार है । अथवा जयाये गये कुम्मकर्ण से भी क्या लाभ हुआ ? 
स्वर्गरपी तुच्छ ग्राम को लूटकर व्यर्थ ही गर्व से फूली हुई भुजाओों से क्या फल 


हैं ? 4403 ॥॥ 


]. ल्‍्यु० 


चतुर्य: प्रकाश: 205 


यहाँ भुजनिष्ठ वृथा उच्छुनत्व विधेय है अतः इथात्व को समास में नहीं रखना 
चाहिये । परन्तु यहाँ ढथात्व को समास में रखने से अविमृष्टविधेयांश दोष हो 
गया है। 

(6) विरुद्धमतिकृत्‌-- 

विरुद्धमतिकृत दोष जैसे---(वह) निःस्वार्थ मित्र है| 

विरुद्ध बुद्धि को पैदा करने वाला विरुद्धमतिकृत्‌ दोष है । जैसे यहाँ बिना 
कार्य (बिना स्वार्थ) के मित्र यह अर्थ विवधित है परन्तु “श्रकार्यमित्रम पद से 
बुरे कार्य में सहायक मित्र, इस अर्थ की प्रतीति होती:हे (अतः यह प्रयोग विरुद्ध 
मतिक्ृत्‌ दोष हैं ) | 

एतेवाक्यगताःस्तद्वत्सो5ध्येष्टागमसंहिता: । 

इद श्र्‌ तिकटोरुदाहरणम्‌? । 

तदुकतमू-- 


अ्रपास्य च्युतसंस्कारमसमर्थ निरर्थकम्‌ । 
वाक्ये४पि दोषा: सन्‍्त्येते पदस्यथांशिषपि केचन ।। 


पदस्यांशि यथा-- 


अलमतिचपलत्वात्‌ स्वप्नमायोपमत्वात्त । 
परिणतिविरसत्वात्‌ सद्भमेनाड्रनाया: ।। 04 ।|$ 


भश्रत्न त्वादितिः । 


।. . एते दोपा यथा पदस्याः तथा वाक्येडपि भवन्तीति (मू. पा. टि.) 
स॒ आगमसंहिता अध्येष्टेति वाक्‍्ये श्रुतिकटुदोषः (मू. पा. टि.) 
च्यूति० ० हर 
अलमतिचपलत्वात्‌ स्वप्नमायोपमत्तवात्‌ 

परिस्ततिविरसत्वात्‌ संगमेनांगनाया: । 

इति यदि शतक्ृत्वस्तत्वमालोचयाम- 

स्तदपि न हरिणाक्षीं विस्मरत्यन्तरात्मा ॥| का. प्र. 7-97 

>» पुनः पुनरुच्चरित त्व पदांशेन दोष: (मू. पा. टि.) 


भरी 0 >> 


206 काव्यालोक: 


शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्याय किडिचच्छन्नै- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेण्यं पत्युमु खम॒ ॥7 05 ॥ 


अन्न ल्यपृवाहुल्य॑ इत्याद्रुदाहार्यम्‌ । 


वहिनिर्ह्लादिना* हेयमित्यादी ते समासगा:ः । 
ते श्ुतिकद्वादय: एवमन्येप्युदाहत्तंव्या: ।॥। 


वाक्यगत दोप--- 

ये दोष जिस प्रकार पद में होते हैं, वैसे ही वाक्य में भी होते हैं । जैसे-- 
उसने झ्रागम संहिता का शअ्रध्ययन किया । 

यह वाक्यगत श्रुतिकटु दोप का उदाहरण है । 

(“काव्यप्रकाश” में) यह कहा गया है--- 


च्युतसंस्कार, असमर्थ और निरर्थक, इन तीन पद-दोषों को छोड़कर ये दोप 
वाक्य में मी होते हैं और कुछ पदांश में भी होते हैं । 


पदांश दोष--- 


पदांश (श्रुतिकटु) दोप का उदाहरण जैसे-- 
प्रत्यन्त चब्न्चल, स्वप्व ओर माया के समान (भ्रान्तिस्वरूप) और परिणाम 
में नीरस (दुःखकारी) होने के काररा स्त्री का संग नहीं करना चाहिये ।। 04 ॥॥ 


यहाँ बार-बार उच्चरित (प्रयुक्त) “त्वात्‌” यह पदांश श्रुतिकदु दोष है । 
(ग्रन्य उदाहरण-) 

नायिका ने अपने शयनकक्ष को शून्य (सखियों से रहित), देखकर श्रपने 
बिस्तर से कुछ घीरे से उठकर नींद का बहाना करके लेटे हुए पति के मुख को 
बहुत देर तक देखकर''*"****** ॥ 05 ॥। 


.  घून्यं बासगह विलोक्य शयनादुत्याय किड्स्चिच्छन्नै- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वण्य॑ पत्युमु खम्‌ । 
विस्रव्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानम्रमुसी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ।! 

“+का. प्र.-4, 30. 
वहिगणा निह दति इत्येव॑ शीलेन (मू. पा. टि.) 


॥> 


चतुर्थ: प्रकाश: 


207 


यहाँ ल्यप्‌ प्रत्यय का बाहुलय होने से पदांश श्रुतिकटु दोष है। इसी प्रकार 


पदांश दोष के अ्रन्य उदाहरण हैं । 


समासगत दोष--- 


समासगत श्रृतिकदु का उदाहरण जैसे-- 
मोर के ध्वनि करते के कारण यह त्याज्य है । 
यहाँ (“वहिनिर्हादिना” यह) समस्तपद श्रुतिकदु है। इसी प्रकार भ्रन्य 


दोपों के भी समासगत उदाहरण समझ लेने चाहिये । 


ब्त्न्ऊ 


अथ वाक्यदोषा:-- 
प्रतिकुलाक्षर: कण्ठे सुकण्ठयागुण्ठयस्व! माम | 


रसाथ्ननुकूलवर्णत्वम्‌ । तन्न श्व्‌ गारे कण्ठेति । 
एवमन्यत्र । 


प्राप्तोत्व” लुप्तसर्गस्तु भीतो नीतोव? ईदशः । 


अं असक्ृद्दोष: । 
न सक्ृत्‌ तथा-- 


[35श्र| घीरो विनी&तो निपुणों वराकारो हृपो४च्र सः। 


यस्य भृत्या बलोगत्सिक्ता भल्ला' बुद्धिप्रभाविता: ॥। 06 ॥। 


विसन्धिश्चन्द्रवदने” इमौ. पश्य. कुमारकौ । 
उत्येसावत्र». त्वाश्यां *चलण्डामरचेपष्टित: ॥। 


हे सुकण्ठि मां कण्ठे आगुण्ठ्यस्वेत्यत्र श्वृज्भधारे ठकार वहुपठनं दोष: 
(मर. पा. दि,) 
अ्रत्र प्राप्तोत्व त्वे (मू. पा. टि.) 
व इत्यत्र लुप्तविसगंत्वम्‌ (मू. पा. टि.) 
नयो ० 
वलो ० 
मल्ला: श्रेष्ठा: (मू. पा. टि.) 
है (मू. पा. टि.) 
असो उर्व्वी तत्र तर्वाभ्यां तरुपंक्तो (मू. पा. टि.) 
चलड्डा ० 


208 काव्यालोक: 


प्रय॑ दोष: प्रगृह्यनिमित्त: सकृदपि स्वेच्छानिमितः ॥ 
श्रश्लीलकप्टसूत्रान्तरनिमित्तश्चेति. पञु्चविधः ॥ सू. 89 ॥ 


इहैव विक्ृतस्यान्तर्भाव: | यथा--एयरुद पतय: सुरकल्पाः । 

जीहोत्यादिकत्वेनश्लुविकरण॒स्य ऋगतावित्यस्य श्लौ द्वित्वे “उरद”- 
त्वे रेफलोपे “अत्तिपिपन्यंश्चे त्यभ्यासेत्वे/5भ्यासस्याउसवरो ” इति यह्टि, 
“सिजम्यस्तविदिभ्यश्चे 'ति, “जुसिः चे”तिगुरो, श्राडागमे “शआटश्चे”ति 
वृद्धों ऐयरुरिति रूपम्‌ | तत्र सूत्रान्तरनिमित्तम्‌ । सन्ध्यनुगतं भिन्‍ने 
विक्ृतं तु घातोदू रविक्ते भिन्नमितिनान्तर्भावमन्ये मन्यन्ते । 


वाक्यगत दोष के भेद--- 


() वाक्यगत प्रतिकुलता दोप का उदाहरण जैसे--हे सुकण्ठि ! भेरे 
कण्ठ में अवगुण्डन (आलिड्धुन) करो । 

रस के अनुकूल वर्णो का प्रयोग नहीं होने पर प्रतिकूल बर्णं दोप होता 
है। यहाँ श्रज्भार रस के वर्णन में “5” वर्ण का प्रयोग श्रनेक वार किया गया 
है। (जो शज्भार रप्त के प्रतिकूल है श्रतः वाक्यगत प्रतिकूल वर्णता का 
उदाहरण है) । 

इसी प्रकार अन्य (रसों के वर्णन में प्रतिकूल १वण होने पर) वाक्यगत दोप 
होते हैं । 

(2) (उपहतव्विसर्गत्व के दो भेद हैं-प्राप्तोत्वविसग्त्व श्र लुप्तविसर्गत्व) 

हां विसर्ग ओकार के रूप में परिणत होते हों अथवा वाक्य में सर्वत्र विसगे का 

लोप होता हो, ऐसा अनेक बार करने पर वहाँ उपहतविसर्गता दोप होता है, 
जैसे--''भीतो नीतोव ईदहण: ॥ 

वाक्य में यह बार-बार होने पर दोप होता है 

एक वार नहीं होने पर ([श्रर्थात्‌ अनेक बार विसगग का लोप तथा विस 
दंग ओकार होने का उदाहरण ) जैसे-- 

यहाँ (संसार में) वह राजा घैयंवानू, विनीत, निपुणा श्रीर सुन्दर है, जिसके 
सेवक बलाभिमानी, श्रेष्ठ श्रौर वृद्धि से प्रमावित हों ! 206 ।॥ 

(इस श्लोक के पूर्वाद्ध में धीरो, विनीतो, निपुणी और हपो में विसर्ग का 
“ओर” हो गया है, इस प्रकार अनेक बार विसग का श्ोत्व एक साथ प्रयुवत किया 


). जि 


चतुर्थ: प्रकाश: 209 


गया है । श्लोक के उत्तराष््ध में भृत्या, बलोत्सिक्ता तथा मलला इन शब्दों में 
विसर्ग का लोप किया गया है। अतः यहाँ उपहतविसर्गता दोष कहा गया है ।) 
(3) विसन्धि दोष के उदाहरण हैं-- 
[, चबन्द्रवदने इमौ पश्य कुमारको 


2. उ्यंसावत्र तवस्यिम्‌ 
3, चलण्डामरचेष्टित: 


(यहाँ प्रथम उदाहरण में “चन्द्रवदने +- इमोौ” के मध्य “एचोध्यवायाव:' ' 
सूत्र से श्रयादेश प्राप्त होता है परन्तु “ईदृदेद्द्विवचर्न प्रगृह्मम्‌” सूत्र से प्रगुह्मसंज्ञा 
हो जाने से सन्धिविश्लेष हो गया है जो कवि की श्रशक्ति का सूचक, होने से दोष 
है । उर्वी+-असौ” में सन्धि होकर “उर्व्यसौ” पाठ बना है, “उ्य॑सौ त्वाम्याँ 
-यह पाठ सुनने और अर्थज्ञान में कष्टदायक है, अतः कष्टसन्धि का उदाहरण है । 
“चलण्डामर” में “लण्डा” अंश पुरुष के लिग का सूचक होने से इस सन्धि में 
प्श्लीलता है।) 


विसन्धि दोष (!) प्रमृह्य निमित्तक, (2) अपनी इच्छा से एक बार भी 
किया हुआ सन्धिविश्लेष, (3) अश्लीलता, (4) कष्टजन्य विसन्धि और 
(5) अस्य सूत्र निमित्तक (विक्ृत), इस प्रकार पाँच प्रकार का होता है ।।सु.89॥॥ 


यहीं विकृत का अन्तर्भाव होता है । जैसे--ऐयरुन पतयः सुरकल्पा: (देव- 
ताश्ों के समाव राजा आये) । 

इस वाक्य में प्रयुकत “ऐयरु:” पद में “ऋ गतो” इस धातु के जुहोत्यादि- 
गणीय होने से (ऋधातु, लडलकार, प्र. पु., बहु व. में) “श्लु” विकरण के योग 
से धातु को द्वित्व हुआ (ऋ ऋ मि) और “उरत्‌” से ऋ को अत्‌ (“उरण्‌ रपर:” 
से अरु >अर्‌ ऋ फ्लि होकर + “हलादिः शेष: ” से) रेफ का लोप होकर (भ्र ऋ कि), 
“अत्तिपिपत्योश्च” सूत्र से अ्रभ्यास को इत्व हुआ (“उरण्‌ रपरः”, “हलादि: 
शेष:” होकर >इ ऋ कि) । फिर “अ्भ्यासस्याउसवर्ण से “इ” के इयड़ः होने 
पर (इयू ऋ क्रि) । “सिजम्यस्तविदिम्यश्व” के अनुसार (“क्रि” को) जुस्‌ 
होने पर (इयू ऋ उस्‌), “जुसि च” से ऋ को गुरा हुआ (इयू भ्रर्‌ उस), 
“आडजादीनाम्‌” से आट का आगम हुआ (आओ इयू श्रर्‌ उस) और “आटश्च” 
सूत्र के श्राद्‌ को वृद्धि होकर (ऐ यू अर्‌ उसू ») “ऐयरु:” यह रूप सिद्ध हुआ । 

इस उदाहरण में सूत्रान्तरनिमित्तक दोप है। सन्धि का अनुगत दोष होकर 
भिन्न रूप से होने वाला विकृत दोष तो धातु की दूरगामिनी विक्रृति के कारण 
भिन्न होता है, भ्रतः विक्रत का अत्तर्भाव अन्य कुछ विद्वान्‌ नहीं मानते हैं । 


240 काव्यालाक: 


हतद्ृत्तमिदं पश्याञ्जनाब्जितविलोचने । 


इदं पुनद रुच्चारमशोभन पादान्तप्राप्तगुरुलघुसुलक्षणहीनं रसाननुगुणं 
चेत्यश्रव्यमेव । यथा वा-- 
अमृतममृतं कः सन्देही मधून्यपि नाअ्न्यथा 
मधुरमधुरं चूतस्यापि प्रसन्नरसं वलम्‌ । 
सकृदपि पुनरमंध्यस्थः सन्‌ रसान्तरविज्जनो 
वदतु यदिहान्यत्स्वादु स्यात्‌ प्रियारदनच्छुदात्‌ू ॥]07॥। 


शेपमूह्यम_। 
स्यूनं त्वत्सरसिक्ते5स्मिन_ द्विषद्वाघे भय॑ कुतः । 
[35ब] अत्र घारा।पदमपे /क्षितम_। यथा वा-- 
तथामू्ता दइृप्ट्वा नृपसदर्सि पा5“चालतनयां 
वने व्याथें: साद्ध सुचिरमुषितं वल्कलघरे: /70 8॥। 
4इत्यत्राउस्माभिरिति | 
पललवाकृृति रकतोष्ठीर सा वालेत्यघिक मतम्‌ । 
अन्र आकृतिपदमधिकम । 
यथा वा “वाचमुवाच कौत्स” इत्यत्र वाचमिति । 
पुनरुकतं सिताम्भोजसितहासरुचि: पुमान्‌ । 
अत्र सितपदम । 


). सरधारासिक्ते इति युक्‍तम्‌ (मू. पा. टि.) 
2... पञच्चा०? 
3. तथामूतां रृप्ट्वा नृपसदसि पाब्चालतनयां 
बने व्याय: सार्थ सुचिरमुपितं वल्कलघर॑: । 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्मनिमृतं 
गुरु: खेद खिन्‍ने मयि मजति नाश्यापि कुरुपु ॥ 
-वेणीसंहार-[, !॥ 
4... पाण्दुलिपि में श्लोक के पश्चात्‌ “इति” को मिलाकर, सन्धि करके घरे- 
रित्य. इत्यादि लिखा है । 
5. बव्प्टी 


चतुर्थ: प्रकाश: थवव 


(4) हतद्ृत्त दोष का उदाहरण जैसे-अज्जन से युक्त नेत्र देखो । 


यह हतबृत्त दोष (तीन प्रकार का होता है--छन्द के लक्षण के श्रनुसार होने 
पर भी) !. उच्चारण में दुष्कर लगने पर अ्रशोमन होता है। 2 पद के अस्त में 
प्राप्त गुर-लघु के नियम से रहित (अन्त में ऐसा लघु हो जो गृरुत्व को भ्राप्त न 
हो सके) और 3. रस के श्रनुरूप छन्‍्द का प्रयोग नहीं होना, ये अश्वव्य हतद्ृत्त 
दोष के तीन भेद हैं। उपयुक्त उदाहरण अश्वव्य हतदृत्त का है। अथवा श्रन्य 
उदाहरण-- 

अमृत अमृत ही है, इसमें क्या सन्देह है ? शहद भी (मधुर है) भ्रन्य प्रकार 
का नहीं है । सुस्वादु रस वाला आम्र-फल भी अत्यधिक मधुर होता है । पर अन्य 
रसों को जानने वाला एक भी व्यक्ति पक्षपात-रहित होकर कहे कि इस संसार में 
प्रिया के ओष्ठ से स्वादिष्ट श्रन्य क्या वस्तु है ((07॥। 

(यहाँ “यदिहान्यत्स्वादु स्वाद” यह पूरा पद अश्रव्य है । क्योंकि छुन्द में 
“वदतु यविहा” के पश्चात्‌ यति होनी चाहिये, परन्तु यह यति यहाँ सुनने में 
श्रश्रव्य हो जाती है।) 

इसी प्रकार शेष भेदों के उदाहरण जानने चाहिये । 

(5) च्यूनपद वाक्य दोष का उदाहरण जैसे--- 

तुम्हारी जल की धारा से गीले इस शत्रु से विरोध में मय कहाँ ? 

यहाँ (“सरसिक्ते” पद में “सरधारासिक्त” पद होना चाहिये श्रत:) 'धारा' 
पद शभ्रपेक्षित है (यह पद नहीं होने से न्यूनपदता दोष हो जाता है) । 

अथवा अन्य उदहारण (“वेणीसंहार” नाटक के श्लोक की पंक्तियां हैं) । 


राज्यसभा में द्रोषदी की उस प्रकार की स्थिति को देखकर, और फिर वन 


में वल्कल धारण करके बहुत समय (बारह वर्ष ) तक व्याथों के साथ रहा गया, 
इत्यादि ॥]08॥। 


यहाँ (कर्ता के रूप में) “अस्मामि:” (हमारे द्वारा) पद होना चाहिये 
(उसके नहीं रहने से न्यूनपदता दोष श्रा गया है)। 


(6) अधिकपद दोष ज॑से--वह बालिका पल्लव की आकृति के समान 
रक्तिम ग्रोष्ठ वाली है। 

यहाँ “आकृति” पद अधिक है। 

अ्रथवा अन्य उदाहरण-कौत्स ने यह कथन कहा । 


2]2 काव्यालोकः 


यहाँ 'वाचम्‌” पद अधिक है (“उवाच ” कहना ही पर्याप्त है अत: अधिक- 
पदता का उदाहरण हो जाता है) । 
(7) पुनरुक्त दोप का उदाहरण है--श्वेत कमल के समान श्वेत हास्य की 
कान्ति से युक्त यह पुरुष है । 
यहाँ “सित” पद (दो स्थान पर प्रयुक्त हुआ है) अत: पुनरुकत या कथित पद 
दोप है । 
पतत्प्रकर्प: प्रारब्धघटनाव्यत्यय: स्फुटम्‌ । 
स्पष्टं उदाहरणमपी दमेव । 
'समाप्तपुनरात्तं तु वाला पश्यति मामिनी | 


यथा वा-- 
नाशयन्तो घनध्वान्तं मावयन्तो वियोगिनः । 
पतन्ति शशिनः पादा मासयन्तः क्षमातलम्‌ ।॥]09॥। 
शेपवाचकमिच्छुन्ति यदि पूर्वोत्तराद्ध यो: । उदाहरन्ति च-- 
इंदुविभाति कपू रगौर॑बंवलयन्‌ करेः । 
जगन्मा कुरु तन्वद्धि मान पादानते प्रिये ॥ ]0॥। 
श्रत्र जगदिति प्रथमार्धे पठितुमुचितम्‌ । 
ग्भवन्मतमित्युक्तं यथा जितमिदं जगत्‌ । 
या विस्मेरसरोजाक्षी यां विना जीवित न में |!  ]॥। 
अत्र विस्मेरसरोजाक्षीशब्देन यच्णव्दनिद्दिष्टानां. सम्बन्धो! 
दुधट: । . 
अपरावलवं वीक्ष्य क॑ रुष्टा४नुक्तवाच्यता । 
ग्रत्र लवमपीत्यपि वा*च्य: | 
(8) पतत्मकर्ष वाक्यदोप जैसे-- प्रारब्ध पदघटना के उत्तरोत्तर स्फुट रूप 
से व्यत्यय (पत्तन) होने पर पतत्प्रकर्प दोष होता है । 


यह स्पष्ट है और उदाहरण भी यही है । 


!.  ०»वबन्धों 
चा० 


| 


चतुर्थ: प्रकाश: 243 


(9) समाप्तपुनरात्त दोष---(वाक्य की समाप्ति के बाद पुनः एक और 
विशेषण का प्रतिपादन किया जाये वह समाप्तपुनरात्तत्व होता है) जैसे-बाला 
देखती है भामिनी । 


अथवा अन्य उदाहरण-- 
गहन अन्धकार का नाश करते हुए, वियोगिनी को सन्तप्त करते हुए चन्द्रमा 
के चरण पड़ते हैं। पृथ्वीतल को चमकाते हुए ॥॥09॥ 


(यहाँ श्लोक के तृतीय चरण “पतन्ति शशिनः पादा:” में वाक्य की 
समाप्ति हो जाने पर भी चतुर्थ चरण में पुनः एक विशेषण दिया गया हैँ भ्रतः 
समाप्तपुनरात्त वाक्यदोष है ।) रे 

(0) अर्धान्तरैकपदत्व दोप वहाँ होता है जहाँ पूर्वाद्ध का एक फ्द उत्त- 
राद्ध के कथन के लिये शेष रह जाता है। उदाहरण है-- 

कपूर के समान श्वेत किरणों से धवल बनाता हुआ्रा चन्द्रमा सुशोभित हो 
रहा है। संसार को, अतः हे कृशाड्धरि ! अपने प्रिय के चरणों में नत होने पर 
मान मत करो ॥40॥। ॥ 

यहाँ “जगत्‌” शब्द (का सम्बन्ध पूर्वाद्ध से है अतः इसे) प्रथमार्ध में ही 
पढ़ना चाहिए | (इस एक पंद के शेष रहने पर, उत्तराद्ध में रखने से यहाँ 'प्र्धा- 
न्तरेकपद” वाक्यदोष हो गया है)। 

(!) अभवन्मतसम्बन्ध दोष (वाक्य में अभिमत अर्थात्‌ इष्ट सम्बन्ध 
विद्यमान नहीं होने पर होता है) उदाहरण जैसे--- 

यह जगत्‌ जीत लिया गया है, जो अच्छी तरह खिले हुए कमल के समान 
नेत्रवाली है, जिसके बिना मेरा जीवन नहीं है ॥4व॥॥। 

यहाँ “विस्मेरसरोजाक्षी ” शब्द के द्वारा. “यत्‌” शब्द से. निर्दिष्ट वाक्यों का 
सम्बन्ध घटित नहीं होता (अतः अभवन्मत दोष कहा गया हें) । 

(!2) अचुक्तवाच्यता दोष (जहाँ अग्रवश्य कहने योग्य शब्द को न कहा जाये 
वहाँ होता है) उदाहरण जैसे-- | 

किसी तुच्छ से (भी) अ्रपराध को देखकर रुष्ट हो । 

यहाँ “लवमपि”--.तुच्छ भी”-यह कहना चाहिये (अर्थात्‌ “अ्रपि” का 
प्रयोग भी करना चाहिये । इसके ग्रभाव में वाक्यदोष हो गया हूँ) । 


24 काव्यालोक: 


ल्रजं न काचिद्विजहा वित्यस्थानपदं मतम्‌ । 


अन्न काचिन्न विजहाविति वाच्यम्‌ । 
[36ञ्र]] के&चिदक्रमत्तामाहु: अस्यः दोपस्थ । यथा-- 


हय॑ं गत॑ सम्प्रति शोचनीयतां 
समागमप्रार्थनया . केपालिन: । 

कला च सा कान्तिमती कलावत- 
स्त्वमस्थ लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ ]2 ॥ 


इत्यत्र त्वमित्यनन्तरं चकारानुपादानात्‌ अ्रक्रमता । स्वातन्त्येणार्थ- 
प्रोधनविरहान्तन च तस्य वाचकतानिश्चय: । 


अस्थानस्थसमासता यथा-- 


भ्रद्यापि स्तनतुद्धशंलशिखरे. सीमन्तिनीनां. हृदि 
स्थातु' वाब्छगति मान एप घिगिति क्रोधादिवालोहितः । 
उद्यनू. दुरतरप्रसारितकर:  कर्पत्यसो तत्क्षणात्‌ 
फूल्लत्के रवकोशनिस्सरदलिश्रेणीकृपारों शशी ॥ 3 ॥। 


श्रत्र क्रोध समासो न कृत:, कवेरुक्तो तु कृत: । 
सद्जी्ण गगने पश्य मानमिदु परित्यज । 
वाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरेथ्नुप्रवेश इत्यर्थ: । 


(3) ग्रस्थानपद दोप माना गया हैं-किसी स्त्री ने माला को नहीं 
उतारा । 


यहाँ “कान्चिनत्न विजहोी” इस प्रकार (“काचित्‌ृ” के पश्चात्‌ “तन” का 
प्रयोग करके कहना चाहिये | “न” का प्रयोग पूर्व में करने से अ्स्थानपद दोष 
थ्रा गया है) । 


(]4) ध्रपमता दोष--- 


बुछ लोग इस अस्यानपद दोप के उदाहरण में श्रकमता दोष बताते हैं। 


. ग्रस्थानपददोषस्य अक्रमनामा दोषमूचु: (मू. पा. टि.) 
डे... बच्छ० 
3 


चंद्र: (मू. पा. दि.) 


चतुर्थ: प्रकाश: 25 


(अक्रमता दोब का उदाहरण) जैसे-- 

कपाल धारण करने वाले शिव के समागम की प्रार्थता से इस समय 
चन्द्रमा की सुन्दर कला और इस संसार के नेत्रों की कौमुदीरूप तुम (पाव॑ती ) 
दोनों शोचनीय हो गयी हो ॥॥ 2 ॥॥ 

यहाँ “त्वम्‌” पद के आगे चकार रखना चाहिये था, पर इसका प्रयोग यहाँ 
नहीं करने से ग्रक्रमता दोष आ गया है। “नव्य_” स्वतन्त्रता से अर्थवोधक नहीं 
माना जाता अतः उसकी (“न” की) वाचकता निश्चित नहीं है। (अ्रतएव कुछ 
लोगों के मतानुसार “द्वयं गत॑” इस पद्च में “च” की तरह “स्रजं न” इत्यादि में 
“न” शब्द के स्थान में स्थित होने पर भी यहाँ अक्रमत्वदोष होता है, अस्थान- 
पदत्व दोष नहीं ) । 


(5) श्रस्थानस्थसमास दोष जेसे-- 


अब भी (चन्द्रमा के उदय होने पर भी) स्तनरूपी ऊँचे पर्वतशिखर और 
स्त्रियों के हृदय में यह मान रहना चाहता है, इसे घिककार है | इससे मानो क्रोध 
के कारण लाल हुआ यह चन्द्रमा दूर तक (किरणरूपी) हाथ फैलाकर तुरन्त ही 
खिले हुए कुमुदों के भीतर (कलीरूपी म्यान) से भ्रमरपंक्तिह़ृ्प तलवार खींच 
रहा है ॥ 43॥। 
यहाँ (पूर्वाद्ध में क्रोधी चन्द्रमा की उक्ति है वहाँ ) समास नहीं किया गया 
और उत्तराद्ध में कवि की उक्ति है वहाँ समास किया गया है (अतः अस्थानस्थ- 
समास दोष है) । े 
(6) संकी्णता दोष का उदाहरण, जेसे--आकाश में देखो मान को 
चन्द्रमा को छोड़ो । (अर्थात्‌ आकाश में चन्द्रमा को देखो, मान छोड़ो ।) 
एक वाक्य के पद दूसरे वाक्य में आ जाने पर संकीरो दोष होता है । (यहाँ 
“इन्दु” का सम्बन्ध “पश्य” के साथ है और “मान” का “परित्यज” के साथ, 
परन्तु ये शब्द एक दूसरे वाक्य में प्रवेश हो गये हैं ।) 
गर्भितं दुरिताकारै: खलैरेकान्तसद्भतिः । 
कथयन्ति पुराणानि श्रेयसे न कदाचन ॥। 
वाक्यमध्ये वाक्यान्तरानुप्रवेश: । 
प्रसिद्धिहतमुन्मत्तवी राणां समरे रवः । 
रवो मण्डूके न पुनर्वीरगज्जिते प्रसिद्ध: । 
भग्नप्रक्रमतोद्देश्य प्रतिनिद्द श्यहीनता । 


246 काव्यालोक: 


[36 ब] उद्देश्यं प्रतिनिदवश्याउव्यतिरिक्तविपय एवं पुनरुक्तदोप&४- 
सम्भवात्‌ तत्र त्वपुनरक्ती दोप: भग्नप्रक्रमतेत्यर्थ: | यथा-- 


म्लाने कमलिनीवंधी! विवर्णा दमलिन्यपि । 
कुलादूनानामेवं हि प्रायणों मवति स्थिति: ॥॥ 4 ॥ 


श्रत्र म्लाने इत्युकते मम्लौ कमलिनीति युक्‍तम्‌ । यथा-- 


उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च । 
सम्पत्ती चविपत्ती च महतामेकरूपता ॥॥ 5 ॥। 


अन्यथा पदान्तरेण प्रतिपतद्यमान: स एवार्थोश्र्थान्तर इव भासमान: 
प्रतीति स्थगयति । 


कटाक्षशरसंभिन्नानुरागरुधिरो ौत्थित्ता । 
जीवितेशालयं यातेत्यादावमतमुच्यतेः ॥| ]]6 ॥। 


प्रकतरसविरुद्धरसव्यञ्जकार्थ प्रतीत्या दोप इत्यर्थ: । 


(7) गर्भित वाव्यदोप जैसे--बुराई में लगे हुए दुप्टों के साथ सर्दव 
संगति पुराण कहते हैं कमी भी श्रेयस्कर नहीं है । 

एक वावय के मध्य दूसरा वाक्य आ जाने पर गर्भितत्व दोष होता है (यहाँ 
प्लोक का तृतीय चरगा अलग वावय है जो दूसरे वाक्य में प्रविष्ट हो गया है 
ग्रतः गरभितत्व दोप है) । 

(8) प्रसिद्धिविरुद्धात दोप का उदाहरण है--शुद्धभूमि में उन्मत्त वीरों की 
ध्वनि । 

(कविप्रसिद्धि का उल्लंघन होने पर प्रसिद्धिविरुद्धता दोप होता है । यहाँ 
प्रयुक्त) “रव” शब्द मेढ़क प्ादि में प्रसिद्ध है, वीरों के गर्जन में नहीं ( श्रतः 
प्रसिद्धिविग्दतता दोप है) । 

(9) मग्नक्रमता दोष वहाँ होता है जहाँ उद्देश्य के प्रति निर्देशभाव से 
यूक्त स्थल पर उसी पद का प्रयोग नहीं किया जाये । 


]. सूर्य (मू. पा. दि.) 
2. प्रमतनामा दांध : इत्यर्थ (मू. पा. टि.) 


चतुर्थ:प्रकाशः ।क्‍ 27 


उद्देश्य के प्रतिनिर्देश्यभाव से भिन्न स्थल पर (एक पद का दो बार प्रयोग 
करने पर) पुनरुक्ति दोष होता है पर (उद्देश्य-प्रति निर्देश्मभाव होने पर) पुनरुक्ति 
दोप नहीं होता है । (अतः उद्देश्य-प्रतिनिर्देश्ममाव वाले स्थल पर) उस पद का 
ही दुबारा प्रयोग करता चाहिये, ऐसा नहीं होने पर मग्नक्रमता दोष होता है। 
उदाहरण जंसे-- 

सूर्य के म्लान होने पर कमलिनी भी विवर्ण हो गयी । क्योंकि कुलांगवाशरों 
की प्रायः यही स्थिति होती है ।॥ 84 ॥। 


यहाँ “म्लान” कहे जाने पर “'मम्लौ कमलिनी” यह कहना चाहिये । 
अथवा अन्य उदाहरण--- 
सूर्य लाल ही उगता है भर लाल ही अस्त होता है । महापुरुष सम्पत्ति और 
विपत्ति में एक जैसे ही रहते हैं ॥। !!5 ॥॥ 


यहाँ (उद्देश्यस्थल और प्रतिनिरदेश्यस्थल, दोनों ही स्थल पर "ताम्र” शब्द 
का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ प्रतिनिर्दश्यस्थल "ताम्र” के स्थान पर 'रक्त' 
शब्द का प्रयोग किया जाय तो) अन्य पद से प्रतिपादित वही (ताम्रत्व) अर्थे 
उस शअ्र्थ के समान प्रतीत होता है और(सम्पत्ति-विपत्ति की एकरूपता की) प्रतीत्ति 
में बाघा उत्पन्न करता है (इसलिये “रक्त एवास्तमेति” पाठ करने पर 
भग्नक़़मता दोष हो जाता है) । 


(20) अमतपराथ्थता दोष जैसे-- 


कटाक्षरूपी बाण से आहत होकर अनुरागरूपी रक्त उत्पन्न होने पर बह 

(नायिका) यमपुरी (जीवितेश-यम-दूसरे पक्ष में प्राशनाथ की पुरी) को गईं है। 
॥ 446॥ 

प्रकृत रस के विरुद्ध दुसरे रस के व्यञज्जक शत्र्थे की प्रतीति होने पर अमतप- 
राथता दोष होता है । यहाँ प्रकृत (वीमत्स) रस के विपरीत शज़ाररस का 
व्यञ्जक दूसरा अर्थ होने से श्रमतपराथेता दोष है । 

अथार्थदोषा:--- ह 

अपुष्टो वितते व्योम्नि विलोक्येन्दु त्यज क्र घम्‌ । 


मुख्यार्थानुपकारित्वमपुष्टत्वमू तस्य ववचिदत्यन्तानुपयो गित्व॑ 
2 लब्धरूप चेत्ति भेद: । यथा विततशब्दस्य सानपरित्याजनानपयो- 
त्वम । ५ 


2]8 काव्यालोकः 


कप्टं दुरूहतार्थस्य दूरे वा प्रस्तुतश्रुति: । 
यस्याम्ब॒ु 7 वारिदो वर्षत्यादायेति मुनेर्बंच: । 
तत्करेपु मृगी वेत्ति न तोयं यमुनापितु: ॥!]7॥। 


अत्र यस्य यमुनापितुर्भानोजेलमादाय वारिदो वर्षति ततश्च मुनि- 
[37म्र| वाक्य सत्यमित्ति विश्वा & सादभानुकरेपु तोयप्रत्ययो न्याय्य- 
स्तथापि रविकिरणेपु भ्रान्तत्वान्मृगी जल॑ न वेत्तीति संक्षेपार्थ: । 


व्याहतं न मनोहारिनवेन्दुकलिकोत्सव: । 
येपामेपा रशं याति लोकलोचनचन्द्रिका ॥। 


अनुस्कर्पेण व्यक्त उत्कषे आरोप्यमाने व्याहृतम_ | येपामिन्दुकलो- 
त्सवो नानन्दहेतुस्तदानन्दाय चन्द्रिकात्वारोप: । 


ग्रथ॑ दोप--- 

अब श्रर्थदोपों को कहते हैं-- 

() श्रपुष्टार्थ का उदाहरण जैसे--विस्तृत आकाश में चन्द्रमा को देखकर 
क्रोध त्याग दो । 

(जब कोई पदार्थ) मुख्य श्र्थ का उपकारी न हो तो अपुष्टार्थ दोष होता 
है। वह पदार्थ उस मुख्य अर्थ का कहीं पर श्रत्यन्त अनुपयोगी होता है और कहीं 
पर “अन्यथा प्राप्त” हो जाता है, इस प्रकार इनका भेद हो जाता है । जैसे 
उक्त उदाहरण में “वितत” शब्द क्रोध-त्याग में उपकारी नहीं है अतः अ्रपुष्टार्थ 
दोष है । 

(2) कप्टत्व भ्र्थदीप वहाँ कहा जाता है जहाँ अर्थ दुर्बोध हो श्रथवा प्रस्तुत 
श्रत्त भ्र्थ की व्यण्जना दूर की बात है। जैसे-- 

जिस सूर्य से जल ग्रहण करके बादल वर्षा करता है, यह वचन व्यास मुनि 
के हैं। परन्तु फिर भी यमुना के पिता उस सूर्य की किरणों में हरिणी जल नहीं 
पाती ॥7॥। े0 

जिस यमुना छे पिता सूर्य से जल लेकर वादल वर्षा करता है और यह 
मुनि का वाक्य सत्य है, इस विश्वास से सूर्य को किरणों में जल रहता है यह 
निश्चित होता है, परन्तु फिर भी आान्त रहने के कारण मृगी सूर्य की किररों में 
जल नहीं पाती । यह संक्षेप में प्र्थ है (यहाँ यह अप्रस्तुत अर्थ भी दुर्वोध है, फिर 





[. ० 


४ (| द 


चतुर्थप्रकाश: प सर 


उससे मुग्धा नायिका के नायक पर अविश्वास रूप प्रस्तुत अर्थ की व्यज्जना दूर 
की बात है, भ्रत: यहाँ कष्टार्थ दोष है) । 

(3) व्याहतार्थ दोष जैसे--- 

चन्द्रमा की नवीन कला का आनन्द जिसके मन को नहीं हरता, यह संसार 
के नेत्रों की चाँदनी उनको दिखायी पड़ी । 


किसी वस्तु का अनुत्कर्ष बताकर उसकी व्यथेता वर्णित की जाये और पुनः 
दूसरी वस्तु का उत्कर्ष बताने के लिये उस वस्तु का आरोप किया जाये चहाँ 
व्याहतार्थ दोष होता है। जसे यहाँ उदाहरण में जिन लोगों को चन्द्रमा की 
नवीन कला आनन्द नहीं देती उन्हीं को आनन्दित करने के लिये (प्रकृत कामिनी) 
में चन्द्रिकात्व का श्रारोप किया गया है श्रतः व्याहतत्व दोष है । 


पुनरुक्त: सखे कार्य विचारययिमनीषितम्‌ । 
विमृश्यकारिणां लोके भवन्त्यभिमताः श्रियः ॥। 


श्रन्न द्वितीयार्थ व्यतिरेकेन स एवार्थ इति पुनरुक्तता । 
तुरज्धमं वा मात देहि दुष्क्रममिष्यते । 
अन्न मातज्स्य प्राइ़निर्देशों युक्त: । 
ग्राम्यं स्वपिहि मत्पाश्वें स्वपिम्येषा तवाप्यहम्‌ । 
अन्नार्थों ग्रास्य: । 
सन्दिग्ध॑ सुन्दरी सेव्या दरी वेति विचाय्य॑ताम्‌ । 


अन्न प्रकरणाभावाच्छ ज्ारशान्तयो: को वक्‍तेति नियमाभावा- 
त्संदेह: । 


'. कामस्य चक्र कटक॑ करे लोकपग्रथातिगम । 


लोकप्रथातिगं लोकप्रसिद्धिविरुद्धम । कामस्य चक्र' लोके5प्रसिद्ध- 
मित्ति विरोध: । 


विद्याविरुद्ध मुक्तोध्सो विवेकस्यातिसंश्रयात्‌ । 


अन्न संप्रज्ञातानन्तरं मुक्तिन तु विवेकस्याताविति योगविद्या विरोध: । 
इत्थमन्यत । 


220 काव्यालोक: 


निहेंतु: संपरित्यकतं त्वयास्त्रं संत्यजाम्यहम्‌ । 
[37ब] अन्न शस्त्रत्यागे & हेतुनोक्ति: । 
नित्यमुप्ण:ः सहसरां!शुनित्यमुष्णं द्विपन्मन: | 


नित्यं प्रमुदिता: सन्त इत्यादावनवीकृतम्‌ ।। 


अत्र नित्यमिति न नवीकृतम_ 


(4) पुनरुकत दोप का उदाहरण-- 

है सखे ! आर्यजनों को विचार करके इच्छित कार्य करना चाहिये । 
संसार में सोचकर कार्य करने वाले लोगों को ही अमीष्ट समृद्धियाँ मिलती हैं । 

यहाँ उत्तराद्ध॑ में कहा गया अर्थ पूर्वाद्ध का व्यतिरेक से कहा गया ही अर्थ 

है, अतः पुनरुषत दोप है । 
(5) दुष्क्रमत्व दोप जैसे-- 

मुझे घोड़ा अथवा हाथी दो । 

यहाँ हाथी का निर्देश पहले करना चाहिये (क्योंकि जो घोड़ा नहीं दे 


सकता वह हाथी कंसे दे सकेगा | अ्रतः वस्तुओं का क्रम बिगड़ने से दुष्क्रमत्व दोप 
होता है) । 


(6) पग्राम्यत्व अ्र्थदोप-- | 
मेरे पाश्व में सो जाओ, यह मैं मी तुम्हारे पाश्व॑ में सोती हूँ । 


2774 


(7) सन्दिग्धत्व अर्थदोप--- 

सुन्दरी अथवा पर्वतकन्दरा में से कौन सेवनीय है, इस पर विचार 
करिये । 

यहाँ प्रकरणा का अमाव होने से यह निर्णय करना कठिन है कि वक्‍ता 
शंगार है या शान्‍्त, झ्रत: अर्थ में सन्दिग्वत्व दोष है । 
(8) लोकप्रसिद्विविरुद्धता अर्थदोप ज॑से-- 


हाय (में पहना हुआ) कऊ्ून कामदेव का चक्र है । 





. सहर्शाशु० 


चतुर्थ: प्रकाशः 22 


लोक-प्रथा का अतिगामी होने का श्र है--लोक में प्रसिद्ध नहीं होना । 
लोकप्रसिद्धिसम्मत नहीं होने पर प्रसिद्धिविरुद्धता अर्थदोष होता है। जैसे यहाँ 
उदाहरण में वर्णित काम का चक्र लोक में प्रसिद्ध नहीं है, अतः प्रसिद्धिविरुद्धता 
दोष है । ; 


चल 


(9) विद्याविरुद्धता दोष--- 

यह (योगी) विवेकख्याति को प्राप्त करने से मुक्त हो गया । 

यहाँ (योगशास्त्र के क्रम में) सम्प्रज्ञात समाधि के बाद मुक्ति होती है, 
विवेकख्याति (प्रकृति-पुरुष के भेद का ज्ञानरूप) होने पर मुक्ति नहीं होती, अतः 
यह योगशास्त्र के विपरीत होने से विद्याविरुद्ध है । 

इसी प्रकार ग्न्य शास्त्रों के विरुद्ध होने पर विद्या-विरुद्ध दोष होता है । 


(0) निहँतु अर्थदोष का उदाहरण है-- 

तुमते अस्त्र छोड़ दिया, मैं (भी) छोड़ता हूँ । 

यहाँ अस्त्रत्याग का कारण नहीं बताया गया (अतः निहंतुत्व अ्र्थ- 
दोष है) । 
(4) अनवीकृत दोष--- 

सहख्र किरणों वाला सर्य नित्य उष्ण होता है। शत्रु का मन नित्य उष्ण 
रहता है। सज्जन नित्य असन्न रहते हैं । 

यहाँ “नित्य पद का प्रयोग बार-बार किया गया है, ग्रतः इसमें नवीनता 
नहीं रहने से अनवीकृत दोष हो गया है । 

दुगम्बुज! भूज़ एवं तारकानियमान्वितम्‌ । 
स नियमम_? | भूज् एवेति नियमों न बाच्य: । 


आरम्मरुचिरे भोगे रमेताइनियमं मतम्‌ । 
श्रारम्भ एवं नियमो वाच्य: । 

साकांक्षं घनुषों मद्भ स्त्रीरत्ने मृत्यतां कथम्‌ । 
अत्र स्त्रीरत्नमित्युपेक्षितुमित्याकांक्षति । 


]. ०» म्वुज 
2. दोपः (मू.पा.टि.) 


222 ह काव्यालोक: 
नीलांशुका बाति रात्रो विशेषपरिवत्तितम्‌ । 
अन्न तमिस्रायां! यातीति विशेषों वाच्य: । 
गविशेषो यथा सिन्वोर्म्मो क्तिकाकरता मता । 
गत्र रत्नाकरतेत्यविशेषो वाच्य: । 
पदमुक्तमयं योग्यो वर: सन्त्वन्यतों गुणा: । 
अन्न वर इत्यन्त एव समाप्यम_॥ 


विलश्यन्ते साधवो व्योम्नि शशाझह्वी मलिनद्यू ति: । 
खलः सम्पूज्यते सेयं सहचारिविभिन्नता ।। 


श्रत् शशाडूसाधू शोभनी खलस्त्वशोभन: । 
प्रकाशितविरुद्धत्वं पुश्रस्ते राज्यमृच्छतु । 
ग्रत्र “त्वं ज्रियस्वे” ति विरुद्धार्थप्रकाश: । 


(।2) अनियमपरिद्धत्त अ्र्थथोप (जहाँ नियम नहीं करना चाहिये, वहाँ 
नियम या अवधारणा का प्रयोग) जैसे--नेत्र-कमल हैं, तारका (आँख की पुतली) 
अमर ही है | 


यहाँ “मृड्ध एवेति”, “तारका भ्रमर ही है”, यह नियम नहीं करना 
चाहिए (यह कह देने से “झनियम परिद्ृत्त” दोप हो गया है) । 


(]3) पनियमपरिवृत्त अथंदोप---जिसका प्रारम्भ रुचिर (मधुर, स्वादिष्ट) 
हो, ऐसे भोग में रमणा करना चाहिये । 


यहाँ “ग्रारम्म एव” यह नियम करना चाहिये (/एव” शब्द का प्रयोग न 
करने मे “सनियमपरिवृत्त” रूप अर्थदोप झा गया है) । 


(4) साकांक्षता अयंदोप--घनुप का टूटना और स्त्रीरत्न (की उपेक्षा 
करना) श्राप कैसे सहन कर सकते हैं । 


3. ०थायां 


चतुर्थ: प्रकाश: 223 


यहाँ “स्त्रीरत्न” के आगे “उपेक्षितु”” पद की आकांक्षा होने से साकांक्षता 
अरथंदोष है ! 

(5) विशेषपरिवृत्त अर्थदोष जैसे-रात्रि में नीलांशुका (कृष्णा- 
भिसारिका) जा रही है | 

(जिस स्थल पर विशेषवाचक शब्द का प्रयोग करना चाहिये वहाँ सामान्य- 
वाचक शब्द का प्रयोग कर दिया जाये तो विशेषपरिब्त्त दोष होता है । उक्त 
उदाहरण में कृष्णाभिसारिका का वर्णन है और सामान्यवाचक “रात्रि” शब्द 
का प्रयोग किया गया है परन्तु) यहाँ “तमिस्रा” इस प्रकार रात्रि-विशेष का 
कथन करना चाहिये । 

(6) अविशेषपरिद्ृत्त अश्रथंदोष (जहाँ समान्यवाचक पद का प्रयोग 
करना चाहिये, वहाँ विशेषवाचक पद का प्रयोग किया जाये) जैसे--सिन्धु (समुद्र) 
को मोती की खान माना गया है । 


यहाँ “मोक्तिकाकरता” इस विशेष पद के स्थान पर “रत्नाकरता” यह 
सामान्य शब्द कहा जाना चाहिये। इस प्रकार के प्रयोग से' श्रविशेषप रिवृत्त श्र्थ- 
दोष आ गया है | 


(!7) अपदयुक्तता (अनुचित स्थान ने अ्रनावश्यक पदों का प्रयोग) का 
उदाहरण जैसे---यह वर योग्य है (भले ही) गुण दूसरे प्रकार से रहें । 


यहाँ “बरः” के पश्चात्‌ ही समाप्त कर देना चाहिये । 


(8) सहचरभिन्नता श्रर्थदोीष जैसे--साधु क्लेश पाते हैं, आकाश में 
चन्द्रमा की द्यूति मलिन है, दुष्ट पुरुष की पूजा की जाती है । 
यहाँ “शशाद्ध” और “साधु” पद शोभन हैं और इनके साथ “खल” शब्द 
अशोमन है । 


(9) प्रकाशितविरुद्धता श्रथेदोष का उदाहरण--आ्रापका पुत्र राज्य 
प्राप्त करे । 


यहाँ “तुम मर जाओ” यह विरुद्ध श्रर्थ प्रकाशित हो रहा है| (क्योंकि 
राजा के जीते जी पुत्र को राज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, झ्रतः प्रकाशितविरुद्धत्व 


दोप है ।) 
अनुवाद्यविधेय॑ चाथ्युक्तमेव क्वचिद्यथा । 
तत्राद्यमुदाहरति-- 


224 काव्यालोकः 
न मां खेदय शीतांशो विरहिप्राणशनाशन । 
अन्न विरहिप्राणनाशन इति नानुवाद्यम्‌ । 
[38ग्र | द्वितीयो यथा।-- 
स्वीयानानन्दयन्नेप परकीयान्‌ हनिष्यति । 
अत्र परकीयान हत्वा स्वीयानन्दयिष्यतीति विधेयम्‌ । 
स्तब्घो5्यं विवरान्वेपी पतत्यश्लीलमीरशम्‌ । 
प्रत्र पु व्यञ्जनस्यापि प्रतीति: । 
व्यक्तस्वीकृतमित्युक्तमर्थस्य पुनरुक्तितः । 
यथा--- 


लग्नं रागाद्ताइस्या सुरढ़मिह पर्यवासियप्ट्या रिकण्ठे 
मातद्भानामपीहोपरि परपुरुषया च रुष्टा पतनन्‍्ती । 
तत्सवतोध्यं न किड्चचिदूगणशायतति विदितं ते$स्तु तेनास्मि दत्ता 
भृत्येम्य: श्रीनियोगादूगदितुमिव गतेत्यम्वुधि यस्य कीत्ति: ॥8॥ 


श्रत्र विदितं तेस्तु इत्युपसंहतो5पि तेनेत्यादिना पुनरुपात्त: | लक्ष्मी- 
स्ततो5पसरतीति विरुद्धमतिक्ृत्‌ । अक्रमश्च प्रकाशितविरुद्धता चेत्येवम- 
न्येडषपि दोपा: सन्‍्तीति दोपाकरस्य पयस्य गुणागुणरुष्टीनां कौमुदी प्रमोदा- 
येत्यलम्‌ । 

(27) श्रनुवादायुक्तता (2)विवेयायुकतता-कहीं पर श्रनुवाद की अश्रयुकतता 
तथा विधेय की अयुक्तता होने पर दोप होता है । 

इनमें से प्रथम अ्नुवादायुक्तता का उदाहरण जैसे--- 

है विरहीजनों के प्राणों का नाश करने वाले शीतांशु (चन्द्रमा) ! मुझे दुःख 
नदो। 

यहाँ “विरहिप्राणनाशन'' यह पद भ्रनुवाद के योग्य नहीं है । (क्योंकि यह 
त्रिरही की उक्ति है श्रोर चन्द्रमा से दुःख न देने की प्रार्थना है, परन्तु बाद में 
विधभेषण विरहिप्रायनाशन” दिया है ।) 

द्वितीय विधेयायुक्‍त्रता दोप का उदाहरण है-- 


स्वपक्ष को आनन्दित करता हुआ यह परपक्ष का नाश करेगा । 


चतुर्थ: प्रकाश: 225 


यहाँ परपक्ष का हनन किये बिता स्वपक्ष को आनन्दित करना सम्भव नहीं, 
ग्रत: “परकीयान्‌ हत्वा स्वीयानन्दयिष्यति” इस प्रकार विधेय करना चाहिए । 


(22) अश्लीलता अर्थदोीष--उद्धत अभिमानी (खड़े हुए) और छिद्रान्वेषी 
(व्यक्ति या लिग) का पतन होता है । 


यहाँ पुरुष के लिंग की प्रतीति होती है (श्रतः ब्रीडाजनक अश्लीलता का 
उदाहरण है) । 


(23) त्यक्तपुन:स्वीकृतत्व या समाप्तपुनरुक्तत्व श्रथेदोष वहाँ होता है, 
जब उपसंहार हो जाने के पश्चात्‌ उसे पुनः उठा लिया जाये । जैसे-- 


(राजा की स्तुति करते हुए कवि का कथन है कि मानो लक्ष्मी राजा की 
कीत्ति को अ्रपनी दूृती बनाकर अपने पिता समुद्र के पास यह सन्देश भेज रही 
है-) जो तलवार राग (अनुराग या रुधिर के रंग) से युक्त होकर शत्रुओं के गले 
में लग जाती है, जिसको अन्य लोगों ने मातज्ों (हाथियों या चाण्डालों) के भी 
ऊपर गिरते हुए देखा है, उसी तलवार में आसक्त होकर यह राजा मेरी कुछ पर- 
वाह नही करता और उसने मुझे सेवकों को दे दिया है, यह श्रापको मालूम रहे | 
लक्ष्मी की आ्राज्ञा से मानों यह सन्देश सुनाने के लिये उस राजा की कीत्ति (लक्ष्मी 
के पिता) समुद्र के फस गयी हैं ॥8॥ 

यहाँ 'विदितं ते&स्तु” यहाँ वाक्य पूरा हो गया है, उसे "तेन” इत्यादि से ह 
पुनः उठाया गया हूँ श्रतः समाप्तपुनरात्तत्व अर्थदोष हो गया हैं। लक्ष्मी उसको 
छोड़ रही है, इस विरुद्ध बुद्धि की प्रतीति होने से विरुद्धमतिक्ृत्‌ दोष भी यहां है । 
अक्रमता, प्रकाशितविरुद्धता आदि ऐसे अन्य दोष यहाँ हैं, अत: दोष की खान 
इस पद्य को गुण और दोष की दृष्टि रखने वालों के समक्ष “कौमुदी प्रमोद” 
(मनोविनोद) हेतु प्रस्तुत किया गया है। अर्थंदोषों का यह प्रसंग यहीं समाप्त 
किया जाता है । 


अथ रसदोषा:--- 


रसस्य शब्दवाच्यत्वं ऋष्टाह यक्तिविभावजा 
प्रतिकूलविभावा दिग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः 
श्रकाण्डप्रथनोच्छेदावद्धभस्पाप्यतिविस्तृतिः 
अज्धिनो5्ननुसं धान प्रकृतीनां विपयेय: 
अनद्भस्थाभिधानं च रसदोषा: प्रकीत्तिताः ॥सु.90।। 


रसविभावावुपलक्षणौ तेन व्यभिचारिस्थायिभावादयों गृह यन्ते। 


काव्यालोक: 


| 
>> 
पे 


बथा-- 
[38द] को$पि त्तस्था रसो जने यत्र श्रीडादिविश्रम: । & 
अ्रत्न॒ रसन्नीडादीनां शब्दवाच्यत्वम । 
अज्ारः सुखदो बाला! रतिकत्पलताफलम्‌ । 
अत्र रसस्थायिभावयो: शब्दवाच्यत्वम_। 


यथा वा-- 
शज्जारी गिरिजानने सकरुणो रत्यां प्रवीर: स्मरे। 

इति रसाकारान्तःःकरणवृत्ते: शब्दज्ञानतिरस्कृतिहोंपवीजम_ । 
विकाशिनि विघो वाला: वीक्षिताक्षिप्तलोचना । 


ग्त्र श्ृज्धारोहीपनालम्वश्नविभावावनुभावपययंवसायिनो स्थिता- 
विति कष्टकल्पना । 


मा विधेहि प्रिये” मानमिदं यौवनमत्थिरम्‌ । 
ग्रत्र यौवनाउस्थैयेकथनं शान्तस्याडुगमिति »(; गारे प्रतिकुलम । 
रस-दोप-- 
अब रसदोप का निरूपण करते हैं-- 


() रस की [ (2) व्यभिचारिमावों की श्रथवा (3) स्थायिभावों की | 
स्वशब्द बाच्यता, [ (4) अ्रनुभाव और] (5) विभाव वी कप्ठकल्पना से 
अभिव्यक्ति, (6) प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण करना, (7) रस को बार- 
बार दीप्त करना, (8) रस का अनुचित स्थान में विस्तार कर देना या (9) 
विच्छेद कर देना, (0) अंगभूत रस को भ्रतिविस्तृत करना, (]) अ्रंगी(प्रधान) 
को भुला देना, (2) प्रकृतियों (पात्रों) का विपयंय करना श्र (!3) जो प्रंग 
नहीं है उसका कथन करना, ये तेरह रस-दोप कहे गये हैं ।सू.90॥ 


वाला 

स्तप्फक 

वाला 

एम्बनर 

£. है (मृ. पा. दि.) 


4,2 3 ४-७ 
$ &# | 


3] 


चतुथ: प्रकाश: 


रस और विभाव शब्द उपलक्षण हैं उनसे व्यभिचारिमाव, स्थायिभाव आदि 
का भी ग्रहण होता है । 

(-2)-(रस और व्यभिचारिभावों की स्वशब्द से वाच्यता का उदाहरण) 
जेसे-- 

उसके किसी रस का वोध हुआ जिसमें ब्रीडा आदि का विज्रम था। 

यहाँ रस और ब्रीडा आदि व्यभिचारिमावों का अपने वाचक शब्दों द्वारा 
कथन होने से स्वशब्दवाच्यता दोष है ! 

(3) शृज्भार सुखदायक है और बाला रतिरूपी कल्पलता का फल है । 

यहाँ रस और स्थायिभाव की स्वशब्दवाच्यता होने से रसदोष है । ह 

(4-5) अथवा जैसे-- 

गिरिणा के मुख पर शज्भारी, रति पर सकरुण और कामदेव पर प्रक्ृष्ट 
वीर हैं। 

इस वाक्य में श्रन्तःकरण की रसाकार चित्तदृत्ति का शब्दज्ञान द्ारा तिर- 
स्कार ही दोष का बीज है । 


चन्द्रमा के विकसित होने पर वालिका ने देखने के लिए नेत्रों को आ्राक्षिप्त 
किया (नजर उठायी) । 


यहां श्द्भाररसस का उद्दीपन विभाव और श्रालम्बन विभाव “अनुभाव- 
पर्यवसायी ” होकर स्थित हैं अर्थात्‌ अनुभाव की कठितता से कल्पना कराते हैं । 
(6) हे प्रिय | मान मत करो, यह यौवन स्थिर नहीं रहता । 
यहाँ यौवन की अस्थिरता का कथन शान्‍न्त रस का शअ्रंग है, अतः श्यृंगार- 
रस के प्रतिकूल भावों का ग्रहण होने से दोष है । 
पुनः पुन: समुद्देशों दीप्तिवॉकक्‍्येदु कल्पिता ॥।सु.9॥॥ 
वाक्येष्विति प्रकरणों सन्दर्भपरिहार: काव्यत्वेनाभिमतस्य शब्दस्यैव 
निद्द॑षित्वे लक्षणस्वरसात्‌ ध्वनेस्तु भिन्नो विषय इति न शद्धभुत़स्पदम । 
नापि सन्दर्भस्य रसोपस्थापकत्वनियम: ताइशवाक्येनापि तदृदबोधात्‌ । 
एतेन कुमारसम्भवे रतिप्रलापे दीत्प्युदाहरणं परास्तम तदेवमुदाहाय॑म्‌- 
रमयति परिचुम्विता. नितास्त 
सुखयति सा परिरम्मिता भुजाम्याम्‌ । 
मदयति मदन परिस्फुरन्ती 
सुतनुरियं सुरतेष रंर्मीति ११90॥ 


228 काव्यालोक: 
अकाण्ड प्रथनं यथा-- 


[39ग्र] गच्छाम्युद्दण्ड चापच्यु4तविशिख शिखोन्मू लितारा तिमुण्डे: 
क्रीडाहेतोस्तथायं रसति रणभुवि न्‍्यस्तढककानिनादः । 
इत्थं जल्पत्यनल्पं प्रशयिनि सुदती कण्ठमालिड्ग्य कान्‍्तं 
तेस्तैरानन्दलीलासमुचितरचने श्चित्त मन्य॑ चकार ॥20॥ 


न चैव॑ं संहारकाले दुर्योधनस्य भानुमत्या सह श्वद्धारकथने सर्वो- 
प्प्यड्धू: कलझ्ूूयितुमुचित: । 

(7) वार्-वार निर्देश किया जाना दीप्ति है जो वाक्‍यों में कल्पित की 
जाती है ॥| सू. 9] ।। 

“वाक्प्रेप” का अ्रभिप्राय प्रकरण है, इसके कथन से सन्दर्म का निराकरण 
होता है । काव्यत्व के रूप में अभिमत शब्द की ही निर्दोपता में लक्षरा की स्व- 
रसता (प्रनुकूलता) के कारणा ध्वनि का कोई भिन्न विपय है-ऐसी शंका का यहाँ 
स्थान नहीं है । न ही सन्दर्भ का ही रस की उपस्थापकता का नियम होता है 
(क्योंकि) उस प्रकार के वाक्य के द्वारा भी उस (रस) का उदबोध किया जा 
सकता है। भ्रतएव “कुमारसम्मव” का रतिप्रलाप दीग्ति के उदाहरण के रूप में 
श्रस्वीकृत हो जाता है। इसलिये यह उदाहरण देना चाहिये-- 

वह चुम्बन किये जाने पर अत्यधिक प्रसन्न होती है, भुजाओं से श्रालिगन 
करने पर सुख देती है, काम को जगाती हुई घड़कने मदविद्धेल करती है, इस 
प्रकार यह झृथांगी सुरत में विशेष रमणा करती है ॥॥ 9 ।। 

(8) रस के अनवसर में प्रतिपादन का उदाहरण जैसे-- 

ऊपर उठे हुए घनुप से छूटे हुए बाण के अ्रग्रभाग से काटे गये शत्रुझ्नों के 
मस्तकों से क्रीड़ा के लिये जाता हूँ । वैसे ही युद्धभूमि में रखे हुए बड़े ढोल का 
निनाद ग ज रहा है । इस प्रकार से बहुत सी बातें बोलते हुए पति का सुन्दर 
दांतों वाली पत्नी ने कण्ठ में आलिगन करके उन-उन ग्रानन्ददायक क्रीड़ाड्रों के 
समुलित प्रयोग से चित्त को अन्य प्रकार का कर दिया ॥ 20 ॥| 

इसी प्रकार (“विणीसंहार” नाटक के द्वितीय अंक में मीप्म श्रादि श्रनेक 
वोरों के) संहार के समय भानुमती के साथ दु्वंधिन के श्ंगाररस का वर्णन 
फिया गया है । इसमें सम्पूर्ण अंक को ही दोपयुक्त बताना उचित नहीं है । 

छेदो यथा वीरचरित!द्वितीयेडट्टू भागवराघवयोर्धाराधिरुढेउन्यो- 





).. नाटक (मू. पा. टि.) 


चतुर्थ:प्रकाश: 229 


न्यसंरम्भे कद्भूणमोचनाय गच्छामीति राघवस्योक्ति: । 

अज्भस्य विसृतियंथा हयग्रीववे हयग्रीवस्य । 

अज्िनो उननुसन्धानं यथा रत्नावल्यां चतुर्थ वाश्रव्यगमने 
सागरिकाया विस्मृति: । 


प्रकृतयो द्विग्याइईदिव्या दिव्यादिव्याश्व, धीरोदात्ताद्या, उत्तमा- 
द्याश्च | तेनातावशवर्णंने प्रकृतिविपयेयो दोष:। यथा धीरोदात्तस्य रामस्य 
धीरोद्धतच्छद्मना वालिवध: । यथा वा कुमारे परमेश्वरयो: सम्भोगवर्णन 
पित्रोरिवात्यन्तमनुचितम्‌ । 


अनझ्ुस्याउनुपकारकस्य वर्णनं यथा कपू रमज्जर्य्याँ राज्ञा नायिकया 
च स्वयं कृत वसनन्‍्तवर्णनमनाइत्य बन्दिवणितग्रशंसाः । 
इत्युक्ता रसदोषा: । 


(9) अनुचित स्थान में रसभंग कर देता (भी दोष है |) जैसे--- 

“महावी रचरितनाटक”' के द्वितीय अंक में परशुराम और राम के परस्पर 
प्रारम्भ हुए संवाद के चरमोत्कर्ष पर पहुँचने पर “कंकरण खोलने के लिये जा रहा 
है,” यह रामचन्द्र का कथन (रसानुभूति में बाधक होने से रसदोष है) । 


(0) अज्भ (अप्रधान) रस का विस्तार किये जाने पर दोष का उदाहरण 
जैसे (कश्मीरी भतृ मेण्ठकवि विरचित नाटक) “हयग्रीववध में (प्रतिनायक) 
हयग्रीव का वर्खन । 


(]) अज्भी (प्रधान नायक या नायिका) का विस्मरण होने पर भी 
रसदोष होता है जैसे “रत्नावली नाटिका के चतुर्थाडू? में वाशञ्व्य (नामक 
कब्न्चुकी) के आने पर (उदयन को मुख्य नायिका) सागरिका को विस्मृति हो 
जाती है (अत: श्वृद्भार-रस में विच्छेद-सा श्रा जाने पर दोष हो जाता है)। 

(2) प्रकृतियाँ तीन प्रकार की होती हैं-दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य । 
फिर ये नायक धीरोदात्त आदि (घीरोदात्त, धीरोद्धत। धीरललित और घीर- 
शान्त भेद से चार प्रकार के होते हैं) और उत्तम आदि(उत्तम, मध्यम श्रौर अधम 
ये तीन भेद) होते हैं। इनमें से जो जैसी प्रकृति का है उसके स्वरूप के अनुरूप 
ही वर्णन होना चाहिये, ऐसा वर्णन न होने पर प्रकृतिविपर्यय दोष होता है। 


. ब० 
2. “५ प्रसंशा 


3 


50 काव्यालोक:ः 


जग घीरोडइस नायक राम का घीरोद्धत की मांति छदम से बाली का वध करना 
धथाया 'कुमारसम्मव ” में शिव और पार्बती के सम्मोग का वर्णोन माता-पिता के 
सम्मोगन्यसन के) समान अत्यन्त ग्रनुचित है । 

(3) ग्रनद्ञ स्वाद प्रकृत रस के अनुपकारक का वर्णन, जैसे--'कपू र- 
मंजरी ' नाटिका में राजा के द्वारा स्वयं किये हुए और नायिका के किए हुए 
पमसावर्णन की उपेक्षा करके बन्दियों द्वारा किये गये वसन्तवर्णन की (राजा के 
द्वारा) प्रशंसा की जाती 

इस प्रकार रसदाप नहे गये हैं । 

[39ब] 'सर्वेवा(मप्पदोवत्व॑ कस्पाप्यनुकृती भवेत्‌ ॥ सू- 92 ॥। 

शरनुकरणों तु सर्वपामित्युक्तत्वातृ-- 

म्रगसक्षपमद्राक्षमित्यादि कथयत्ययम्‌*। 

बफ्प्राद्योचित्यमात्र तु युखत्वं नोमयं क्वचित्‌ ॥ सू. 93 ॥॥ 

बैयाकरणे वक्‍तरि रोद्रादी व्यड्टग्ये च दुःश्रवत्व॑ कप्टत्वं ग्रुण: । 
पधा-अ्थौताहंस्वीचर्ण यु एप: । 

सभा वा -- 

ग्रदः्मताग्निज्याला निर्यदाराण्डलसा/ण्डवम्‌ । 

प्रकाण्टोद्दण्डपाण्टित्यमेतत्पाण्टबताण्टवम्‌र ॥॥ 2] ॥ 
ग्रत्रीद्वत॑ं वाच्यम्‌ । 

करामितीगण्टवाण्ड्र्मा द्विगोति क्षणदासु यत्‌ । 

आस्वामस्ताचसोदस्त “मर्तकश्चन्द्रमाश्चिरमू ॥॥ ]22 ॥॥ 


).. अब दाोधाडु शमाह (मूं. पा. टि.) 
».. अपानुकरगों खुतितटदोधों ने (मु. पा. दि.) 
5. खॉताईनी चर्गागष्यमंहटविमिरशदिवम । 


साफूयमानोश्यगुगों विभुविजयलेत्तराम ।। 
बे... यने [में, पा, दि.) 
४... ग्रे करय साग्य (मं. पा. दि.) 
6... दगामना गदबापाएट्रग्नद्रों माँ रातिय पीदयति तत्फलमस्तासलेसि । 
(मृ. पा. ट्रि-) 
7... भात | मर. पा. टि.) 


चतुथथे:प्रकाश: 23] 


अत्र विप्रलम्भे कुपितो वक्‍ता । 
दोषों की अनित्यता--- 


अ्रब दोषों की अनित्यता (दोषाडू शों) को कहते हैं--- 


(।) थदि किसी का अनुकरण किया जाय तो कोई दोष, दोष नहीं 
रहता ॥ सू, 92 ॥ 

अनुकरण किये जाने पर सब दोषों की अ्रदोषता जैसे-- 

बह (व्यक्ति) “मैंने मृगनयनी को देखा” इत्यादि कहता है । 

यहाँ (श्द्धाररस के वर्णन में “अद्वाक्षम्‌” श्रृतिकदु वर्णों का प्रयोग किया 
गया है भ्रतः दोष होना चाहिये । परन्तु यहाँ वक्ता दूसरे के द्वारा प्रयुक्त शब्दों 
का अनुकरण करके निर्देश कर रहा है श्रतः ) अनुकरण में श्रुतिकदुदोष नहीं 
माना जायेगा । 


(2) वक्ता आदि का औचित्य होने पर (कहीं दोष भी) गुण हो जाता 
है और कहीं (गुरा और दोष) दीनों ही नहीं होता ॥ सू- 93 ॥ 

! वैयाकरण के वक्ता होने पर और रौद्र आ्रादि रस व्यदग्य होने पर 
श्रूत्िकदु और कष्टत्व दोष गुण हो जाते हैं, जैसे “श्रौत्राहेन्तीचरां मु ण्ये:” । 
(सम्पूर्ण श्लोक का अर्थ है--वेद के अ्रध्येता और वेदविहित कर्म के योग्य रूप 
में प्रसिद्ध गुणों से सम्पन्न महषियों के द्वारा प्रतिदिन अत्यधिक स्तृयमान निय्र ण 
भी विभु ८ सर्वेव्यापक परमेश्वर सर्वोत्कर्षरूप में स्थित है ।) 

(यहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग होने से दुःअवत्व दोष माना जा सकता हैं, 
परन्तु वैयाकरण वक्ता होने से दोष भी गुण ही हो जाता है ।) 

अथवा जैसे-- 

इन्द्र का खाण्डवचन अग्नि की ज्वलाओं से जल गया, यह अर्ज न की आक- 
स्मिक उद्दण्डतापूरा दक्षता से युक्त क्रीड़ा थी ॥ 2] ॥। - 

यहाँ उद्घत वाच्य है (अतः दुःश्ववत्व यहाँ गुण है, दोष नहीं ) । 

कामिनियों के कपोलों के समान श्वेत चन्द्रमा मुझे रात्रि में पीड़ित करता 


है, अतः (मेरी कामना है कि) चिरकाल तक अस्ताचल से उसका मस्तक भग्न 
होता रहे ॥| 22 ॥। 


यहाँ विध्रलम्म (श्वृद्धार कोमल रस है पर चन्द्रमा के ऊपर) कुपित वक्ता 
होने से श्रूटिकटुत्व गुण है । 


है # 
+»+ 
जज 


काव्यालोक: 
गंद्रवीमत्मादों दुःख्वत्व गुणा: । सुरतारम्भगोप्ठ्यादावश्लीलत्वं 
पारिएस्तेव मम्बाधेः प्रविश्यान्तविलोडिते । 
उपसप्पंन्‌ ध्वज: पुस: साधनास्तविराजते ॥ ।23 ॥। 


शान्ते बधा-- 


उत्तानोच्छुनमण्डूकपाटितो दरस न्निभे | 

मले दिनि स्थरीत्र॒णों प्रीतिरकृमे:४ कस्य जायते ॥। )24 ॥। 
शनिर्वाग्गवर०दहना: प्रभमादरीणां 

नन्दस्तु पाण्दुतनया: सह. माधवेन । 
7रक्तप्रमाधितमुव: क्षतविग्रह्ाश्च 


स्वस्था? भवन्तु कुमराजसुत्ता:? "समृत्या: ॥। 25 ॥। 
ग्रन्न भाव्यमज्लम्‌ । 


[40प्र] एवं “पृथ॒कात्तस्वरपात्रमि”/त्यादी वाच्य/महिम्ना व्याजर्तु- 
तिपर्यवसायित्ये सन्दिग्धों गुण: । 


विदूषकाशुक्ती ग्राम्यों गुण: । 
ग्यातेडर्थे नि्ेतुताया अदोप: । 
, ० प्ट्या ९ 


० म्यापे 


४... कृमि बिना (मं. पा. टि.) 
६... येग्यीमंबरसो युविष्टरं प्रति सहदेववावयम्‌ (मू. पा. दि.) 


|: ० मेरिद 6 


7. रा: रधिर रागश्च (मं. पा. टि.) 

५. दस ग्वः ग्याः ग्वर्ंस्था हस्स्थ: (मं. पा. दि.) 

५. द्यधियादद: [मं. था. डि.) 

[ सम ० 

8]. ठदशारेरबशपां हषितनिगेधपरिजन देय । 
विण्गसरेिशग/स सम्प्रति सममादयो: सदनम्‌ ।। 


चतुर्थ: प्रकाशः 233 


2, जैसे रौद्र, वीमत्स आदि रसों में दुःश्नरवत्व (श्रुतिकटुत्व) गुण हो जाता 
है, उसी प्रकार सुरत के आरम्मकाल की वातों में अश्लीलता गुण हो जाती है, 
जैसे-- 

हाथी की सूंड के द्वारा (अथवा करिहस्त-तर्जती, मध्यमा और अ्रनामिका 
तीनों अंगुलियों को मिलाकर) शत्रुओं के साथ युद्ध में (अभ्रथवा रति क्रीड़ा में) 
भीतर प्रविष्ठ होकर विलोडित करने पर पुरुष की ध्वजा (अ्रथवा लिंग) उस 
(शत्रु) के समीप चलते हुए शत्रुसेता के (अथवा योनि के) बीच में जाकर सुशो- 
मित्र होती है ।। [23 ।। 


(यहाँ कामशास्त्र की रहस्य वस्तु को सुरतारम्मगोष्ठी के समय व्यक्त 
किया गया है अत:न्नीडाजनक अश्लीलता भी गुण हो गयी है |) 


शान्त में (वेर/स्यविषयक चर्चा में जुगुप्साव्यम्जक अश्लीलता ग्रुगण हो जाती 
है ) जैसे--) 

ऊपर पैट करके पड़े हुए और फूले हुए (अ्रथवा किसी रोग से सूजे हुए) 
मेंढ़क के फाड़े हुए पेट के समान, मवाद बहाते हुए (मदनजल से युक्त ) स्त्री की 
योनि में कीड़ों के अतिरिक्त और किसकी प्रीति हो सकती है ? ॥ 424 ॥। 


3. (अमंगल व्यञ्जक अश्लीलता के ग्रुणात्व के उदाहरण रूप में “'बेणी- 
संहार'” नाटक के प्रथम अंक में सूत्रधार की उबित हैं। पादटिप्पणी में इसे 
युधिष्ठिर के प्रति सहदेव का वाक्य कहा गया है, परन्तु नाटक में यह सुत्रधार का 
कथन है--- 

शत्रुओं के नष्ट हो जाने से जिनकी वेराम्वि शान्त हो गयी है, ऐसे पाण्डव 
कृष्ण के साथ आनन्दित हों । अपने श्रासक्त मित्र श्रादि को भूमिदान देने वाले 
और झापसी विग्रह को नष्ट करने वाले दुर्योधन आदि कौरव भृत्यों के साथ स्वस्थ 
हों । (श्लोक के उत्तराद्ध का द्वितीय श्रर्थ है-अपने रक्त से पृथ्वी को रंगने वाले 
और घायल शरीर वाले वे कौरवगण अपने भृत्यों-सहित स्वर्ग चले जायें) ॥॥] 25॥। 

यहाँ भावी अमंगल की सूचक (श्रश्लीलता गुण हो गयी है) । 

4. इसी प्रकार “पृथुकात्तंस्वरपान्रम्‌” इत्यादि श्लोक में वाच्य के प्रभाव से 
व्याजस्तुतिपयवसायी होकर सन्दिग्धत्व सी गुण हो जाता है । 

5. विदृषक आदि (पधमग्रकृति के पात्रों) की उक्ति में ग्राम्यत्व दोष भी 
गुण हो जाते हैं । 


6. प्रसिद्ध अर्थ में निहेंतुता (हेतु न होना) दोष नहीं है । 


> 


34 काव्यालोक: 
विश्तमयख्याते ख्थातविरुद्धता गुण: । यथा-- 


मालिन्य व्योम्नि पापे, यशसि घवलता वर्ण्यते हासकीर्त्यों 
रवक्‍तोी चर क्रौवरागों, सरिदुदधिग्त पडूजेन्दीवरादि । 
तोयाघारे5डखिलेक$पि प्रसरति च मरालादिकः पक्षिसंघो 
ज्योत्स्ना पेया चकोरंजलधरसमये मानस यान्ति हुंसा: ॥॥ 26 ॥। 


पादाधातादशोको विकसति बकुल॑ योपितामास्यमयौ- 

यू नामज्भ पु हारा:?: स्फुटति च हृदय विप्रयोगस्य तापे 

मौर्बी रोलम्बमाला धनुरथ विशिखा:ः कौसुमाः पुष्पकेतो” 

मिन्‍नें स्थादस्य बाणयु वजनहृदयं स्त्रीकटाक्षेण तद्ठत्‌ ॥| 27 ॥ 


अन्न यम्मोजं, निशायां विकसति कुमुर्द, चन्द्रिका शुक्लपक्षे 
नेघध्वानेपु तृत्यं भवति च शिखिनां नाप्यशोके फल॑ स्थात्‌ । 
न स्थाज्जाती वसन्‍्ते न च कुसुमफले?े गंधसारद्र माणा- 
मित्याद्य न्‍्तेयमन्यत्‌ कविसमयगतं सत्कवीनां प्रवबन्धे ॥| [28 ॥। 


“निहतार्थाउप्रयुक्ती च न दुष्टी कविवर्त्मनि । यथा-- 


बेन ध्वनिस्तमनोमवेन बलिजित्कायः पुरा स्त्नीकृतो९ 
यश्चीद्वृत्तमुजंगहारवलयो गंगां ते यो5घारयत्‌ । 
यस्याहु: शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्य॑ च न,माध्मरा: 

[40व] पायात्स. स्वयमंबकक्षयकररत्वां सर्वेदोमाघव:? ॥। ]29 ॥॥ 


ग्रथ णशिमदन्धकक्षयकरणबव्दावप्रयुक्तनिहता थौं* । 


जलन+ 


]. 


ही 


0 मर 

कामस्य (मं. पा. टि.) 

मूल मृजद्ध : शिखर विहज्ञं: शाखा प्लवज्धा: कुसुमानि मृज्जञौरिति तु 
फविसमयविरुद्धम्‌ (मू. पा. टि.) 

चन्दनानाम्‌ (मं. पा. दि.) 

निहिता ० 

७ क्नो 

मावव: श्रीकृष्ण: । उमाधबो रुद्रम्च (मं. पा. टि.) 

० टितायौं 


चतुर्थ: प्रकाश: कर 


7. कवि-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध होने पर ख्यातविरुद्धता दोष भी ग्रुण हो जाता 
है, जैसे-- 


आकाश और पाप (रूपरहित होने पर भी कविसम्प्रदाय में) मलिन प्रसिद्ध 

है । यश, हास और कीकत्ति में श्वेतता वण्ित की जाती है। क्रोध और अनुराग 
को रक्तिम कहा जाता है। नदी और समुद्र में लाल कमल, नील कमल आदि का 
वर्णांन किया जाता है (जबकि बहते पानी में और समुद्र में कमल सम्भव नहों 
है) । सम्पूर्ण जलाशयों में हंसादि पक्षियों का वर्णन होता है। चकोरों के द्वारा 
चन्द्रिका का पान किया जाता है, वर्षा ऋतु में हंस मानसरोवर जाते हैं, युवतियों 
के पादाधात से अशोक पुष्पित होता है, उनके मुख की मदिरा से बकुल (मौलसिरी) 
विकसित होता है। युवकों के श्रंगों में हार होते हैं और वियोग के सन्ताप से 
उनका हृदय फटता है। कामदेव के धनुष की प्रत्यञ्चा भ्रमर-पंक्ति होती है, 
उसके घनुष-बाण पुष्पों के होते हैं और उसके वाणों से तथा उसी के समान 
स्त्रियों के कटाक्षों से युवकों के हृदय विद्ध होते हैं ॥ दिन में कमल और रात में 
कुमुद खिलते हैं। शुक्लपक्ष में चाँदनी होती है, मेघ-गर्जंन पर मयूरों का दृृत्य 
होता है। अशोक वृक्ष में फल नहीं होता । वसन्‍्त ऋतु में चमेली नहीं होती 
झौर चन्दन के वृक्ष पर पुष्प और फल नहीं होते (इस वृक्ष की जड़ सर्पों से, 
शिखर पक्षियों से, शाखा बन्दरों से, पुष्प भ्रमरों से युक्त होते हैं) इत्यादि कवि- 
सम्प्रदाय की श्रन्‍्य प्रसिद्धियाँ भी सत्कवियों के प्रबन्ध में देख लेनी चाहिये । 
॥ 426-8 ॥ 


8. कविमार्ग में “निहतार्थत्व” तथा “अ्रप्रयुक्तत्व” दोष नहीं होते, जैसे--- 

(विष्णुपक्ष में श्लोकार्थ--) जिस (अमवेत श्रनों ध्वस्त) अजन्मा विष्णु ने 
(बाल्यावस्था में) शकटासुर को नष्ट किया । पहले (अमृतहरण के समय) राजा 
बलि को जीतने वाले, श्रपने शरीर को स्त्रीरूप (मोहिनीरूप) कर लिया । जो 
दुष्प्रवृत्ति वाले कालियनाग को मारने वाले हैं, जिसमें रव श्रुतिरूप वेद का लय 
होता है अथवा जिनका लय अकाररूप में शब्द में होता है। जिसने अंग --- 
गोवधेन पर्वेत तथा “गां” वराहावतार के समय पृथ्वी को घारण किया । देवता 
जिनका “शशिमच्छिरोहर' (राहु का सिर काटने वाले) यह प्रशंसनीय नाम बताते 


हैं । यादवों का नाश करने वाले और सव कामनाओं को देने वाले विष्णु तुम्हारी 
रक्षा करें। 


(शिवपक्ष में श्लोका्थें-)कामदेव का नाश करने वाले जिन शिव ने (पुरा) 
त्रिपुरदाह के समय विष्णु के शरीर को (अस्त्रीकृतः) वाणा बनाया । जो भयानक 


काव्यालोक: 


॥> 
(जे 
5 


सर्पों को हार और कंगन के रूप में पहनते हैं और जिन्होंने गज्ञा को धारण 
किया है, जिनका प्विर चन्द्रमा को धारण करता है। देवता जिनको हर यह 
प्रभंसनीय नाम कहते हैं। अन्धकासुर का नाश करने वाले (उमा घव) उमापति 
शंकर सदा तुम्हारी रक्षा करें ॥॥ 29 ॥ 

यहां (विष्णुपक्ष में) “शणशिमद्‌” तथा “अन्धकक्षय” शब्द अप्रयुक्‍त झौर 
निह्दतायंक हैं । 

“वबद वद जित: स शब्रुरि/त्यादी हर्षभयशोकादियुक्ते वक्‍तरि 
अधिक न दोप: । 

लाटानुप्रासे अर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये कथितपदं॑ गरुणः, विहितानु- 
वाद्यत्वे च । इत्यमन्यत्रापि गुणत्वं वक्‍तृप्रतीत्यादिना बोध्यम्‌ । 

स्वशब्देनाप्युवती क्वचिदृव्यभिचारिणशामदुष्टता ।| सु. 94 ।। 


यथा-- 
ग्रौत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावत्तेमाना हिया । 
तैस्तैबन्धुवशूजनस्थ वचनैर्नीतामिमुख्य पुनः ॥॥? 
अत्रीत्सुक्यस्य त्वराख्पानुभावमुखेन प्रतिपादने न कटिति प्रतीति: । 
समब्चायदिविरुद्धस्य बा/ध्यत्वेन वचन गुणों ॥ सू. 95 ॥ 
यथा-- 
बवाकार्य शशलक्ष्मण: क्‍्व च कुल भूयो5पि दृश्यते सेति । 


,. ओत्युक्येन कृतत्वरा सहमुवा व्यावर्तमाना हिया 
तेस्तैबंन्चुबधू जनस्य. बचनैर्नीताभिमुस्यं पुनः । 
इप्ट्वा5ग्रे वरमात्तसाध्यसरसा गौरी नवे सद्भमे 
संरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिप्टा शिवायास्तु वः ॥-का. प्र.-33] 


2, वा० 
3. चद्धस्य (मृ. पा. दि.) 
4... क्‍्याकार्य शणलक्ष्मशः क्‍्य च कुल भूयो5पि इण्येत सा 


दोषागां प्रशमाय नः श्रुतमही कोपे४पि कान्‍्तं मुखम्‌ । 
कि वह्यन्त्यपकल्मपा: क्ृतथधिय: स्वप्नेडपि सा दर्ल भा 


अत हम मय 


चेतः स्वास्थ्यमुप हि कः खलु युवा घन्योप्चरं धास्यति ॥-का, प्र.-53. 


चतुर्थ: प्रकाश: 237 


अत्र शमाज़ानां वितर्कादीनामभिलाषादिना तिरस्कार:। 


प्रद्धिन्यड्भत्वप्राप्तो विरोधिनोषपि स्मरणे न दोषों ॥ सू. 96 ॥। 


यथा--“अ्रयं स रसनोत्कर्षी 'ति! इत्थमन्यत्‌ । 
इति काव्यालोके चतुर्थे: प्रकाश: ॥ 4 ॥! 


9. (अ्रधिकपदत्व का गुरा होना जैसे -) बताओ, बताओ वह शत्रु जीत गया 
(या नहीं) । इत्यादि उदाहरणों में हु, भय, शोक आदि से युक्त वकक्‍ता होने से 
अ्रधिकपदत्व दोष नहीं रहता । 

0. लाटानुप्रास, अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तथा विहित का अनुवाद करने में 
कथितपदत्व (पुनरुक्तत्व) ग्रुण हो जाता है। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी 
वक्‍ता के विचार आदि के अनुसार गुणत्व जानना चाहिये । 

(3) कहीं-कहीं पर व्यभिचारी भावों का स्वशब्द से कथन होने पर भी 
दोप नहीं माना जाता ॥ सू. 94 || 


जैसे (रत्नावली का मद्भलाचरण का शलोक)-- 
(प्रथम समागम के समय शिवजी से) मिलने की उत्सुकता के कारण 


(पार्वती) शीघ्रता करती हुई, फिर लज्जा के कारण लौटती हुई, पुनः बन्धुओं की 
वधुओं के उस समय प्रयुक्त वचनों के साथ शिव के सम्मुख पहुँचाई गयी । 


यहाँ “श्रौत्युक्य” का अनुभाव त्वरा (भयादि का भी अनुभाव हो सकता है 
अतः त्वरारूप) अनुभाव के ह्वारा यदिं प्रतिपादन किया जाये तो ओ्ोत्सुक्य की 
प्रतीति जल्दी नहीं हो सकती (ग्रतः यहाँ ओत्सुक्य और वी रूप व्यभिचारिभावों 
का स्वशब्द से कथ्त करना आवश्यक हो गया है) । 

(4) विरुद्ध रस के सझचारी आदि भावों का बाध्य रूप से कथन करना 
गुण होता है ॥ सू. 95॥ 

जैसे-- 

कहाँ यह अनुचित कार्य और कहाँ चन्द्रमा का वंश (तक), क्‍या वह फिर 
कभी देखने को मिलेगी (औत्सुक्य) ? 


यहाँ (श्वज़्गर रस के विरोधी) शान्‍्त रस के पोपक वितक भ्रादि का 


]. अर्थ स रशनोत्कर्पी पीनस्तनविमर्दन: । 
नाम्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्न सन: कर: ॥-का. प्र.-338 


235 काव्यालो कः 


प्रमिलाय के पअंगभूत झौत्सुक्य ग्रादि से तिरस्कार होता है (अझ्रतः वितर्क झ्रादि 
देव जाते है शोर चिन्ता ही प्रधान रहती है, श्रतः विप्रतम्म शृद्भार रस पुप्ट 
होता है) । 

यदि दो विरोधी रस किसी तोसरे प्रधान (अ्रद्धी) रस में अद्भुता प्राप्त कर 
ले (तो दोष नहीं रहता) तथा विरोधी रस का स्मरण के रूप में कथन हो तो 


े ८ 
रश्‌्‌ 


व्‌ 
दोष नहीं माना जाता है ॥सू.96॥॥ 

जैसे---“प्रयं स रसनोत्कर्पी ” इत्यादि (इलोक में स्यमंमाण शज्भाररस 
प्रधान करुगा रस का पोषक होने से दोष नहीं है) 
इसी प्रकार अन्य दोपों का भी गुणत्व (अदोपत्व) माना जाता है । 
“काव्यालोक का चतुर्य प्रकाश समाप्त हुआ ॥॥ 4 ॥। 


पंञ्चमः प्रकाश: 


गुण-निरूपणम्‌ 


विशिष्टशब्दधर्मा्ां ग्रुगानामथ निर्णेयः ॥सू. 97॥! 


शब्दस्य विशिष्टत्वं व्याख्यातं प्राकु। शब्दार्थरसरचनागतत्वेन 
काव्यधमंत्वं गुणत्वम्‌ । 

अत्रेत्थं मूलग्रन्थाभिप्राय: न काव्यधर्मो गुणः अपितु रसस्य अ्रन्वय- 
व्यतिरेकास्यां! गुणानां रसधर्मत्वनिश्चयात्‌ । 


अस्या रदच्छदरसो न्यक्करोतितरां सुधाम्‌ । 
[4[ञ्र] इझत्यत्रालद्धारमहिम्नेव काव्य & पदप्रयोगात्‌ । 


“श्रद्रावत्र प्रज्वलत्यग्निरुच्चे” रित्यादौ सत्यपि गुण तदप्रयोगात्‌ । 


तस्मादात्मन एवं शौर्य्यादयो नाकारस्य तस्मिंःस्तृपचरिता:। - 
तथाहि. वितताक्ठतित्वमात्रेशाइशू रेडपि श्रत्वव्यवहारस्या5$कृतिलघुत्वे 
श्रेष्प्यश्रत्वव्यवहारात्‌ रसधर्मत्वं गुणत्व॑ समुचितवर्णव्यज्यत्वं न पुन- 
वेणंमात्राश्रयत्वं गुणानामिति । 


नव्यास्तु2 निगु णस्यात्मनों गुणत्वानुपपत्तिवत्‌ ताइशस्य रसस्यापि 
माधुर्यादिगुणानुपपत्ते: । “श्वुद्भारो मधुर” इत्यादिव्यवहारस्तु वाजिगन्धो- 
स्पेतिवदस्तु । श्रथेव॑ दर तिःदीप्तिविकाशास्यचित्तवृत्तिप्रयोजकतासम्बन्धो 


- रससत्वे गुण॒त्वं रसाभावे गुणाभाव इत्यन्वयव्यतिरेकौ (मू.पा.टि.) 
. आकारे (मू.पा.टि.) ह 
« रसगज्भावरकारादय: (मू.पा.टि.) 

 द्रवत्व (मू.पा.टि.) 


की ७० >> "5 


240 काव्यालोकः 


द्रत्यादिकमेव माधुर्यादिकमस्तु । प्रयोजकत्व॑ वारप्टादिविलक्षणशब्दार्थ- 
रसरचनागतमेवेत्याहु: । 


गुटा-निरूपण-- 
अब विशेष शब्द के घ॒र्म गुणों का विवेचन कियाजा रहा है। 
॥ सू, 97 ॥ 
ब्द की विशिष्टता की व्याख्या पहले की जा चुकी है। शब्द, अर्थ, रस 
छोर रचना में रहने वाला काव्य का धर्म गुण है । 


इस विषय के मूलग्रन्य (काव्यप्रकाश) का अभिप्राय है कि गुण काव्य के 
घ॒र्म नहीं है, अपितु रस के (धर्म) होते हैं। भ्रन्वय और व्यतिरेक (रस होने 
पर गुरा रहते हैं शौर रस का अभाव होने पर गुण का अ्रभाव होता है), से 
निश्चय होता है कि गुण रस के ही धर्म (यदि गुणों को काव्य का धर्म 
माना जाये तो--) 


इस (नारी) के भ्रधरपान का रस अमृत का भी तिरस्कार करता हैं । 


इत्यादि उदाहरण में (गुणों के विना व्यत्तिरिक) अलंकार के प्रयोग से 
ही काव्य पद का प्रयोग होता है। (अ्रतः गुणों को काव्य-व्यवहार का प्रयोजक 
नहीं माना जा सकता) । 


“इस पर्वत पर बहुत तेज ग्राग जल रही है” इत्यादि (रसविहीन काव्य) 
में (प्रोज झ्रादि) गुण होने पर भी काव्यपद का प्रयोग नहीं होता है (श्रतः इन 
दो युक्तियों से स्पष्ट होता हैं कि गुण काव्य के धर्म नहीं है, श्रपितु रस के 
सम हैं) । 

जिस प्रकार शौय॑ ग्रादि (धम्म) झात्मा के ही होते हैं, श्राकार (णरीर) के 
नहीं । परन्तु उम (शरीर) में (शौर्य आ्रादि गुणों की स्थिति) उपचार से मानी 
जाती है । क्योकि (कहीं-कहीं) अशूर (शरीर) में भी केवल लम्बी-चौड़ी श्राकृति 
दो देशकर यह “घूर हे” इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है (और कहीं 
पर) घूर में भी शरीर के छोटे होने के कारण यह “शूर नहीं है” इस प्रकार 
या व्यवह्वार होने लगता है । ग्रत: यह निश्चित होता है कि (माधुय॑ श्रादि) गुश 
रस के धर्म है, और माधुय आदि गुण योग्य वर्णों से अभिव्यक्त होते हैं, केवल 
बग्यों के झाशित रहने वाले नहीं हैं । 

नवीन आलोचक रसगछ्भाघरकार आदि का मत है कि जिस प्रकार आत्मा 
उममें गुग नहों रहता है, उसी प्रकार रस में भी माधुय आदि 


सिमी, 
34 
(| 
4 
८0४, 
्च्ल्च 
-3" 
३4 हि.९ हर 


गुणनिरूपणम्‌ 24 
गुण नहीं रह सकते । “ श्ज्भार-रस मधुर होता है” इत्यादि व्यवहार “इसकी 
वाजिगन्ध” (“यह औषध अश्वगन्धा है” इस व्यवहार के समान है ।) उसी 
प्रकार द्र्‌ति, दीप्ति और विकास चितक्तदृत्तियों के प्रयोजकतासंस्वन्ध से माधुर्य 
आदि गुण कहलाते हैं (अर्थात्‌ द्र,ति आदि चित्तद्ृत्तियाँ जब रस आदि के साथ 
प्रयोजकता-सम्बन्ध रखती है, तब उन्हें माधुय श्रादि गुण कहते हैं और “शज्भार 
रस भधुर होता है” इत्यादि व्यवहार होता हैं) । और (रस में रहने वाली 
द्रत्यादि) प्रयोजकता श्रदृष्ट आदि से विलक्षण (अदृष्ट, काल, ईफ्वरेच्छा 
आ्रादि में नहीं रहने वाली), शब्द, अर्थ, रस ओर रचना, इन सब में रहने वाली 
है (अतः माधुये आदि ग्रुणा शब्द, भ्र्थ, रस और रचना में रहते हैं) | ऐसा 
(“रस-गद्भाधर” में) कहा गया है । 


सर्वेषां गुणानां रसधर्मत्वे मानाउभावात्‌ श्रोज: प्रभृतीनामेव ग्रुरात्वे 
रसधर्मत्वे च सगुण काव्यमित्ति व्यवहारानुपपत्ते:। न हु योज: प्रभृतीनां 
स्वतन्त्रत्वं मुख्यस्य व्याघातात्‌ । श्रपितु # तिदीप्तिविकासानां! तत्तद्गुरा- 
विशिष्टरसचर्वणाजन्यत्वमाश्रित्य सुणानां वृत्तिजन्यत्व॑ तज्जनकत्वं वा 
वक्‍तव्यम्‌ । न तावज्जन्यत्वं प्रयोजनाभावात नाषि तज्जनकत्वं रसरूप- 
त्वेनानुत्पाद्यत्वातु । किन्तु. समुचितवर्णव्यज्यत्वमेव तथात्वे 
सगुणाविति शब्दा्थंयोविशेषणं पायन्नतिचातुरीमारोहसि | कि च॑ 
[4[ब] “अस्था रदच्छुदरसो न्‍्यक्करोतितरां सुधामि” त्यादो स? & वेरस- 
साधारणस्य प्रसादस्येवान्यत्रापि यथायथ्यं गुणदर्शनात्‌ अलौकिकाह लादस्य 
विशिष्टशब्दत्वे काव्यप्रयोगात, “अद्वावन्नेत्यादा? वप्रयोगात शब्दार्थो- 
पस्कारेणाह लादस्य घधर्मिणो धर्मा गुणा इत्यस्मत्तातचरणाः । 


विशेषाधायकस्तेन ग्रुणः: शोर्यादिवत्सत:ः 
आह लादस्थाविशिष्टस्य धर्म: सर्वत्र धर: ।।सु. 98॥। 
रसे त्रेधापि कथित: प्राचोनदंशधा स्फुटम्‌ ॥। सू. 99॥॥ 


सर्वत्र काव्ये धमििण श्राह लादस्य न खलु वस्त्वलझ्भारप्रधाने वक्‍तृ- 
यरच्छासन्निवेशितश्च । वस्तुधर्मो द्विविध: सिद्ध: साध्यश्व। आयो 


. ०काशानां 
., सर्वेरस्यसा० 
2. काव्यप्रकाशकारेण त्रेघा रस उक्तः (मू.पा.टि.) 


242 काब्यालों कः 


द्विविध: पदाय्यप्राणप्रदो विशपाधानहेतुश्च । विशेपाधानहेतु विशेपाधायको 
धर्मंविशेष: न चाल द्धारेउतिव्याप्ति: शौर्यादिविलक्षणत्वात्‌ । 


सच त्रिविधः ।॥सू. 00॥! 
गज: प्रसादो माधुर्य चेति मूलग्रन्थ: । 


तत्र द्र तिकारणमाह लादकम माधुर्य शद्धारवृत्ति सातिशयं चेत_ 
करुणविप्रलाश्मणान्तेषु । 


विस्ताररहूपदी प्तिजनकत्वमोज: वीरृत्ति सातिशयं चेत बीभत्स- 
रीद्रयो: 

स्वच्छुजलवच्चित्तव्यापको धर्म विशेष: प्रसार: सर्वेरसवृत्ती । 

शब्दार्थयोरभाक्तस्तदेतत्परी क्षित लक्षरों । 


सभी गुणों को रस का धर्म मानने में प्रमाण के श्रभाव के कारण ओज 
आदि का ही ग्रुणत्व और रसघर्मत्व मानने पर “सग्रुणं काव्यम्‌” (काब्य गुण से 
युक्त है) यह व्यवहार उपपन्न नहीं होगा । नही शोज: आदि ग्रुणों के रब- 
तन्त्र सत्ता है क्योंकि उससे मुख्य (रस) का व्याघात होता है। बल्कि द्रूति, 
दोष्ति और विकास (ये तीनों चित्तबृत्तियाँ) उन-उन गुणों से (क्रमशः माधुये, 
ओज और प्रसाद गुणों से) विभिष्ट रसों के आस्वाद से उत्पन्न होने के कारण ही 
गुणों को उन चित्तवृत्तियों से उत्पन्न होने वाले या उनका जनक कहना चाहिये । 
(वे नित्तवृत्तियाँ) न तो उन गुणों से उत्पन्न हैं क्योंकि वह (गण) इनका (चित्त- 
वृत्तियों का) प्रयोजन नहीं है श्लौर न ही वे (गुण) उन (चिकत्तबृत्तियों) को 
उत्पन्न करने वाले हैं, क्योंकि रस के रूप में उन चित्तवृत्तियों की उत्पत्ति नहीं 
होती । किन्तु (तीनों गुण) समुचित वर्णो से ही व्यब्ज्जित होते हैं, ऐसा होने पर 
“सगुणों” को शब्दा्थ के विशेषण के रूप में जोड़ना अत्यधिक चतुरता का आरो- 
पण करना है । ओर “'प्रस्था रदच्छदरसो न्‍्यवकरोतितरां सुधाम” (इस नारी 
के ग्रधरपान का रस झमृत का भी तिरस्कार करता है) इत्यादि उदाहरण में 
सभी रसों में रहने वाले प्रसाद गुग के समान अन्यत्र भी यथोचित गुगयों का दर्शन 
होने से, ग्रनौकिक ग्राहुलाद से युक्त विशिष्ट शब्द में क्राव्य का प्रयोग होने से 
ग्रद्ावत्र प्रज्यतत्यग्लिख्च्चे: (इस पर्वत पर बहुत तेज आग जल रही है) 


्ट 


इ्यादि में (प्लोजः गुसबुक्त्र बाक्य में काब्य-पद का) प्रयोग नहों होने से, 





]. >विदल 


गूणनिरूपणम्‌ 243 
शब्दार्थ की शोभा द्वारा आह लाद रूपी धर्मी के धर्म ही गुण हैं, यह हमारे तात- 
चरण (गुरु) का मत है। 

इसलिए शौर्य श्रादि के समान विशेषता पैदा करते वाला(कारणभूत सिद्ध) 
धर्म गुण होता है। इस प्रकार (काव्य में) सर्वत्र अविशिष्ट आह्लादरूप धर्मी का 
धर्म, (सत्पुरुष के शौर्य आदि के समान विशेषाधानहेतु) ग्रुण हैं ।। सू. 98 ।॥। 

काव्यप्रकाशकार ने रस में (अर्थात्‌ रस के घर्मरूप गुणों को) तीन प्रकार 
का बताया है । प्राचीन ग्रन्थकारों ने गुण के दस भेद किये हैं ।॥। सू. 99 ॥। 


काव्य में सवंत्र घर्मी श्राह्नाद का (धर्म गुण होता है) वस्तु और अलक्भार 
प्रधान (काव्य) में वक्ता की यदृच्छा से सन्निवेशित धर्म गुण नहीं होता । (शब्द 
की उपाधि मुख्यरूप से दो प्रकार की होती है(!) वस्तुधर्म वस्तु का यथार्थ- 
धर्म और (2)वक्ता के द्वारा भ्रपती इच्छा से सन्निवेशित)। वस्तुधर्म दो प्रकार का 
होता है, (१) सिद्धरूप और (2) साध्यरूप (क्रिया) । प्रथम (सिद्धरूप वस्तु- 
धर्म भी) दो प्रकार का होता है---() पदार्थ का प्राणप्रद घर्म (जाति) श्रौर 
(2) (वस्तु में) विशेषता पैदा करने का कारण (गुण होता है) । वस्तु का 
विशेषाधान हेतु विशेष का आधायक धर्मविशेष (गुण) होता है ! शौर्य श्रादि से 
विलक्षण होने के कारण उसकी श्रलद्धार में अतिव्याप्ति नहीं होती । 


भस्सट द्वारा उक्त तीन गुण--- 


वे (गुण) तीन प्रकार के होते हैं ॥ यू. 00॥। 
मूलग्रन्थ (“काव्यप्रकाश'') में श्रोज:, प्रसाद और माधुये (ये तीन गुण कहे 
गये हैं) 


(चित्त के) द्रवीभाव का कारण आह्वादरूप माधुय (युण होता हैं) । यद्यपि 
यह (माघुय गुरा सम्मोग) शद्धार में रहता है, फ्रन्तु करुण, विप्रलस्भ ( श्व्‌ ज़ूगर) 
और शान्त रस में भी (उत्तरोत्तर) श्रधिक चमत्कारजनक होता है । 

(चित्त के) विस्ताररूप दीप्ति का हेतु (उत्पन्न करने वाला) झोज: गुण कह- 
लाता है। यद्यपि (यह ओज: गुण सामान्यतः) वीररस में रहता है, परन्तु वीमत्स 
और रौद्र रस में भी ऋ्मशः चमत्कारजनक होता है। 

स्वच्छ (वस्त्र में) पानी के समान जो चित्त में व्याप्त हो जाता हूँ वह धर्म- 
विशेष प्रसाद गुर होता है । (यह प्रसाद गुण) सभी रसों में रहने वाला है । 
है (पुख्यरूप से ग्रुण रस के धर्म होते हैं परन्तु) गौणीद्ृत्ति से शब्द और श्र्थ 
में भी उनकी स्थिति मानी जाती है-इसकी परीक्षा लक्षण में की जा चुकी है | 


244 काव्यालोक: 


श्लेप: प्रसादः समता माघुय सुकुमारता । 
प्रयंव्यक्तिददारत्वमोज: कान्तिसमाघयः ॥ सू. 0 ।॥। 


तत्र बहुनां पदानामेकवद्भानं शब्दश्लेप: | असम्भावितार्थस्य 
सिद्धत्वेन कथनमर्थश्लेप: । स च शब्दे वन्धगाढत्वापरपर्यायो । यथा-- 


जटाजूटकूटावटा' दस्सलन्ती 

महेशस्य सेय॑ं पुरः स्वः स्रवन्तीः । 
जगज्जालजम्वालमस्यां सरस्या-- 
मपास्यापरे ब्रह्ममावं मजन्ते ॥। 30 ।। 


[42अ | एते निस्तीणंवेलाव/नमटनपरिक्लेशमंदा: . क्षिपन्तः 
कार्णाटीचन्दनाम्मःकरणमुरुमु रुलाती रमाज: समीरा: | 


आयान्त्यायान्ति यान्तु प्रियसविधमिति प्रे यसी विप्रयुक्ता: 
सन्दिश्योच्च: पिकानां विरुतमनुकृतं हुड्डू तेनापि यूथ: ॥॥ !3| ॥। 


इह तु वन्धगाढतामात्र अ्र्थश्लेपो वा | 

अन्ये तु क्रियाकौटिल्यानुज्वलत्वोपपत्तियोगरूपघटना श्लेप इत्या- 
चक्षते । 

यथा-- 


दृष्ट्वा कश्चित्पियतमे सहै“कासनसंस्थिते । 
निमीत्य नेत्रे कस्याश्चिच्चुचुम्वान्यां रसाकुल: ॥ 32 |॥ 


प्रश्न दर्शनादय: क्रिया उभयसमर्थनरूपं कौटिल्यं लोक-व्यवहारा5- 
विरोधो<नुज्ज्वलत्वं नेत्ननिमीलनादिकमुपपादकक्रिया । इदमप्यसिद्धार्थस्य 
सिद्धत्वेन कथनमेव । गाढत्वशथिलाम्यां व्युत्कमेण बन्‍्धस्थ मिश्रणम्‌ । 


वामनोक्त दस ग्रुण-- 


ड्लेष, प्रसाद, समता, माधुय, सुकुमारता, श्र्थव्यक्ति, उदारता, ओज:, 
कान्ति और समाधि (ये दस शब्द गुण और दस ही अर्थ गुण वामन मानते हैं) 
॥ सू. 0। ॥॥ 


न ना मम हा 
). गर्तात्‌ (मूं. पा. दि.) 
>>. गग्ञा (मू. पा. दि.) 


सहैकस ० 


गुणनिर्पणम्‌ 245 

अनेक पदो की एक पद के समान प्रतीति शब्द श्लेष है। अश्रसम्भावित अर्थ 
का सिद्धरूप में कथन करना अर्थश्लेष है । और शब्द में (अर्थात्‌ शब्दश्लेष में) 
इस प्रकार की रचना का दूसरा नाम “बन्धगाढत्व” भी बताया गया है। जैसे--- 


यह सामने शिवजी की जटा-समूह के गते (विवर) से निरन्तर प्रवाहित 
होती हुई स्वर्ग की नदी (गज्भा) है । बहुत से लोग गड्भा के जल में जगव्‌-बन्धन 
रूपी कल्मष को दूर करके ब्रह्ममाव (परमात्मा में लीन होने) का अ्नुमव करते 
हैं।) ॥ 30 ॥ 

विस्तीर्ण मुझला (नदी) के तीर पर बहने वाली तथा तटवर्ती वनों में घूमने 
के क्लेश से मन्द-मन्द चलने वाली ये हवाएँ कर्णाठक की स्त्रियों के चन्दन-जल 
के करों को बिखराती हुई भ्रा रही हैं । इस समय वियुक्त प्रियाएँ प्रिय के समीप 
जायें, इस प्रकार वियोगिनी प्रेमिकाश्रों को सन्देश देकर सखि-समूहों के द्वारा उच्च 
हुंकार से कोयल की ध्वनि का अनुकरण किया गया (पर्थात्‌ उनका स्वर कोयल 
के समान मीठा था ) ॥ 43] |। 

यहाँ रचना का गाढबन्धत्वमात्र है अथवा अश्थेश्लेष है 

अन्य लोग (वामन आदि) “क्रिया”, “कौटिल्य”, “अनुज्वलत्व” और उप- 
पत्ति के योगरूप घटना के विशेष प्रकार से श्लिष्ट होने को श्लेष कहते हैं। जैसे- 

नायक ने अपनी दोनों नायिकाञों को एक ही आसन पर साथ-साथ बैठी 
हुई देखकर एक नाथिका की आंखे बन्द करके रसाविष्ट हो दूसरी नाग्रिका का 
चुम्बन लिया ।। 32 ॥। 

उक्त पद्य में दर्शत आदि “क्रिया, उभयसमर्थनरूप 'कौटिल्य/” लोकव्यव- 
हर का श्रविरोध अर्थात्‌ लोकव्यवहा रहप. “अनुल्वसणत्व”, नेत्रनिमीलन आदि 
उपपादक युक्तिरूप “उपपत्ति” का योग होने से श्लेष नामक श्रर्थगुण है । यह 
भी प्रसिद्ध भ्र्थ का सिद्ध रूप से कथन ही है । गाढत्व और शैथिल्य के लिए व्यू- 
त्कम से बन्ध का मिश्रण होता है ! 

प्रसार: यथा-- 


कि ब्रू मस्तव वीरे! वारणघटासइूघदट्टघण्टा रणत्‌--- 
कारेएण]व पलायनप्रवणतामापादिता वैरिण: । 
तूणीरेष्वसिपुत्रिकासु कवचेष्वस्त्रेपु सम्प्रत्यमी 

शोभाय रचयन्तु पाणिकमले नासीरसेनाभटा: ॥॥ 33 ॥॥ 


[. है (मू. पा. टि.) 
2. सेनामुख तु नासीर इति (मू. वा. दि.) 


२246 काव्यालोक: 


रसे भूटिति प्रतीयमानत्वं मझटिति प्रत्यायकत्व॑ वा रचनाया: 
स्वच्छतारूप: प्रसाद इत्यन्ये । प्रसिद्धार्थत्वमिति तु दण्डी ।यथा-- 


ग्रति धवलो5पि ?शशाहइूः कलछ्ूमडू निवेशयति । 
मलिनसह॒वासदोप: कस्य ने गगने5पि शुद्धस्य ॥ 34 ॥॥ 


रीत्यभेद: समता यथा-- 


कुटिलतामलके चलतां दुशो: कठिनता मनसि ध्ू वमादधत्‌ । 
विधिरिमास्तनुते वनिताः पर॑ मनसिजस्य हहा विपमः क्रम: ।। 
॥ )]35॥॥ 


[42ब|. संयोगपर/ह्वस्वातिरिक्तवर्णंघटितत्वे सति पृथक पदत्वं 
माधुयंम्‌ । अर्थे तु चित्तद्रवीभावजनक वेचित्र्य्म्‌ । यथा-- 

कुब्जे कुब्जे मधुपरणितं माववीनां लतानां 

मच्ये मध्ये मघुररचना कोमलो वेणुनादः । 

प्रस्माक्क तु त्रिमुवनसु्ं नन्‍्दसूनो: कटाक्षै- 

बून्दारण्ये स्वपतु भगवान्‌ शेपशायी सुखेन ॥। 36 ॥। 

ग्रत्न भगवता नास्ति किड्चचित्‌ प्रयोजनमित्येपो$र्थ: सुखस्वापप्रेरण- 

म्पोक्तिवेचित्र्याभिहित: । 


पूर्वों यथा-- 
रखितं वलयेपु पुरो मणितं वचनेयु मवति वनितानाम्‌ । 
रणरणकविलसितानां? त़द+नन्तरमेव साधिमा जयति ॥ 37॥॥ 
प्रभाद गृग जेसे-- 


है बीर ! (तुम्हारे विपय में) हम क्‍या कहें ? तुम्हारे हाथियों के समुह के 
परस्पर टकराने पर घप्टों की ग्रावाज (रणत्कार) से ही शत्रुनन पल्रायन के लिए 


गसगा० 
मधुपर० 
की 


रगारगारः कागमस्सेस्थ विलसिताना तत्र:ः साधुत्वं जयति (मू. पा. टि.) 


तदरन्न ० 


बैं> हिट रैज 
ट डे न नि 


गुण-निरूपणम्‌ 247 
तत्वर हो गये । अब सेना के श्रग्रभाग में स्थित योद्धा तुणीरों, छुरियों, कवचों 
और अस्त्रों का अपने हस्तकमल की मात्र शोभा के लिए प्रयोग करते 
रहे ॥433॥॥ 

रस में शीघ्र ही प्रतीत होने वाला अथवा जिस रचना से शीत्र ही अर्थ की 
प्रतीति हो जाये, स्वच्छुतारूप वह प्रसादगुण कहा जाता है, यह अन्य विद्वानों का 
मत है । दण्डी ने प्रसिद्धार्थक अर्थात्‌ वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, जिसके 
सुनते ही प्रर्थ प्रकट हो जाये, ऐसे वाक्य को प्रसादगुण युक्त माना 
है। जैसे-- 

आ्राकाश में भी किस शुद्ध का मलिन के साथ सहवास दोष नहीं है, श्वेत 
चन्द्रमा भी अपने श्रद्धू में कलड्भू को निवेशित रखता है ॥॥34॥। 


(प्रारम्भ से अन्त तक) एक ही प्रकार की रीति होने पर “समता” कहते 
हैं । जैंसे-- 

केश में कुठिलता, नेत्रों में चछचलता और मन में निश्चय ही कठोरता का 
आरधान करता हुआ विधि इन वनिताओं को भ्रत्यन्त विशिष्ट श्रवस्था में पहुँचा 
देता है। अहो, कामदेव का क्रम भी कितना विषम है ॥!35।। 


संयुक्त वर्ण श्रागे रहने पर (जिनकी गुरु संज्ञा होती है ऐसे) हस्व स्वरों के 
अतिरिक्त वर्णों की सहायता से रचित होने पर तथा पदों की प्रथकता (समास- 
रहित पदों का प्रयोग) होने पर माधुर्य गुण कहंते हैं। (एक ही) अर्थ में चित्त 
के द्रवीभाव की जनक विचित्रता माधुयें नामक पअर्थगुणहै | जैसे-- 


प्रत्येक कुड्ज में भ्रमर का गुञ्जन है, माधवी लताओं के बीच-बीच में मधर 
रचनायुकत कोमल वेणुनाद है | इन्दारण्य (गोकुल के निकट बन) में सन्दनन्दन 
(श्रीकृष्ण) के कटाक्षों से ही हमें त्रिभुवत का सुख प्राप्त होता है। (अतः) 
भगवान्‌ विष्णु शेपशैय्या पर सुखपूर्वक शयन करें ॥7 36॥। 


5 पड 


यहाँ “भगवान्‌ विष्णु से कुछ भी प्रयोजन नहीं हैं, इस एक पअर्थ को ' सुख 
पू्वेक शयन करें” इस प्रेरणात्मक उक्तिवैचिज्य से कहा गया है। 

प्रथम (माधुयें नामक शब्दगुण का उदाहरण) जैसे-- 

पहले स्त्रियों के कद्भूर में ध्वनि होती है, बातों में अस्पष्ट ध्वनि (स्त्री- 
सम्भोग के समय उच्चारित अस्पष्ट सीत्कार) होती है । उसके पश्चात्‌ ही काम- 
क्रीडा की साधना की जय होती है ॥ 37॥॥ है 


249 काव्यालोक: 


अपरुपवर्णघटितत्वं सुकुमारता । यथा-- 


स्वेदाम्बुकणमनोह रकपोलतलतुलितकान्तिभरे: । 
पश्य सहसा हसति प्रभातशरदमलकमलकुलम्‌ ॥38।। 


अन्न हसतीति । 


सौकुमार्य पुरुषार्थस्या5्परुपार्थत्वप्रापणं वा ।_ “”जीवितेशवर्सात 
जगाम से त्यादिवद्वोध्यम_ 
मटठितिप्रतीयमानाथंत्वमर्थव्यक्ति: यथा-- 
उद्यामोन्मदकालकूटकवललक्लेशो जगद्गक्षरों 
पार्दकस्थितिरस्थिर त्रिपुरहददाहे तथावादता । 
यच्चण्डीज” ललाटलोचनपुटज्वालाजटालं क्षणा-- 
त्काम॑ं कोमलमातनोपषि भगवान्‌ तत्‌ कि न जानीमहे ॥39॥॥ 


पदानां नृत्यप्रायत्वमुदारता विकटत्वं वा । यथा-- 


पुरः प्रचलितयंथा श्रवशायोद शः प्रापिता: 
भर्देवेलितकन्धरं स्थितमुदण्न्चिताक्ष तथा । 

चलत्‌ पदमटद्श्र, वंनटदमन्दस द्शीतक॑ 
कणककणनक कृति ध्वनिरकाण्ड एवोद्भूत्‌ ॥40।। 


कठोर वर्णों से रहित श्रर्थात्‌ कोमल वर्णों से युक्त रचना होने पर सुकु- 
मारता नामक गुण होता हूँ । जैसे-- 


देसो, प्तीनी जलकणों से मनोहर कपोलस्थल के समान सौन्दर्यराशि के 
द्वारा प्रमातकालीन शरद ऋतु का निर्मल कमल-समूह सहसा हंसता हूँ ॥38॥ 


यहाँ “हसति” पद सुकुमारता का द्योतक हैं ) 

परुष (कठोर) अर्थ के निरूपण में परुप (कठोर) श्र न श्राने देना सौकुमार्य 
प्रध॑ गुण हूँ । जैसे (रघुवंश में राक्षती ताडका की मृत्यु को) “वह जीवितेश (बम 
पधोर प्रारेश) के घर चली गयी”, इस प्रकार सुकुमारता से कहा गया हूँ । इसी 





. राममन्मथणरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 

गन्धवद थि२7रचन्दनोद्षिता जीवितेशवसति जगाम सा ॥-रघुवंश-, 20 
53. है (मू. पा. टि.) 
3... परचे० 


ग्रुण-निरूपणम्‌ . 249 


के समान (परुष श्र्थ को सुकुमाररूप से कहने पर सौकुमाये नामक अथंगुर) 
जानना चाहिये । 


शीघ्र ही श्रर्थ की प्रतीति होता अर्थव्यक्ति नामक गुण है । जैसे-- 


है चण्डीश्वर (महादेव) ! जगत्‌ के रक्षण में आपने उद्दाम और उन्माद- 
कारी कालकूट (विष) को कण्ठस्थ करने का क्लेश उठाया उसी प्रकार चजझ्चन 
त्रिपुरासुर के हृदय को जलाने में चरण की एक (दृढ़) स्थिति को आदर दिया । 
श्रब क्षणभर में ही यथेच्छुया आप ललाट के तीसरे नेत्रपुट के ज्वालापुज्ज कोमल 
बना रहे हैं--वह क्या (रहस्य) है--हम नहीं जानते ॥॥39॥। 


पदों के नृत्य के समान प्रत्तीत होने का नाम उदारता अथवा विकटता ग्रुण 
है (अर्थात्‌ रचना को पढ़ते समय उसके पद नाचते हुए से प्रतीत होते हैं, वही 
उदारता या विकटता है) जैसे-- 


सबके समक्ष नृत्य में संचालित पदों के साथ जिस तरह उसने कानों तक 
नेत्रों को पहुँचा दिया (विशाल नेत्रों की बंकविस्फारित मुद्रा से मोह लिया) उसी 
प्रकार कंधे मोड़ कर नेत्रों को ढंककर वह स्थिर खड़ी हो गई । चंचल पदसंचार, 
घूमती भौंहों से तीन्र संगीतक (गायनादि) के साथ नृत्य करते समय (उन मुद्राश्रों 
के साथ) बड़े बेमौके कशक्करणन की कर्कश ध्वनि उदभूत होने लगी ॥॥]40॥। 


संक्षेपप्रौढो क्तिरूपमोज: । यथा-- 
अखवेंगुरुगवेभृद्गरुडगण्डकण्ड लन- 
प्रशामनमहौषधप्रवलमस्त्रमद्यापि नः । 
[43ञ] त्रिकूटत & टताडनोद्रों वितलोकशोकाकरे । 
करे कथय रे कथ॑ त्यजतु रावशो जानकीम ॥ 4॥। 
अन्न संक्षेपोक्ति: स्पष्टा कण्डप्रशमनकतृ त्वाउनाश्रयस्याप्यस्त्रस्था- 
श्रयत्वोक्ते: प्रौढोक्ति: । 
लोकोत्तरशोभारूपमौज्ज्वल्यं? कान्ति: । यथा “कुज्जे कुज्जे” इत्यत्र । 
गाढत्वशिथिलत्वयो: क्रमेशावस्थापनं समाधि: । यथा-- 


[५ ७ नोदू वि 0 
2.  >०ज्वल्यं 


250 काव्यालोकः 


जगच्चड्धिमामज़तुज्ज स्तरज्ध रनज्जभा रिसड्भोज्ज्व लाड़ विभड़ 
कृपापाजरड्ायमारन विमुक्ते:? कृतार्वी करिप्यामि गाज रिहाज़म्‌ १42॥। 
ग्रत्ररोहावरोही क्रमेण समाधिरर्थम हिमेत्यन्ये। । 


चपलितचापे मदने तरलितनयने च वषुपि गिरिजाया: ! 
सममुमयत्र पतन्ती विभिन्नमावा जयति हरइष्टि: ॥43॥ 


संक्षेप ग्ेक्तिरुप (अर्थात्‌ विचित्रता से प्रदिषादन करना ही) झ्ोजः 


समस्त महान्‌ गये को तोड़ने वाला,गरुड के गालों की खुजलाहट को 
शान्त करने के लिए प्रवल महौपघ रूप अस्त, हमारे त्रिकुट पर्वत (जिस पर लंका 
स्थित थी) के तट को तोड़ने से भागने वाले लोगों के लिए शोकाकार 
स्वरूप हाथ में आज भी स्थित है, तब कहो, रावण जानकी को कंसे छोड़ 
दे ॥4]॥। 


यहाँ संक्षेपोत्रित स्पष्ट है। खुजलाहट को दूर करने के कतृ त्व श्रनाश्रय 
अ्रस्त्र में मी आश्रयत्व की उक्ति होने के कारण यहाँ प्रौढोक्ति है । 

अलौकिक शोमारूप उज्ज्वलता कान्ति नामक गुणा है। जैसे-कुम्जे कुण्जे' 
इत्यादि” प्य (36) में । 

गाइता और शिथिलनता का क्रम से स्थित रहना ही समाधि है । 

जैसे-- 

जगत्‌ की विषमयता को तोड़ने से तद्भरूपा, प्रवाहमय श्र वक्रता की 
भंगिमा से ऊंची-ऊंची, रुद्र के सम्पर्क से उज्ज्वल रूप वाली, विशिष्ट भंगिमा वाली, 
कृपा-यटाक्ष रूपी रंग (अभिनय ) का श्राचरण करने वाली, सर्वेथा मुक्त (विभिष्ट 
मुक्ति के कृपाकटाक्ष के अभिनय का श्राचरण करने वाली) गद्ा की तरंगों से 
अपने प्रंग को में कृतार्थ करूंगा ॥ |42॥॥ 

हाँ आरोह और अवरोह ऋरम से होने पर समाधि (ग्रुणा है) । अ्रन्य सता- 

नुसार इसे श्रयंमहिमा कहा जाता है । [श्र्थात्‌ मरत, दण्डी आदि आचार्यों ने 
इसे प्रशंगुण माना है)। 
3.. रुद्र (मू. पा. टि.) 
कह 9 फशाछ 
5 क्िस्तरिया: कृपाकोटाक्षर ज्राचरित: (मं. पा. ठि.), ०कते: 
रशँ 


त्ज्य्न 


गुणनिरूपणम्‌ 25] 


धनुष चढ़ाने वाले कामदेव और चञ्चल नेत्नों वाले पाती के शरीर, इन 
दोनों पर एक साथ ही पड़ने वाली विभिन्न भावयुक्त शिव की इष्टि विजय प्राप्त 
करती है (अतः शिवदइृष्टि की जय हो) ॥43।। 


एते गुणा: शब्देइ्थ च भवन्‍्त्येते ।सू. 02॥। 
चकाराद्रसे मतान्तरमाह । 


केचिदत्राड्रतां गता: दोषाभावस्य ।।सु. 403॥ 


यथा-- 


ग्राम्यत्वाइ्भावों सांधु््य अश्लीलत्वासाव: सौकुमाय्यंम्‌ । 
नेयार्थत्वा भावो5थव्यक्तिरित्यादि मतान्तरमाह ॥| 


तयाणां शेषतां यान्ति! तदन्ये केचिदन्यथा ॥। सू. 04।॥ 


त्रयाणामोज: प्रसादमाधुयाणाम_। तथा च श्लेषार्थव्यक्तिसमाध्यु- 
दारतानामोजस्यन्तर्भाव: । मार्ग भिदरूपा समता क्वचिद्दोष: । प्रौढिवें- 
चित्र्यं न पुनगुं गः एवमर्थश्लेषोषपि भ्रनधिकपदात्मा प्रसाद:, उक्ति- 
वेचित्रयं, भ्रपारुष्यं, सौकुमाय्य, ग्राम्यत्वाभाव ओऔदार्य्य, भग्तक्रमस्याभाव: 
समता, अपुष्टार्थत्वाभाव श्रौज: । एवं केषाडिचिद्दोषाभावरूपत्वं केषा- 
ड्चिदुक्तगुरोष्वन्तर्भाव इति न पृथग्गुणकल्पनेति मूलग्रन्थाभिप्राय: । 


ये दस गुण शब्द में और भ्र्थ में होते हैं (यू. 02।। 


कुछ लोग यहाँ पर चकार का प्रयोग होने से रस में भी गुण मानते हैं । 


इन (दस गुणों) में भी कुछ दोषाभाव की अंग्रता को प्राप्त होते हैं 
॥ सू. 03 ॥ 


जसे--- 


ग्राम्य का अभाव माधुर्य, श्रश्लीलत्व का अभाव सौकुमार्य, नेयार्थत्व का 
प्रभाव अर्थव्यक्ति इत्यादि विभिन्न मत कहे गये हैं । 


कुछ गुण तो इन तीनों (माधु्यं, ओज श्र प्रसाद) गुखों में अर तभू त हो 
जाते हैं श्ौर कुछ अन्य प्रकार से अन्तभूत होते हैं । ।सू. 04|॥ 


. याति 


252 काव्यालोक: 


वामनोक्त दस गुणों में से कुछ गुण श्रोज, प्रसाद और माधुयेरूप तीनों गुणों 
में अन्तभू त हो जाते हैं । श्लेप, अ्रथव्यक्ति, समाधि और उदारता (इन चार 
गुणों का) बोज: गुण में श्रन्तर्माव होता है। मागभिदरूप समता कहीं पर दोप 
होती है । प्रौढ़ि (रूप श्रौज:) विचित्रतामात्र है, गुण नहीं । इसी प्रकार प्र्थ- 
्लेष भी (विचित्रतामात्र है) | 

ग्रनधिकपदरूप प्रसाद, उतक्तिवेचित्र्यरूप (मावुर्य), अ्रपारुष्यरूप सौकुमार्य, 
ग्राम्यत्व का अ्रमावरूप उदारता, भग्नक्रम का भ्रमाव समता, अपुष्टार्थ का अभाव 
ग्रोज: गुण है । इस प्रकार इनमें से कुछ गुण दोपामाव के अन्तर्गत ञ्रा जाते हैं 
कुछ का (माधुर्य, ओज और प्रसाद) गुरों में श्रन्तर्भाव हो जाता है, श्रतः इनको 
अलग से गुग नहीं मानना चाहिये, यह मूलग्रन्थ (“काव्यप्रकाश') का झभि- 
प्राय है। 


शग्रथ. गुणविशेषे वर्णाघटनाविशेषः मधुरः प्रौदपणपी ललितो भद्र 
इत्यपि ॥सू. 05॥। 


[43ब | ग्रुणेपु वर्णविन्यासों यथावत्स मप्रदर्शते । & 
स्पष्ट तत्र मधुर: । 


वर्ग्यात्ययुड्भूद्विवस्योलश्च छस्वी रणौ मितौ । 
न पञ्चम्योधिका वर्ग्या मधुरों रचनाक्रमः ॥। 


तथाह रुद्रट: । 
भण त्तरुणो रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि । 
यदि सल्लीलोल्लापिनि गच्छुसि तत्कि त्वदीय॑ भे ]44॥। 


मुक्त्वान्त्यटानू वर्ग्ययणा: सोध्वरेफाः कयुक च तः । 
से प्रीढाः. कार्यमाकर्ष्ययुवत॑रुकतें विधीयते ।। 


स्पप्ट्म्‌ 


सर्वे: सो रेगयुक्‍तो४न्योद्िर्हापि शपयुकूपरः । 


गन न्ूः सकारः । रकारेणख युक्तोहन्यः (मू.परा.दि.) 


गुणानिरूपशम्‌ 253 


परुष दत्यथे: । 
अ्रन्तत्न हू मरिय लिप्सा ते शेषे जिह्न ति कर्मरिण । 
स्पष्टम्‌ । 
लघवो धवतरसयुता श्रयुक्‍त लो ललितमथ भद्गरः शेषे: श्रवणेक- 
सुरवेरित्येवं विरचिता रचना । 


अत्र मधुरादिरचनाविशेषों यथायथं गुरणोषृहनीय: । 
रीति: समासभेदेन सापि तत्सहचारिणी ॥सू. 06॥! 
गुणासहचारिणीत्यर्थ:। श्रसमस्ता समस्ता च । 
वेदर्भी प्रथमा मता । 
अ्समस्ता वेदर्भीरीति: तत्राख्यातानामुपसर्गयोगो नानिष्ट: । 


समस्ता द्वित्रिभि: पण्चसप्तभिबंहुभिः पुनः । 
पावठ्चाललाटगौडानां तास्तिल्नो रीतय: ऋ्रमात्‌ ।। 


समस्तद्वित्रिपदापाऊुचाली एवमन्यत्रेति! ग्रुणलक्षणम्‌ । 


इति श्री काव्यालोके गुरानिरूपरणं तास-पतचम: प्रकाश: ॥5॥। 


गुणों की व्यञ्जक पांच वृत्तियाँ-- 

गुण-विशेष में वर्ण और पदघटना (रचना) विशेष होने पर मधुरा, प्रौढा, 
परुपा, ललिता और भद्रा (ये-ाँच प्रकार की वृत्तियाँ) भी होती हैं । 
हक ॥ सू. 05 ।। 
गुरों में वर्ण विन्यास यथानुसार बताया जा रहा है-- 
इनमें मधुरा स्पष्ट है । 


वर्ग्य (कवर्ग इत्यादि पाँचों वर्गों के 25 स्पर्श वर्ण) अपने-अपने वर्ग के 
अन्तिम वर्ण से युक्त, संयुक्त लकार का प्रयोग, हुस्व रकार तथा णकार, मकार 
तथा तकार का प्रयोग, वर्ग्य (स्पर्श वर्ण) पाँच से अधिक नहीं, ऐसा रचनाक्रम 
मधुर होता है। जैसे कि रुद्रह ने उदाहरण दिया है-- 


. पञ्चसप्तनि: पर्दर्लाटीवहुसि: परदेस्समस्ता गौडीत्यथें: (मू.पा.टि.) 


>> 
१५ 
न 


काव्यालोक: 


आनन्ददायक सुन्दर चन्द्रमा के समान मुखवाली, हावभाव से मधुर बात 
करने वाली हे तदुणी ! कहो यदि तुम अपने प्रिय के घर जाती हो तो तुम्हारा 
(वह जाना) मुझे क्यों (व्याकुल करता है) ॥]44॥॥ 


5 


न 


वर्गों के अन्तिम वर्ण (डू, व्यू, णे, न, मु) और टवर्ग को छोड़कर शेप वर्ग्य 
(स्पर्ण वर्ण) तथा य भौर रा अपने ऊपर रेफ से संयुक्त रहते हैं तथा त का संयोग 
क के साथ होता है, वहाँ प्रौढा इत्ति होती है । जैसे-- 


फार्य को सुनकर युक्त होने वाले लोगों द्वारा कही गई बात का पालन 
किया जाता है। 

यह स्पष्ट है । 

(परुपा दृत्ति में) सकार सब वर्णो के साथ संयुक्त रहता है। सभी वर्ण 
रकार के साथ संयुक्त रहते हैं । र के साथ ह का प्रयोग एक भ्रोर ही होता है 
ग्रौर उससे परे शझ और प का प्रयोग होता है । 

यह पुरुपाइत्ति है, यह अभिप्राय है। जैसे-- 

ब्रह्म में तुम्हारी लिप्सा शेष कर्म करने में लज्जा अनुमव करती है । 

यह स्पष्ट है । 


लघु ध, व, त, र और स का प्रयोग हो भौर असंयुक्तरस मे ल का प्रयोग 
होने पर ललितदृत्ति होती है । चारों दृत्तियों के वर्णों से शेप बचे हुए वर्णों से 
श्रूति-मुखद रूप में रची हुयी रचना भद्रदत्ति होती है । 


यहाँ गुणों में मधुर आदि रचना-विशेष यथानुसार जाननी चाहिये । 


रोति--+ 


समास के भेद से रीति होती है ॥सू. 06।। 


५ 


बह (रीति) भी उनकी (गुणों की) सहचारिणी होती है। रीति समास- 
रहित ओर समासयुक्त होती है ! 


बदर्मी रीति प्रथम मानी गयी है 


एरणनिरूपणम्‌ 255 


समासरहित बेदर्भी रीति होती है। उसमें क्रियापदों का उपसर्ग के साथ 
योग व्याघात उत्पन्न नहीं करता । 


दो या तीन पदों का, पाँच या सात पदों का अथवा श्रमेक पदों का समास 
करने पर क्रमशः पाञचाली, लाटी और गोौड़ी, ये तीन रीतियाँ होती हैं । 


(अभिप्राय यह है कि) दो या तीन समस्त पद होने पर पाञ्चाली रीति 
होती है । इसी प्रकार अन्य रीतियाँ होती हैं*(पाँच या सात समायुक्त पद होने 
पर लाटी रीति होती है और अनेक समस्त पद होने पर गौड़ी रीति 
होती है) । 


गुण-लक्षण का विवेचन समाप्त हुआ | 


“काव्यालोक” का गुरझनिरूपण नामक पञचम प्रकाश समाप्त हुश्रा ।॥5॥॥ 


पपष्ठ: प्रकाश: 


शब्दालड्ूगर-विवेचनम्‌ 


संयोगवृत्त्यालड्रारः  काव्यस्याह्वादकारणम्‌ । 
तिलकादिरिव स्त्रीणां शब्दा्थ चोन्मिषद्गति:/ ।सू. 07 ॥॥ 


समवायवृत्याः गुण इत्युक्‍तं प्राक्‌ । 


बक्रोक्तिरप्यनुप्रासो यमकश्लेपचित्रकम्‌ । 
अलडूगरा: शब्दरूपे” वक्रोक्ति: श्लेषकाकुजा ॥ सू- 08 ॥। 


वक्रोक्तिद्विधा श्लेपवक्रोक्ति: काकुवक्रोक्तिश्चेति। तत्र श्लेप- 
वक्रोक्ति:-- 

यदुक्तमन्यथा वक्तिवचनं पदभद्भतः । 
इ्लेपवक्रोक्तिददिता कि गौरीदइून गौरहम्‌ ।। 

पदभजु नोदाहरणं गौरि ईरक्‌ कि, अहं गोर्नेति । 
काकुध्वंनिविकारः स्थान्नायास्यति मम प्रिय: । 

न आयास्यत्ति किन्‍्त्वायास्यतीति काकुवक्रोक्ति: । 
अनुप्रासो व्यज्जनानामावृत्तिश्छेक एकतः ॥ सू- 409 ॥॥ 


व्यल्जनानामिति स्वरनियमाभावार्थ एकत इति सक्कदावृत्त्या। 
छेकानुप्रास इत्यथं : । 


उन्मिपन्ता गतियंस्य स अलच्ूार: (मू. पा. टि.) 


पदसमवैता: गुणा: मवन्ति अल च्ृूडारास्तु पदानां संयोगेन मवन्ति (मू. पा. दि.) 
काव्ये (मू. पा. टि.) 


बबाच्छेक एकत इत्यत्रवोदाह॒ति: (मृ. पा. टि.) 


3 जज भा 


5 


शब्दालड्ार-विवेचनम्‌ 257 


श्रसकृद्वृत्तिरदितो! ॥ सू- 440 ॥॥ 
असक्ृदावत्त्या वृत्त्यनुप्रासः । 
मुदितामुदितादित:* | 

[44ब्र] लाटो ललितविन्या#सः ॥। सू. 47 ॥। 
अचालिता ललिता लता । 


केचित्त्वमु शिथिलमाचक्षते । 
सामान्य तु यथा-- 


याता पुनरायाता तथापि न कथा ब्था भवतिश | 
इत्ति सद्धुल्पमनल्पं कल्पितमनया न जल्पितं किड्बित्‌ ॥ 45 ।॥। 


शब्वालड्भूगर-विवेचन 


अलक्भार काव्य-शाह्वाद का हेतु है और संयोगद्त्ति से काव्य में विद्यमान 
रहता है। शब्द और श्रर्थ की सीन्‍्दर्यत्रद्धि (उन्मेष) ही उसकी गति है, ज॑ंसे 
तिलक आदि स्त्रियों के सौन्दर्य की अभिदृद्धि करते हैं ।। सू. 07 ॥। 


यह पहले कहा जा चुका है कि ग्रुण काव्य में समवायबृत्ति से विद्यमान 
होते हैं। (गुण पदों में समवेत होते हैं और अलझ्भार पदों में संयोग सम्बन्ध से 
रहते हैं ।) 

वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष और चित्रक, काव्य में ये पाँच शब्दालक्भार 
होते हैं । 
4, वक्रोक्ति-- 


श्लेष तथा काकु से उत्पन्न वक्रोक्ति होती है ॥। सू. 08 ॥॥ 


वक्रोक्ति श्रलद्भार दो प्रकार का होता है--श्लेष वक्नोवित तथा काकु- 
वक्रोक्ति । श्लेषवक्रोक्ति जैसे--- 


वारम्वारमाद्त्ति: दृत्तिरनुप्रास उदित: (मू. पा. दि.) 
आदो मर्दितामुदितेत्यर्थ: (मू. पा. टि.) 
यहाँ सन्धि के कारण “० सश्चालिता ०* इत्यादि लिखा है। 


सखी नायकसमीप॑ गता पुन: प्रत्यागता तथापि नायकमिलनचिन्ता रूपा कथा 
न व्यर्थीमवति (मृ. पा. टि.) 


बज २ 2 5५ 


258 काव्यालोक: 


पदमद्भ द्वारा जब कहे गये वचन को अन्य प्रकार से अर्थ लगाकर ग्रहरा 
किया जाता है तो श्लेपवक्रोक्ति अलझ्भार कहा जाता है| जैसे---“कि गौरीइदून 
गौरहम्‌”, (प्रश्न) गौरी ! ऐसा क्‍या है? (उत्तर) मैं गौ नहीं हूँ । (पदमद्ध ८ 
कि गौरी ! ईहक्‌ ? --कि गौ: ईदहक ? ) 


यह पदमझ्भ का उदाहरण है। प्रथम वक्ता के द्वारा “गौरि ईहक्‌ कि! 
“गौरी ऐसा क्‍या है ?” कहे जाने पर द्वितीय व्यक्ति “कि गौ: ईहक्‌” विग्रह 
करके प्रत्युत्तर दे रहा है कि “गअ्रहं गौर्नेति” “मैं गो नहीं हे” । (अतः एक ही 
पद के दो प्रकार से विच्छेद करके श्लेप द्वारा भिन्न-भिन्न अर्थ लगाये जाने के 
कारण यहाँ श्लेप-वक़ोक्ति अलक्लार है |) 

काकु ध्वनि-विकार होता है। जेंसे--मेरे प्रिय नहीं आयेगें। 

“न आयास्यति” “नहीं आयेंगे” कहे जाने पर भी “आयास्यति”, “अवश्य 
आयेंगे”, यह अर्थ निकलने से (यहाँ) काकुवक़रोक्ति है । 
2. श्रनुप्रास-- 

छेकानुप्रास--व्यञझ्जनों की एक ही बार श्रावृत्ति होने पर छेकानुप्रास होता 
है ॥ सू. 09 ॥। 

व्यञ्जनों की अर्थात्‌ स्वरों के नियम का ग्रमाव होने पर (व्यञ्जनों की 
एकतः) एक वार श्रावृत्ति रूप ही छेकानुप्रास है, यह अ्रभिप्राय है। (जैसे--छेक 
एकतः-इसमें “क” वर्ण की आवृत्ति होने से छेकानुसार का यही उदाहरण है ।) 

वृतत्यनुप्रास--- (एक वर्ण अ्रथवा अनेक वर्णो की वार-वार) श्रावृत्ति को 
“बृत्ति” कहा जाता है ॥ सू. 0 ॥। 

वार-बार श्रादृत्ति से दृत्त्यनुप्रास होता है। जैसे--मुदितामुदितादितः । 
(अर्थात्‌ प्रारम्भ में मदिता होकर जो मुदिता है। यहाँ दकार और तकार की 
आवृत्ति अनेक वार की गई है ।) 

लाटानुप्रास--लाट ललितविन्यास को कहते हैं ॥ सू. ]] ॥। 

जैसे---“चालिता ललिता लता” | 
कुछ विद्वान्‌ शिथिल (विन्यास) कद्दते हैं । 

सामान्य जैसे-- 

सखी नायक के समीप गयी, पुनः लौट श्रायी । परन्तु फिर भी (नायक- 
मिलन चिन्ता रूप) कथा व्यर्थ नहीं होती । इस प्रकार उसने संकल्प तो बहुत-स्ता 


शब्दालडूु र-विवेचनम्‌ 259 


अ्न्यार्थानां पदानां तु यमकस्‌ ॥ सू. 2 ॥॥ 
वर्णानामपीत्येके । श्रावृत्तिरितिः तु शब्दार्थ : । 
तद॒द्विधा मतम्‌ ७ सू. 443 ॥ 


यमक द्वि: प्रकारमित्यर्थ: समस्तपादेकदेशभेदात्‌ । समस्त- 
पादावृत्तिरेकदेशेन पादावृत्तिरित्येत॒द्द्विधा । 


श्राद्याः त्रिधा स्फुस 0 सू. (4 ७ 


पादाद्ध श्लोकभावा पर्यायेण त्रयश्च ते । ते यमकास्त्रय: आदिपादेन 
सममावृत्तानामस्येषां पर्यायेणेत्यर्थ : मुखं संदंश आवृत्ति: । 


गर्भसन्दष्टकावधि 0 सू. 45 ॥॥ 
पश्चिमपदयो द्वितीयेनावृत्त्या प्रत्येक गर्भसन्दष्टकावित्यपि शब्दार्थ: । 
तत्र मुख यथा--- 

सखे सखेद॑ मा घेहि मानस पक्षिजातिषु । 

यथा वा रुद्रठे-- 


चक्रन्द हत्तारं॑ चक्र दहतारम्‌ | 
खड़गेन तवाजौ राजन्नररिनारी३ ॥| 346 || 


यथा वा ममैव-- 
चक्रन्द चक्रः दहतारिपूर्णां त्वयेक्षिता हनत भयेन वामा। 
वाले" विधायाननमायताक्षीयस्विः श्व्सन्ति चकित बभूव ॥५ 47 ॥ 


सदंशी यथा--- 


० रति 

समस्तपादादृत्ति: (मू. पा. टि.) 

है (मू. पा. टि.) 

हे राजन्‌ ! आजो तव खड्गेत हता सती अ्रिनारी प्रस्मत्यर्थ चक्रन्द कि 
लक्षरोत ख [ड्गेन] आरमरिसम्बन्धिचक्र समृहं दहता (मृ. पा. टि-) 
अभेके (मू. पा. दि.) 

० सच ० 


औी ७४० जज ७-५ 


05 


260 


ताशनेन रिपूरां त्व॑ं नाशनेन प्रसीद्सि । 


श्रावृत्तियंथा-- 


“वबसुन्धरा? महीपाल जाता पश्य वसुन्धरा? । 


3. यमक--- 


काव्यालोक 


अन्य (भिन्न-भिन्न) अर्थ वाले पदों की (आरावत्ति) यमक कहलाती है । 


॥ सू. !2 ॥। 


कुछ लोग फहते हैं कि वरणों की आाइत्ति से भी यमक होता है । श्राद्ृत्ति 
होना-यह “तु” शब्द का अ्रमिप्राय है । 
यमक के सेद--- 


यमक 


| 
(!) समस्त पादावृत्ति 


>> ०० -3 ७ (०४ ७ (७० ० *++ 


(]] । भेद ) 


| | | 
. पादाबवृत्ति 2. श्रद्धवत्ति 3. श्लोकादत्ति 


(9 भेद) (समुद्गक) (महायमक) 
| (। भेद) (! भेद) 


« मुख 
« संदंश 
« आवृत्ति 


गर्भ 


- सन्दण्टक 


- पुच्छ 


पंक्ति 
परिवृत्ति 


« युग्मक 


मोजनेन (मू. पा. टि.) 

पृथु प्रति प्रजावाक्‍्यम्‌ (मू. पा. टि.) 
पृथ्वी (मू. पा. टि.) 

है (मू. पा. टि.) 

द्रव्यापहारिका (मू. पा टि.) 


वनननननीतीआनाना++. 


(2) एकदेश पादादृत्ति 
(अनेक भेदों में से 
कुछ नाम के ) 


मध्य 
वंश 
अद्ध परिवृत्ति 


पादसमुद्रक 
वक्त्र 
शिला 
माला 
कांची 
मध्ययमक 
आद्यन्त 


शब्दालंका र-विवेचनम्‌ 26] 


यमक के दो भेद-- 
बह (यमक) दो प्रकार का माना गरप्रा है ॥सू.3॥ 


समस्त पाद और एक देश के भेद से यमक दो प्रकार का होता है, यह 
प्रमिग्राय है अर्थात्‌ 4. समस्तपादाइत्ति और 2. एक देशपादाइत्ति -यमक के ये 
दो भेद होते हैं । 


(! ) समस्त पादावृत्ति यमक के 44 भेद--- 


प्रथम (समस्त पादादृत्ति) तीन प्रकार का स्पष्ट है ।।सू.।|4॥। 

पाद (श्लोक का चतुर्थ भाग या चरण), श्लोकार्थ तथा सम्पूर्ण श्लोक की 
आवृत्ति होने से क्रशः यमक के तीन भेद पादावृत्ति, श्रद्धद्वत्ति और श्लोकाबत्ति 
हो जाते हैं । 
पादावृत्ति के नो भेव-- 


इनमें से श्रादि (प्रथम) पाद की अन्य चरणों के साथ क्रमशः आवृत्ति होने 
पर पादावुत्ति के तीन प्रकार होते हैं-मुख, संदंश और आदुृत्ति (अर्थात्‌ प्रथम पाद 
की द्वितीय पाद में आदृत्ति “मुख” कहलाती है, तृत्तीय पाद में “संदंश”” कहलाती 
है श्ौर चतुर्थ पाद में इसका नाम “बआ्रावृत्ति” है) । 


गर्भ तथा सन्दष्टक भी यमक अलंकार होते हैं ॥॥45॥ 


द्वितीय पाद की परवर्ती दोनों पादों में (तृतीय तथा चतुर्थ पाद में) आवृत्ति 
होते पर क्रमशः गर्भ तथा सन्दष्टक नामक यमक होता है, यह अ्भिप्राय है । 
(द्वितीय पाद की तृतीय पाद में आवृत्ति को “गर्भ यमक” ओर द्वितीय पाद की 
चतुर्थ पाद में श्राइत्ति को “सन्दष्टक यमक” कहते हैं ।) 


मुख नामक यमक का उदाहरण, जैसे-सखे ! पक्षिजाति में खेद के साथ 
मन का आधान मत करो । 

ग्रथवा रुद्रट के “काव्यालड्डार” में-- 

है राजन ! युद्ध में शत्रु-समूह को जलाने वाले तुम्हारे खड़ग से आहत 
होकर शत्रु-स्त्रियों ने अत्यधिक ऋन्‍दन किया ॥|46॥। 

अथवा मेरा ही (स्वरचित) उदाहरण है--- 


हनत विशाल नेत्रों वाली वह (शत्रु) स्त्री जो चकित माव से अपने शिशु की 
ओर मुख करके निःश्वास ले रही थी, शत्रुओं के चक्र को दहन करने वाले तुम्हारे 
द्वारा देखे जाने पर भय से ऋलदत करने लगी ॥47॥ 


262 काव्यालोक: 


संदंश नामक यमक जैसे-- 
तुम शत्रुओ्नों के नाशन से (नाशनेन) प्रसन्न होते हो, भोजन से नहीं (न 


पृथु के प्रति प्रजा का वाक्य है-हे राजन्‌ ! देखो, यह वस्तुओं को धारण 
करने वाली पृथ्वी (वसुघरा) वस्तुओं का अपहरण करने वाली (वसु घरा) हो 
गई है । 
गर्भो बथा-- 
न ददाति परं वीज॑ परं॑ वीजमुपागता । 


संदष्टक यथा-- 

गोपीनयनचको रीपा रणवदनेन्दुचन्दिकाप्रस र:? । 

स जयति गोपकुमारः पद्धुजवदनेन्दुचन्रिकाप्रसर:ः ॥48॥। 
इदं तु दिड्मात्रमुदाहतम्‌ । 

पुच्छमुत्तारपादाम्यां पंक्ति: सर्वस्य पुर्वदत्‌ ॥सू.6॥। 
उत्तर्राद्ध पादाम्यामावृत्ताभ्यां पुच्छम_। सर्वस्यचरणचतुष्टयस्य 

पुवंवत्‌ प्रथमचरणवत्‌ आ्रावृत्ति: पंक्ति । 

तत्र पुच्छम -- 

सम्बन्धिकेनापि रघूहवहानां स मैथिलः शत्रुगणाच्च राम: । 

सीतां3 समाक्ृप्य रराज राजा सीतां समाकृष्य रराज राजा ॥49]) 

पंक्तियेथा--जनकजा ननु का न पतिक्रतेतिपादस्य । 


!. गोपीनां नयनान्येव चकोय्य: तासां पारणार्थ वदनेन्दुचन्दिकाप्रसरते यस्य तारशो 

गोपकुमारः कृष्णः (मू. पा. दि.) 
छूजवदने कमलमुखे इन्दुच न्द्रिका कपू रविन्दु: तस्या: प्रसरो यस्य तारशः 

(मू. पा. टि.) 

3. सम मैथिलो राजा जनक: सीतां हलपद्धति समाहृष्ण रघूह॒हानां साम्बधिकेन 
रराज । हलकपंणो पुत्री प्राप्ता तथा राघवे: सह सम्बन्धों भविष्यतीति भावार्थ: 
रामो दशरथात्मज: झत्रुगणात्‌ राक्षसात्‌ सीतां स्वस्त्रीं समाकृप्य रराजेति 
(मू. पा. टि) 

+. हलपढ़े तिम्‌ (मू. पा. टि.) 


(8 


शब्दालंका र-विवेचन 


इत्यमन्येपि भेदा: स्युः सद्धीरपदसअचये: ॥सू.7॥ 

तथा च गर्भावृत्तियोगात्‌ परिवृत्ति: मुखपुच्छयोगाद्य्‌ ग्मकम 

परिवृत्तियंथा--ललिता? बचने बचने ललिता । 

युग्सकं यथा--सभा? जने सभाजने सदा नता सदानता । 
[44ब] एवं & श्रद्धवित्त्या समुद्गक श्लोकावृत्त्या महायमकम्‌ । 

एवं भध्यवन्शाद्ध परिवत्तियादसमुद्गकवक्‍्त्रशिखामालाकां ची 

मध्यायन्तादिकमूहनीयम्‌ 

गर्भ नामक यमक जं से-- 

(आवृत्ति के उदाहरण “वसुधरा” इत्यादि श्लोक का उत्तराद्ध है-) परम 
कारण होते हुए भी (वह पृथ्वी) वस्तुओं के श्रन्‍्य स्त्रोत को प्रकट नहीं करती है । 

सन्दष्टक ज॑ से-- 

गोपियों के नयन-रूपी चकोरियों की पारणा (ज्रतान्त भोजन) के लिये 
मुखरूपी चन्द्रमा की चन्द्रिका का प्रप्तार करने वाले, कमल के समान मुख में 
कपूर-बिन्दु के समूह (विलेपन) से युक्त ग्रोपकुमार (श्रीकृष्ण) वी जय 
हो ॥॥48॥। 

यह विहमात्र (कुछ थोड़े से) उदाहरण दिये हैं । 

उत्तराद्ध के दोनों (तृतीय और चतुर्थ) चरणों के झ्रावुत्त होने पर पुच्छ 
नामके यमक का भेद होता है । प्रथम चरण की सभी (द्वितीय. तृतीय तथा चतुर्थ 
चरणों) में आवृत्ति होने पर पंक्ति नामक यमक-मेद होता है ।सू.) 6।। 


उत्तराद्ध में दोनों (तृतीय और चतुर्थ) पादों की परस्पर आवृत्ति होने पर 
पुच्छे नामक ग्मके होता है। पूर्व के समान (प्रथम चरण की) शेष सभी चरणों 
में आवृत्ति होने पर पंक्ति नामक यमक अलडूगर होता है । 

पुच्छ वामक यमक (का उदाहरण )--- 


वह मिथिलाधिपति राजा जनक सीता को हलपद्धति से प्राप्त करके रघ- 
शीय-जनों के साथ सम्बन्धी के रूप में सुशोभित हुए और दशरथ-पृत्र राम शत्र- 


गण (राक्षस्रों) से अपनी पत्नी सीता को (पुनः) प्राप्त करके सुशोभित 
हुए ॥]49॥। 





[. सखी (मृ. पा. दि.) 


2. समभापरिपतजने सदा नता नम्रा | सभाजने आदरे सदानता दानसक्त्त्तत््यर्थ 
(मृ. पा. टि.) 


264 काव्यालोकः 


पंक्ति जैसे--- 
“जनकजा ननु का न पतिक्नत्ता” इत्यादि श्लोक (68) के चरणों में । 


इसी प्रकार सच्धीर्ो पद संचयों के मिश्रण से अन्य भी भेद होते हैं । 
॥ सू. ]7॥ 


जैसें-(उपयु कत) गर्भ और आवृत्ति के योग से परिवृत्ति नामक यमक कह- 
लाता है | मुख और पुच्छु के योग से युग्मक नामक यमक-भेद होता है । 

परिवृत्ति, जैसे--ललिता सखी अपने वचन-वचन में ललिता (सुन्दर) है। 

युग्मक जेसे-- (“सभाजने जने”) आझ्ादर करने वाले लोगों से ही सभा 
होती है और दानशीलता सदा विनम्र होती है । 

(इस प्रकार पादाबृत्ति यमक के नो भेद हुए ।) 


अर््धावृत्ति व श्लोकावृत्ति-- 


इसी प्रकार अद्ध आ्रावत्ति से (पाद का अद्धं भाग आवृत्त होनो पर) और 
(पूरे) श्लोक की भश्राजृत्ति से महायमक अलझ्भार होते हैं। (इस प्रकार समस्त 
पाद:बृत्ति यमक के कुल ।] भेद हुए ।) 


2. एकदेश पादावृत्ति-- 


मध्य, वंश, अद्ध परिवृत्ति, पादसमुद्गक, ववत्र, शिखा, माला, कांची, मध्य 
यमक, ग्राद्यन्त यमक इत्यादि (एकदेश यमक के) भेद भी जानने चाहिये । 


श्रक्‍्लिप्टपदसन्ध्यात्माषनेकवाक्पसमुच्चितः । 
श्लेपो वर्णंपदाद्यात्मा सो5ष्टधा शब्दमूपणाम्‌! ॥ सू- ]8 ॥॥ 


वर्णपदलिज्भधभापाप्रकृतिप्रत्ययविभक्तिवचनभेदाउष्टघा. शब्दश्लेष 
इत्यर्थ:। तत्र विविधानां वर्णानां विभक्तिप्रत्ययवर्सवशादेक्यरूप्ये वर्ण- 
श्लेप: । समासकृत: पदश्लेप: । स्त्रीपु नपु सकानां सारूप्ये लिज्भश्लेष: । 
सुव्यवतविविकतभापाभिर्भापाश्लेप: । प्रकृतीनां प्रत्ययागमोपपदे: सारूप्ये 
प्रकृति्लेप: । प्रक्ृतिप्रत्ययानां प्रत्ययसारूप्ये प्रत्ययश्लेप: । सुप्तिड्रोमिथ: 
सारूप्ये विभक्तिश्लेप:। वचनकृतो वचनश्लेप: | 


किड्चिन्न्दाहियते-- 


). झछब्दालडूार (मू. पा. दि.) 


शब्दालंका र-विवेचनम्‌ 265 


प्सतां च सतां च भूषते! तब बाहुविमलासिवेल्लनः? । 
भयकृन्न विरोधिनी क्रिया त्वयि काचित्‌ कथयच्ति सूरयः ॥। 
॥ 450॥॥ 


अन्र करोतिक्न तत्यो: प्रकृत्यो: । 


विनापि हारेण निसर्गहारिसौ तवेव तन्वद्धि कुचौ विलोकयन्‌ । 
ब्रियाडभ रज़ कनटेन चक्षुषा सपत्वनारीः प्रसम॑ बदिष्यति (! 5] ॥॥ 


इह तु हारिणाविती शिन्‌ प्रत्यययोरेकरूपत्वाद्विनापि हारेणेति मत्व- 
थीयोद्मेदात्‌ प्रत्ययश्लेषः । 
॥2002 
अरिमेद: पत्ताशस्ते खड़गो भाति सबेनुक:+ | 
ससत्त्वमपि नि:सत्त्वं तथा पश्यामि काननम्‌ ॥ 52 ॥॥ 


इत्येब॑ भाषाश्लेषादिक ज्ञेयम्‌ । 
4... श्लैष--- 


अव्लिष्ट (कष्ट-कल्पना रहित) पदों की सन्धि से युक्त अनेक वाक्य एक 
साथ कहे जाने पर (अर्थात्‌ एकवाक्य-रचना ही अनेक अर्थ बताने में समर्थ होने 
पर) श्लेष नामक शब्द।लज़ार होता है । वरणे, पद आदि के भेद से यह आठ 
प्रकार का होता है ॥ सू- !8 || 


. वरणेश्लेष, 2. पदश्लेष, 3. लिगश्लेष, 4. भाषाश्लेष, 5. प्रकृतिश्लेष, 6, 
प्रत्ययश्लेष, 7. विभक्तिश्लेष और 8. वचनश्लेष के भेद से श्लेष शब्दालड्ार आठ 
प्रकार का होता है, यह भ्रभिष्राय है। विभक्ति, प्रत्यय अथवा वर्णों के कारण 
विविघ वर्खो में एकरूपता होते पर “वरुेश्लेष” होता है। समासकृत (समास का 
अनेक विघयोग) होने पर “पदश्लेष” होता है । स्त्रीलिंग, पु ल्लिज्भ तथा नपुसक- 
लिख की समानता होने पर “लिड्धश्लेप” होता है। सुच्यक्त (स्पष्टरूप से ) 


]. है (मू. पा. दि.) 

2. विमलासिना वेल्लतीति (मू. पा. टि.) 

3. असतां भय॑ करोति सतां भय॑ कन्ततीति भयक्ृत्‌ (मू. पा. टि.) 

4. ते खड्गो$सिः सबेनुक: छुरिकया सह वत्तं:मान: । अरीणां भेद: पले अश्ना- 
तीति तादृशो भाति | पक्षेडरिमेदों विट्खदिर: पलाशः प्रसिद्ध: खड़गो 
जीवविशेषः घेनुको मृगजाति: । सत्त्वः प्राणी पर/क्रमश्च (मृ. पा. टि.) 


266 काव्यालोक: 


तथा विविक्त (पृथक्‌-पृथक मालूम पड़ने वॉली अनेक) भाषाओं से “मापाश्लेप” 
होता है | प्रकृति (मूल घातु तथा शब्द) में प्रत्यय, आगम अथवा उपपद (क्रिया 
के पूर्व लगाये गये उपसर्ग, निपात आदि) के कारण समानरूपता होने पर 'प्रकृति- 
इलेप” होता है । प्रकृति प्रत्ययों में प्रतयय की समानरूपता से “'प्रत्ययश्लेप” होता 
है | सुप्‌ तथा तिट में परस्पर (आपस में) समानरूपता होने पर “विभव्तिश्लेप 
होता है | वचनकृत सारूप्य होने पर “वचनश्लेप” होता है। 


कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 


है राजन ! विमल तलवार के साथ इधर-उधर हिलती हुई तुम्हारी भुजा 
सज्जनों तथा दुर्जनों के लिए मयकहृत्‌ है (दुर्जनों में मय उत्पन्न करती है, सज्जनों 
का भय दूर करती है) । अतः तुममें कोई विरोधिनी क्रिया नहीं है, ऐसा विद्वान 
लोग कहते हैं ॥ 50 ॥। 

यहाँ (“मयक्ृत्‌” पद में भय के उपपद रहते “कृ” तथा “इन्त्‌” दोनों 
धातुओं से एक ही पद बनता है-मयं करोति इति मयहृत्‌, भयं कृन्ततीति भयक्ृत्‌) 
असज्जनों में भय उत्पन्न करती है तथा सज्जनों का भय दूर करती है, ये दोनों 
श्र्थ “मयकृत्‌” शब्द से निष्पन्न होने से यहाँ “प्रकृति-श्लेप” है । 

हे तन्वंस्धि (सुकुमाराज्धि) ! हार के बिना भी स्वभावतः हार घारण 
करने वाले अ्रथवा चित्त को आक्रृष्ट करने वाले तुम्हारे स्तनों की देखते हुए (मुग्ध 
नायक) तुम्हारे प्रिय अद्भलूपी रदड्धस्थल पर ही नतंन करने वाले नटसदृश नेत्र 
से ही सपत्नियों को हठात्‌ (जो कहना है वह) कहेगा ॥ 5] ॥॥ 

यहाँ पर (हारो अस्त्यस्थ इनि, हू + णिनि वा, इस विग्रह से) “हारिणौ” 

शब्द हार+इनि अथवा ह+णिनि, इस प्रकार दो प्रत्ययों से बना शब्द एक 

समान ही होने से “बिना हार के भी” इस पद में मत्वर्थीय प्रत्यय के उदभेदन के 
कारण “प्रत्ययश्लेप 

इसी प्रकार--- 

तुम्हारी तलवार छुरी के साथ स्थित होकर शत्रुओं की चर्बी और मांस को 
स्षणनर में खाती हुई सुशोभित होती है अतः मुझे यह कानन ससत्त्व (प्राणियों 
में युक्त) होकर निःसत्त्व (प्राणविहीन) दिखाई देता है (तुम्हारा यह खड़्ग 
सारे बन को प्राशिविहीन बना देगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है) । श्रथवा [(श्रन्य 
कानन पक्ष में) विटूखदिर (अरिमिंद ), पलाश (बृक्षविशेषप) और जीव विशेष 
(साइग) मृगजाति के घेनुक के साथ यह वन सुशोभित है । फिर भी इस प्रकार 
सत्त्व (प्रारिययों) से युक्त मी इस जद्भल को मैं सत्त्व (पराक्रम) से रहित देखता 


हा 


शब्दालं का र-विवेचनम्‌ ह 267 


हूँ । (मैं ऐसे साघव वन से भयभीत नहीं हूँ, यह आशय है ।) 


॥ 352॥। 


इस प्रकार भाषाश्लेष आदि जानना चाहिये । 


साडूः चित्र वस्तुरूपं चक्लड्गादिरूपवत्‌ । 
अनुलोमविलोमाद्ध श्रमाद्य॒ तदनेकधा ॥।| सु. 489 ॥। 


आ्रादिपदाच्वक्रतड्गमुशलवाणासनवाणशूलहलचतुर ज्भपी ठरथतु रग- 
गजपदानुलोमविलोमाडं भ्रममुरजसर्वेतोभद्र काक्ष रचतुरक्षराचमृहनी यम्‌ 
तत्र चक्रबन्धो यथा--- 


सरसा सुदती सविलासरसा शशिसुन्दरहासमयृखमुखी 
संमवादि यदा समये हरिणा? सकलेन? तदा समवादि० सखी । 


[65अञ्र] हरिणा भवती मदवासिरसा नवचम्पकहारितनुः सुमुखी 
मदन कमदाकुलसत्करिणा समवादि#तदा लपितैव सखी ॥ 53 ॥। 


खद्भवन्धों यथा रुद्रटस्थ-- 


मारारिशकरामे भमुर्ख  रासाररंहसा? । 

सारारब्घस्तवा" नित्य तदात्तिहरणक्षमा? ।। 

माता नतानां? सड्घट्ठ: श्रियां “बाधितसस्भ्रमा । 

मसान्या?? सीमाथ नारीणां श॑ में दिश्यादुमाद्रिजा ॥॥ 54 |। 


कृष्णेन (मू. पा. टि.) 

समस्तेन (मृ. पा. टि.) 

उक्ता (मू. पा. दि.) 

गरोश (मू. पा. टि.) 

वेगेन (मू. पा. दि.) 

सार आरब्धस्तवो यस्याः (पृ. पा. दि.) 

तेषां रुद्रादीनामात्तिहरणे क्षमा (मू. पा. टि.) 
नम्नीयूतानां (मृ. पा. दि.) 

बा० 

माननीया (सम. पा. दि.) 

अ्रद्विजा उम्रा मे मह्य सुख ददातु (मू. पा. टि.) 


बा 9 ७ ००:२० ०७ ७ / ७० ०७ - 


268 काव्यालोक: 


मुशलवन्धो यथा-- 
मायाविनं महाहावा रसायातं! लसद्भुजा? । 
जातलीला यथा$सारवाच॑ महिपमावधीः। ॥]55॥ 
इत्थमेव पूर्वोदाहतः पद्म स्तत्तद्घटनानुकुलैस्तत्तदाकारविशेष: 
सम्पादनीय: । 


5. चित्र-प्रलद्भार-- 


जब वस्तुरूप वर्णो को अछ्लों से अथवा चक्र, खड़ग आदि रूपों में चिह्नित 
किया जाता है तो वह चित्र नामक शब्दालक्कार होता है । अनुलोम (स्वाभाविक 
क्रमानुसार, ऊपर से नीचे की ओर आने वाला), विलोम (विपरीत क्रम), अ्रद्ध भ्रम 
(अरधं॑दृत्त) आदि रूप में वह चित्र शब्दालद्भूगर अनेक प्रकार का हो जाता है 
॥सू. 9।। 


झादि पद से चक्र, खड़ग, मुशल, वाणासन (धनुष), बाण, शूल, हल, 
चतुरज्ध पीठ, रथ, तुरग, गज, पद, अनुलोम, विलोम, अ्रद्ध भ्रम, मुरज, सर्वतोभद्र, 
एकाक्षर, चतुरक्षर श्रादि भेद जानने चाहिये । 


चक्रवन्ध का उदाहरण, जैसे-- 

सरस सुन्दर दन्तपंक्तियुकत, विलासरस से संयुक्त तथा चन्द्रमा के समान 
सुन्दर हास्य-किरणों से युक्त मुखवाली सखी जब (रास-क्रीडा आदि के) समय 
कृष्ण द्वारा बोली गयी (अर्थात्‌ कृष्ण ने जब सखी से बात की), तव समस्त 
(सखियों ने) भी उससे यह कहा--“मदयुक्‍त रसवाली, नवचम्पक के समान 
सुशोभित शरीरवाली, सुन्दर मुखवाली तुमने जब कामदेव के मद से व्याकुल श्रेष्ठ 
हाथी के समान कृष्ण से बात की, तब ही सखियों ने (तुमसे/ बात 
की ॥]53॥। 


खद्भवन्ध रूद्रट के उदाहरणानुसार-- 


मार (कामदेव) के भ्ररि अर्थात्‌ शिव, इन्द्र, राम तथा (इभमुख) गणेश के 
द्वारा निरन्तर वेग से (धाराप्रवाह रूप में) जिसकी स्तुति नित्य प्रारम्भ की 





- रसायाः पृथिव्या आयातम्‌ (मू. पा. टि.) 

« लसन्तो भुजा यस्या: सा (मृ. पा. टि.) 
जाता लीला यस्याः सा (म्‌. पा. दि.) 

भवानी त्व॑ं महिपमसुरं आवधि: (मू. पा. टि-) 


९५) जज का 


० पु 
४ 


शब्दालडू। र-विवेचनम्‌ 269 


जाती है, उन रुद्र आदि के दु:खों का हरण करने में समर्थ, नम्नीभूत भक्तों की 
माता, लक्ष्मियों की सम्मिलनरूपा, भक्तों के भय का निवारण क़रने वाली, 
माननीया, स्त्रियों की मर्यादारूप और पवेतपुत्री उमा (पावंती) मुझे सुख 
प्रदान करें ॥54॥ 


मुशलबन्ध जैसे-- 

मायाविन्‌ (धोखेबाज, ऐन्द्रजालिक) , प्रृथ्वी से उत्पन्न शौर्य या बल के 
अनुसार बोलने वाले महिष नामक असुर तुमको, महाहाव से संयुक्त, चमकती 
हुई भुजावाली, लीला (क्रीडा या लावण्य) को उत्पन्न करने वाली भवानी ने 
मार दिया ॥55॥। 


इसी प्रकार पूर्व उदाह त पद्यों के द्वारा ही उन-उन घटनाश्रों की अनुकूलता 
से, उन-उन आकार-विशेष का सम्पादन करना चाहिये । 


गन्ये त्‌र-- 


जातिर्गतिस्तथा रीतिदृत्तिच्छाये ततः क्रमात्‌ 
मुद्रो क्तियुक्तिभणितिगुम्फशय्याभिधा: पुनः । 
पठितियंमकश्लेषावनुश्रास: प्रहेलिका 
गूढप्रश्नोत्त राध्येयश्रव्यप्रेक्ष्या भिनीतिय: । 

वाकोवाक्यं तथा चित्रमिति शब्दविभूषणस्‌ । 


तत्र भारती? जात्ति: संस्कृताद्यवयवी धर्म: । 
प्चय॑ गद्य मिश्र चेति गति:। 


वेदर्भादिमार्गो रीति: । सा च वेदर्भी पाञचाली» गौडी ग्रावन्तिका 
लाटी मगधभवा चेति षोढा । भ्रसमस्तपदा वेदर्भी, समस्तरीतिमिश्रिता 
पञ्चमी* पूर्वरीतेरनिर्वाह: पष्ठी* । 


* सरस्वतीकण्ठाभरणकारादयः (मू.पा.टि.) 
» वाणी (मृ.पा.टि.) 

- पाचांली (मृ.पा.टि.) 

« आवन्तिका (सू.पा.टि.) 

- मागधी (सू.पा.टि.) | रपष्टी 


(आ  “> (०७ >> ४5 


270 काव्यालोक: 


विकाशविक्षेपसल्धोच विस्तारेषु चेतसो वर्त्तनात कैशिक्याद्ा वृत्ति: । 
तत्राथ्थंसन्दर्भयो: सौकुमायें केशिकीवृत्ति:। यथा-- 


प्रियवपुषि विधौ विधानदक्षे! वलयविभूषणचन्द्रिकासु तासाम्‌ । 
समुचितहृदय॑ नितम्बिनीनां सममृपयन्ति रशोस्तरज्ितानि ॥56॥ 


प्रौढार्थसन्दर्भा आरभटी । यथा-- 
आ्रास्फोट्योद्दण्डवाहुद्ययमित्यत्र । 
[45बव] अतिसुकुमारा & थनातिसुकुमारसन्दर्भा भारती । यथा-- 
कुज्जे कुञ्जे इत्यत्र । 


अन्य सरस्वतीकण्ठामरणकार आदि के अनुसार-- 

() ज ति, (2) गति, (3) रीति, (4) दृत्ति, (5) छाया, उसके 
बाद क्रम से, (6) मुद्रा, (7) उक्ति, (8) युक्ति, (9) भणिति, (0) 
गुम्फ, (]) शय्या । पुनः कहते हैं--(2) पठिति, (3) यमक, (4) श्लेप, 
(5) अनुप्रास, (6) प्रहेलिका, (7) ग्रूढ, (8) प्रश्नोत्तर (9) अध्येय, 
(20) श्रव्य, (2]) प्रंक्ष,, (22) अभिनीति, (23) वाकोवाक्य तथा 
(24) चित्र, ये शब्दालड्डार (शब्द-विभूषण) हैं ।* 


]. जाति-- 
इन भेदों में मारती (वाणी) “जाति” है, जो संस्कृतादि अवयवी धर्म से 


युवत है । 


2. गति-- 
पद्य, गद्य और मिश्र (काव्य) “गति” है । 


3. रोति-- 
वंदर्मी आदि मार्ग “रीति” है शोर वह (रीति) वैदर्मी, पा>चाली, गौड़ी, 
प्रावन्तिका, लाटी तथा मागधी भेद से छह प्रकार वी होती हैं। असमस्तपदा 


।. श्वृद्बवारादिविधानदक्षे चन्द्र च (मू.पा.टि.) 

2. पाण्युतिपि में संख्या-परिगणन करते हुए “वाको” के ऊपर “237, 
“वाक्यम्‌” के ऊपर “24” और चित्र के ऊपर “25” लिखा है, इस 
प्रकार 25 भेद किये हैं । परन्तु उबत संख्या टीक नहीं है, वर्योंकि आगे भी 
24 भेद मानकर विवेचन किया गया है । 


शब्दालझ्भारः विवेचनम्‌ 274 


वैदर्भी, समस्तरीतिमिश्चिता पठंचमी (आवन्तिका रीति), पूर्वरीतियों का 
निर्वाह जिसमें नहीं होता वह पषष्ठी अर्थात्‌ मागधी रीति है । 


4. वृत्ति-- 

चित्त के विक्रास, विक्षेप, सचद्धोच और विस्तार में स्थिर होने से कैशिकी 
आदि (कैशिकी, श्रारभटी, भारती, सात्वती, मध्यमकेशिकी तथा मध्यमारभटी 
ये छः प्रकार की) दृत्ति होती है । 


ग्रथ और सन्दर्भ में सौकुृमायं होने पर कंशिकीवृत्ति होती है, जेसे--- 

अृज्ारादि विधान में कुशल प्रिय आक्षत्ति वाले. प्रियत्तम के तथा चन्द्र के 
आ्रागमन पर, वलय-विभूषण (कद्धूरा) की प्रभा रूपी चन्द्रमा के प्रकाशित होने 
पर नितम्बिनी-सुन्दरियों के प्रेमपूरित हृदय नेत्रों के तरंगितों (चड्चलता) के 
- साथ गठबन्धन कर लेते हैं ।।56।। 


प्रौढाथंसन्दर्भा आरमटी होती है, जैसे-- 
“आस्फोट्योदण्डबाहुद़्यम्‌” इत्यादि (श्लोक 92 में) । 


अतिसुकुमार अर्थ के द्वारा अतिसुकुमारसन्दर्भा मारती होती है, जैसे-- 
कुञ्जे कुल्जे” इत्यादि उदाहरण (36 में) । 


प्रौढार्थनातिप्रौढसन्दर्भा सात्वती । यथा-- 
पीत॑ दु:शासनो र:स्थलरुधि रमथो द्वामसंग्राम मीत- 
क्षतच्छेदोदगतासृक: पयसि सरसि च स्नात*्मेतद्येन । 
इत्यारक्तेक्षणान्तःक्षुभितदृपवघोदस्तसंज्ञीौ स भीम: 
क्षरारातिमु *निश्च क्षरमुषसि "कुरुक्षेत्रमन्‍्तः:स्मृती? स्त: ।॥ 57॥। 


« भीमेन (मू.पा.टि.) 

« "स्रक्‌ 

- परशुरामेण (मू.पा.टि-) 

« मरन (मृ.पा.टि.) 

- भाग॑वः (मू.पा.टि.) 

6. कुरुपेन्न० 

* दु-शासनपक्षपातिनोशद्यापि वत्तंन्ते इति भीमस्य मनसि स्मरणम । 
अद्यापि क्षत्रिया विद्यमाना इति भारगवस्य मनसि स्मरणमत 
अन्तःस्मृती उभो स्थाताम्‌ (मू.पा.टि.) 


(. 4७ (० >>) ४+ 


च्च्च 


272 काव्यालोक: 
सुकुमारार्थ प्रौढ़संदर्भा मध्यमकंशिकी यथा-- 


अय॑ बकुलपादप: कुसुमकोमलः केवल 
मनो दहति मामकं दलय मूलमस्य द्विप: । 
विलोकयतु मन्मथ: क्षणमुदझ्चदरिनप्रभा- 
2पिशज्भमथ पात्यतां पयसि दग्बकाप्ठः पुन: ॥58 ॥। 


प्रौढेडर्थ सुकुमारसन्दर्भा मध्यमारभटी यथा-- 


आतिकोमलता ममाड्ुकानामिति सड्चिन्त्य विपादमत्र मा गा: । 
उरगाधिपणाम्भवोपवीतादतितुच्छे॑ गिरिबवन्धनं॑ तवेतत्‌ ॥59॥। 


अन्योवत्यनुकरणं च्छाया | तत्र लोकोक्त्यनुकृतिच्छाया यथा--- 
लोचने मीलयित्वामु॒ पिव निम्ब॑ सुखी भव। 
अत्र लोचने मीलयित्वेति लोकोक्त्यनुकृति: । 
मत्तोक्त्यनुकृतिय था-- 


मममम म मुखे निवेहि सीधु ह ह [ह] हसन्ति किमत्र दृष्णिवीरा:? । 
इति हलिनि वदत्यमंदलज्जाभरनतलोचनमीक्षतते मुकुन्द: ॥| ८0 |। 


प्रौढार्थ के द्वारा अ्रतिप्रोढसन्दर्मा सात्वती बृत्ति होती है। जैसे-- 

भीम ने दुःशासन के वक्ष:स्थल के रुधिरहूपी जल का पान किया । इसी 
भांति परशुराम ने भीयण संग्राम से डरे हुए क्षत्रियों के नाश से निकलकर बहते 
हुए रक्त रूपी जल से परिपूर्ण सरोवर में स्नान किया । इस प्रकार रक्तिम नेत्र, 
ग्रन्त:क्षोम से यूक्त राजाशों को मारकर संज्ञा-रहित कर दिया (अर्थात्‌ उनका 
नामोनिशान भी मिटा दिया) | ऐसे भीम और मर्गव प्रातःकाल में क्षणभर कुरु- 
क्षेत्र का श्रन्त:स्मरण करने लगते हैं । (दुःशासन के पक्षपाती श्राज भी विद्यमान 
है, यह भीम के मन में स्मरण होता है। आ्ाज भी क्षत्रिय विद्यमान हैं, यह भागंव 
के मन में स्मरण होता है; श्रतः दोनों को मन में स्मरण होता है) ॥]57॥। 


सुकुमारार्थ में प्रौद़संदर्भा मध्यमकंशिकी होती है । जैसे-- 


पिप्िड्ड ० 
ल्प्टं 


यादवा: (मू. पा. दि, ) 


१९.3) जे 5 


शब्दालड्ूा र-विवेचनम्‌ 273 


यह बकुल (मौलसिरी) का दक्ष केवल पुष्पों के कारण कोमल है। मेरे 
मन को जलाता है। इस शत्रु को मूल से काट दो | क्षणभर को ऊपर की शोर 
जाने वाली अग्नि की प्रभा से रक्तिम वर्णयुक्त (इसके) दग्धकाष्ठ (जली हुई 
लकड़ी) को जल में फैंक दो, ताकि मन्मथ (स्वयं) अपने सामने इसे देखें !!58।। 

प्रौढ अर्थ में सुकुमारसन्दर्भा मध्यमारभटी होती है, जेसे-- 

मेरे अंग अति कोमल हैं, इस बात को सोचकर इस विषय में विषाद मत 
करो । सर्पराज रूपी शिव के यज्ञोपवीत की तुलना में तुम्हारा यह गिरिवंधन 
अतितुच्छ है ॥ 59 ॥॥ 
5. छाया--- 

अ्रन्य उक्ति का अनुकरण “छाया” है। इस प्रसद्भ में लोकोक्ति की अनु- 
कृति करने वाली छाया जैसे-- 

नेत्र मू दकर इस तीम को पी जाब्रो और सुखी रहो ।_ 

यहाँ “नेत्र मू दकर” यह लोकोक्ति (श्राँखें मींचकर) की श्रनुकृति है । 

भत्तोक्‍्त्यनुकृति (मत्त की उक्ति की छाया) जेसे-- 

ममममम मुख में मदिरा रखो। यहाँ वे वृष्णिवीर (यदुबंशी) क्यों 


ह ह ह हंसते हैं। ऐसा बलराम के बोलने पर कृष्ण अतिलज्जायुक्त भुकी हुई 
दृष्टि से देखते हैं ॥ 60 ।] 


साभिपष्रायकपदस चिवेशो मुद्रा-- 


अपि यान्तु कटाक्षसरव्यतां स्मरवाणा: प्रण॒य धनुभ्रू वोः । 

त्वयि लोचनगोचरं गते, न कथब्चित्सुकुमारता तयो:! ॥। 6 ॥ 
इयं साभिप्रायपदनिवेशात्‌ मदसुद्रा । 
वाक्यमुद्रा यथा-- 


एतस्थेंव” हिमांशुमण्डलगतं ज्योतिस्तुषारास्पदं 
भूयोध्स्थैव घनेषु घामनिपतज्जेगीयते जीवनम । 
यच्चास्य॑व वपु: प्रकाशकमिदं तेजस्व्रयी निर्मल 
तद्ध्यायन्ति रवेमेवाम्बुधिपरेपारे विहारेप्सवः || 62 


7. स्मरवाणघनुषो: (मू. पा. टि.) 
2. रखे: (मू. पा. टि.) 


274 काव्यालोक: 


विधिना निपेधेन वा विशिष्टार्थप्रतीतिरुक्ति: । 
अयुज्यमानशब्दार्थयोगोयुक्ति: यथा-- 


आश्वाद्भनास्यां हुतभुग्दयिता: प्रभात- 
प्रोत्फुल्लपद्भूजपरागपिशंगिताशा: 
“जम्मारिवारणशिरोनवगैरिकामा 

भानोनेभः कुहरमड्कुरयन्ति4 भास: ॥ 63 ॥। 


अन्न जम्भारिवारण इति योगरूढपरम्पराश अ्रश्वाज्भनास्य हुतभुगिति 
[46गञ्न ] पर्यायप/रम्परा प्रभातप्रोत्फुल्लपद्धृजपरागेति हेतुपरम्परा नभ: 
कुहरमित्यज़परम्परा । 
6. मुद्रा-- 

साभिप्रायक पदों का सन्निवेश मुद्रा है-- 


कामदेव के वार कठाक्षों की मित्रता को प्राप्त हो जायें श्रौर धनुप भौहों 
से प्रणय सम्बन्ध कर लें (क्योंकि) तुम्हारे दृष्टिगोचर होने पर उनकी (कामदेव 
के धनुप और बाणों की) सुकुमारता किसी प्रकार से भी नहीं रही ॥| 6व ॥॥ 

यह साभिप्रायपदनिवेश से पदमुद्रा है । 

वाक्यमुद्रा जैसे-- 

शीतलता के निघान चन्द्रमण्डल में रहने वाली ज्योति इसकी (सूर्य की) 
ही है। इसके अतिरिक्त बादलों में इसी का तेज (बिजली के रूप में) है भौर 
इसका ही यह जो तीनों तेजों से निमंत्र प्रकाशकमण्डल शरीर है, संसाररूपी समुद्र 
से दूसरे पार उतरने की इच्छा रखने वाले उसी का (सूर्यमण्डल का) ध्यान करते 
हैं ॥ 62 ॥। 


7. उक्ति--- 
विधि अ्रथवा निषेध से विशिष्टार्थ की प्रतीति उक्ति है । 


बने 


वडवामुख । अश्वाज्भनावडवातस्यथा प्रास्यहुतमुगू वडवानलस्तस्य दलिता: 
प्रिया: तत्तुल्यारवे्मासः (मू. पा. टि.) 

० पिशिगि ० 

इन्द्र: (मू. पा. टि.) 

० डूकु यन्ति 

जम्मस्य भ्रिरिन्द्र इति यौगिक: । वारण इति झढ़: । (मू. पा. दि.) 


फ़झी 


शब्दालडूर-विवेचनम्‌ 275 


8. य्ुक्ति--- 

अयुज्यमान (विषम) शब्दार्थ का योग युक्ति है, जैसे-- 

वडवा के मुख की अ्रग्नि अर्थात्‌ वडवानल की प्रिया (दयिता) अ्र्थात्‌ 
ज्वाला के समान प्रभा वाली, प्रातःकालीन प्रफुल्लित पद्धूज के पराग से दिशाओं 
को पिशद्भ (रक्तिम) बनाने वाली, जम्म नामक राक्षस को मारने वाले (जम्मारि) 
अर्थात्‌ इन्द्र के हाथी के सिर की नवीन गैरिक (पहाड़ पर उत्पन्न होने वाली 
घातुविशेष जो रक्तिम वर्ण की होती है) की आमभा से युक्त सूर्य की किररों 
श्राकाशरूपी गुफा में अड्कुरित होती हैं ॥| 63 |॥। 


यहाँ “जम्मारिवारण” यह योगरूढपरम्परा (जम्मनामक राक्षस का शत्रु 
इन्द्र--यह यौगिक, 'वारण” यह रूढ), “अश्वाद्भनास्य हुतभुग्‌”, यह पर्याय- 
परम्परा, “प्रभातप्रोत्फुल्लपद्भूजपराग” यह हेतुपरम्परा, “नभःकुहरम्‌” यह अज्भ- 
परम्परा है । 
सम्भवाध्सम्मवादिषृक्तिप्रकारो मणितिः। 
तत्र सम्भवभणितियेथा--- 
सरस्वतीस्रोतसेव या प्राची क्षणमण्चिता । 
सेव शक़् भसिन्दूरपुराभा भाति भानुना॥। 64 ॥ 
यथा वा-- 
निविडदलोदरनिपतितशशिकरपरिपूरितालवालानाम्‌ । 
भिल्‍ली तले तरूणां दुग्धधिया पातुमञ्जाल तनुते ॥ 65 ॥। 
असम्भवभणितियंथा-- 
क्व खलु मृदुमृणालतन्तुसिचयरचना चतुराणामण्जलिनिपीतचन्द्रिकामृतानाम्‌ । 
करयुगलकमलकोशवासितान्तष्करणानामाश्चर्याणां जननमिति ॥ 66॥ 
यथा वा-- 
दंष्ट्रोइ[ता कथय केन! करेण सैंही 
केनाहतो मरिरभूदहिपुद्भवस्य” । 


4. पुसा (मू. पा. टि.) 
2. शेषस्य (मू. पा. ठि.) 


276 


काव्यालोक: 
को नाम रामवलगुप्तमिदं! हरिणा- 
मस्माकमिच्छुति वल॑ सहसा रखोन ॥ 67 ॥॥ 


अमृतकरादियमग्निज्वाला वाणी तवाननागदियम्‌ । 
कमलात्प्राबडियं ते वाले नयनाज्जलश्रुतिने कथम्‌ ॥ ]68 ।। 


इह तु आश्चर्य भरिति: । 
वाक्यगत:ः शब्दार्थयो: सम्यग्रचना विशेषों गुम्फ:। यथा-- 


मम मम मसुखे इत्यच । यथा वा-- 


समदगजघटानां कण्ठपीठोपरिष्टात्‌ 
ढ़ ण ण रण ण  निनादो यावदुष्णासमेति । 
अरिपु तदवलानामंशुकेः. शाललग्ने- 
*स्त्वद्मयमिह तावत्प्रार्थयन्ते वनानि॥ ]69॥॥ 


अथ्थ गतो यथा-- 


विकाश:पद्मानां प्रसरति विलास: ऋतुधियां 
परित्रासो यस्या:* प्रमवति हरेलोकतमसाम्‌ । 
चकोराणां प्रीति: स्मरविजयनीति: कुमुदिनी 
मुदां रीतियेस्या:4 पुनरवतु इृष्टिदयमद: ॥॥ [70 ॥। 


9, भणिति--- 


सम्मव और असम्भव में यक्तिप्रकार भरिति है ! 
सम्मवभणिति जेसे-- 
जो पूर्व दिशा क्षणमर सरस्वती के प्रवाह से ही मानो शोमायमान थी, 


वही सूर्य के द्वारा इन्द्र के हाथी ऐरावत के सिन्दूर से परिपूर्ण कान्ति से युक्त 
होकर सुशोभित हो रही है ॥॥ 64 ॥॥ 


९५3 


अ्रथवा जैसे--- 


«  रक्षितं (मू. पा. टि.) 


त्वत्त: सकाशाहनानि अमयं प्रार्थथन्ति मम शरणं गतास्ते5रयो ने मारणीया 
इत्यथें: (मृ. पा. दि.) 

दृष्टि: । सूर्य्यात्मिकाया: इप्टे: (मु. पा. टि.) 

चन्द्रात्मिकाया: इप्टे: (मू. पा. दि ) 


शबव्दालडू।र-विवेचनम्‌ 277 

धने पत्तों के भीतर से गिरने वाली चन्द्रकिरण से भरे हुए झ्ालवाल (दक्ष 
में पानी देने के लिए जल में वना हुआ स्थान) युक्त वृक्षों के नीचे यह दूध है ऐसा 
समभकर भीलनी उसे पीने के लिए श्रञ्जलि फैलाती है !। 65 ॥। 


असम्मवभणिति जैसे-- 

कोमल मृणाल के तस्तुओों से वस्त्र की रचता में चतुर अज्जलि से चन्द्रिका- 
रूपी श्रमृत को पीने वाले कर-युगल रूपी कमलकोश अन्तःकरण को वासित करने 
वाले आश्चयों का जन्म कहाँ ? ॥॥ 766 (। 


ग्रथवा जैसे--- 
कहो, किस मनुष्य के हाथ से सिहनी की दाढ़ निकाली गयी ? किसके द्वारा 


शेष-वाग की मरि का हरण किया गया ? कौन व्यक्ति राम की शक्ति से रक्षित 
वानरों की हमारी इस सेना को सहसा रण से चाहता है ? ॥ 67 ॥॥ 


तुम्हारे मुख से जो यह वाणी है वह चन्द्रमा से उत्पन्न अग्नि-ज्वाला है, 
तो है वाले ! यह वर्षाऋतु है, तुम्हारे नयन से जलबिन्दु का प्रवाह कमल से 
उत्पन्न वर्षाऋतु कैसे नहीं है ? ॥ 68 ॥। 


यहाँ आश्चर्यभणिति है । 


0. गुसम्फ-- 


33 # 


वाक्य में शब्दार्थ की सम्यक्‌ रचना-विशेष गुम्फ है। जैसे “टढमममम 
इत्यादि उदाहरण (58) में । अथवा--- 


चेक 


मुखे 

मद के कारण मस्त हाथियों की टोलियों के कण्ठ और पीठ के ऊपर से 
ढ ण॒ छा णण तभनिनाद जब तीज्रता को प्राप्त कर लेता है तो शत्रुओं में उनकी 
स्त्रियों के शालबृक्ष में लगे हुए वस्त्रों के द्वारा सारे बन यहाँ तुम्हारे पास श्रभय 
की प्रार्थना करते हैं। (श्रर्थात्‌ मेरी शरण में श्राये हुए शत्रु तुम्हारे द्वारा मारते 
योग्य नहीं हैं, यह ग्रभिप्राय है ।) ॥| 69 ।। 


श्र्थगत जैसे--- 

जिसकी सूर्यात्मिका (सूर्यरूप) इष्टि से कमलों का खिलना होता है, यज्ञ- 
परायण ऋषि मुनियों का विलास फैलता है, संसार के अ्ंघकार के लिए भय 
उत्पन्न होता है तथा जिसकी चन्द्रात्मिका (चन्द्रहूप) दृष्टि से चकोरों में (चन्द्रमा 


की किरणों ही चकोर का श्राहार हैं) प्रीति होती है, जो कामदेव की विजय के 
लिए नीति के समान है--और जो कुमुदिनी (जो चन्द्रोदय के समय खिलती है ) 


278 काव्यालोकः 


के आनन्द की पद्धति है, ऐसे हरि की वह सूर्य व चन्द्र रूपी इृष्टिहयी (सबकी) 
रक्षा करें ॥॥ 70 ॥। 


अन्योन्यपदार्थानां घटना शब्या। तत्र प्रक्रान्तेन पदार्थघटना 


यथा--- 

झ्रोमित्युक्त्यसमं॑ तस्य? अ रोजड्ूारसमाभवत्त । 

जगामाथ मुनि: स्वर्ग स्वर्वेश्याहपंयन्निव ॥| ]7] ॥॥ 
अप्रकरान्तेन यथा-- 

वुद्धिरिकायनं पुसः शारीरं न बल वलम्‌ । 

जरठा:*कथयन्तीह शशर्सिहक्थां तथा ॥। ]72 ॥॥ 

काक्वाभिनयेन वार्थविशेषसिद्धये पाठ: पठिति:। तत्र काक्वा 

यथा--- 


यदि ममेयमनज़्सखी प्रिया प्रियजनस्थ तदाहमपि प्रिया । 
[46व] यदि गिर: सुखयन्ति तदी रिता: श्रव+ैण॒यो: सुखदा न गरिरो मम* ॥7 3।] 
अ्रभिनयेन यथा-- 


एतत्प्रमाणास्तनयो रिदानी मियत्प्रमाणा नयनद्येषि । 
न जातु जाने कतमो विधातुः क्षणान्तरेस्यां मविता प्रयत्न: ॥॥ ]74 ॥। 


नागे नाग्रे मवेन्नागो, नागो नागवलं बलम्‌ । 
वारण वारणे* दीन॑ केवल के वल॑ तब ॥। 75 ॥। 


“मलयमरुत्सहचरतां”, “सेनासन्ना सन्नासे ना आसन्नासे सेनासन्ना"” 
इत्यादि यमकम्‌ । 


हरेः (मृ. पा. टि.) 


]. 

2. नारदः (मू. पा. टि-) 

3, बृद्धा: (मू. पा. टि.) 

4. मम: 

5. वारणो गजे वा रणे संग्रामे दीन केवल के जले बल तव भीमसेनस्य वर्त्तते 


दुःणासनों वक्ति [:] (मू. पा- दि.) 
6. सेना आासन्ना निकटवत्तिनी । ना पुमान्‌ सन्नाशे सतां नाशे । सेनासन्नाः 
सेनास्था: नाशे श्लासन्‌ श्रमवन्‌ (मृ. पा. टि.) 


शब्दालडूगार-विवेचनम्‌ 279 


44, शय्या-- 

अ्न्योन्य पदार्थों का मिलना शय्या है। प्रकान्त [प्रस्तुत) के द्वारा पदार्थ- 
घटना जैसे-- 

हरि की “श्रोम्‌” इस असदश उक्ति से भौंह पवित्र उदगार “ओम” के 
समान हो गयी । तब नारदमुनि मानों स्वर्ग की अप्सराशं को प्रसन्न करते हुए 
स्व को चले गये ॥। 7 ।॥। 

श्रप्रक्रान्त के द्वारा (पदार्थधटना) जैसे--- 

पुरुष की बुद्धि ही एक मार्ग (या स्थान) है । शरीर का बल बल नहीं है । 
वृद्ध लोग इसी प्रसंग में खरगोश तथा सिह की कथा कहते हैं ।। ! 72 ।। 


2. पठिति-- 


काकु अथवा अभिनय के द्वारा श्र्थविशेष की सिद्धि के लिए पाठ पठिति 
है । काकू का उदाहरण--- 

यदि यह अनज्भसखी मेरी प्रिया है तो मैं भी प्रियजन की प्रिया हूँ । यदि 
उसके कहे हुए शब्द कानों को सुख देते हैं, तो मेरे शब्द (क्या) सुख देने वाले 
नहीं हैं ॥। 73 ॥। 

श्रभिनय के द्वारा जैसे-- 

(उस नायिका के) इस समय (क्षण) इतने विस्तारयुक्त स्तन और इतने 
विस्तृत नयन-युगल हो जाने पर भी न जाने किसी दूसरे क्षण में विधाता का 
नायिका के लिए कौन-सा प्रयत्न होने वाला है ? ॥ 74 ॥ 


3., घमरक--- 


(दुःशासन का कथन है कि--) हे (अगो ! ) प्रभाहीत (भीम) ! सर्प 
और पवत के विषय में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और न ही हाथियों की सेना 
तुम्हारी शक्ति बन सकती है । ञ्रत: गजमसैना (या मेरे निवारण) श्रथवा संग्राम 
में निबल तुम्हारा वल केवल जल में ही है ॥॥] 75॥। 


(उक्त श्लोक तथा) “मलयमरुत्सहचरतां०” (इत्यादि श्लोक 73 में 
यमक है) । 

सेना (आसन्ना) निकटस्थित है । (ना) पुरुषों में (सन्नासे) सज्जनों का नाश 
होने पर (सेनासन्ना) सेना में स्थित पुरुष (नाशे) विनाश में (आसन) हो गये । 

इत्यादि श्लोक यमक के उदाहरण हैं । 


जप ह काव्यालोकः 


4, श्लेप-- 
(क्रमानुसार यहाँ श्लेप का वर्णन आना चाहिये, पर मूलग्रन्थ में उदाहरण 
नहीं दिया ।) 
अरविन्दगन्वबन्धो” मघुकर” किमु घावसि मुधास्मिनू? । 
शोभाञज्जनमिदमज्जनरजञ्जनमात्र न पश्यसि प्रसमम्‌ ॥76॥। 
वशीक्षृतमनोजन्मा। मनोजन्मानुशासनम्‌ । 
येनर नीतो भवानीशों भवानीश:ः स केवलम्‌ ॥।|77॥। 
इत्यादनुप्रास: । 
सक्कतृप्रश्न: प्रहेलिका । 
आनीलमुखमापीन भूमिप्ठमपि चोद ध्वगम्‌ । 
वालद्द्धातुराणां कि चुम्बनेन रसावहम्‌ ॥78॥ 
इह फलविशेषे९ श्रार्थी प्रहेलिका । 


कण्ठे कराम्यां हृदये स्तनाम्यामालिडग्य नीतो जघनान्तरालम्‌ । 
बनान्‍्त एवाम्बुविलासवत्या कल॑ चुकू>जे कतमो विटः? कम्‌ ।।79।। 


इय च्युतदत्ताक्षरा । 
क्रियाकारकसम्बन्धादिगोपना [द] गूढम्‌ । 

तत्र क्रियागृढ यथा-- 
स्तनमारमुदितमस्यां विलोकयन्तो$जड्भ' कान्तिहेमभवम्‌ । 
मदनशरज्वरजज्जेरवपुपोधष्मी कथमिव  युवानः ॥॥80॥। 


है (मू.पा.टि.) 

है (मू.पा.टि.) 

घशोमाज्जने (मू.पा.टि.) 

- बशीक्ृतकाम (मू.पा.टि.) 

- येन त्वया मवानीशो रुद्र: मनोजन्मानुशासनस्वाज्ञां नीत: सः भवान्‌ ईशः 
स्वामी केवलम्‌ (मृ.पा.टि.) 

6. आम्र (मू.पा.टि.) 

| चूक ० 

8. विच्युते घदत्ते तथा घ इति (मू.पा.टि.) 


९ -.- (५ >> «४-+ 


3) 


शब्दालज्ुर-निरूपणम्‌ 28] 


अनच न स्‍्त इति क्रियापदस्य स्तनशब्देन न मयागो! रसलिप्सा 
केवलमीचग्विधं तनुते । 


आपि पश्य्ति युवतीनां पुरुषाय्रितम न्‍्यथा भवति । 
श्रत्र सम्बन्धाभिष्रायगूढम्‌ । 


45, श्रनुप्रास-- 

इस (शोभाञजन नामक दृक्ष) पर व्यर्थ क्यों दौड़ते हो ? केवल अ्रव्जन 
का र|ञ्जन करने वाले इस शोभाज्जन दक्ष को नहीं देखते ।|76॥। 

जिस तरह तुम्हारे द्वारा काम को वश में करने वाले भवानीपति (शिव) 
कामदेव के अनुशासन को प्राप्त करा दिये गये, केवल ऐसे आप ही स्वामी 
हैं ।। 77 ॥ 


इत्यादि अनुप्रास है । 


46, प्रहेलिका--- 

जहाँ एक वार प्रश्न किया जाता है, वह प्रहेलिका है । 

वह क्या है, जो हल्के काले मुख वाला, बहुत अधिक मोटा भूमि पर 
स्थित होकर भी ऊपर चड़ने वाला; बालक, इद्ध अथवा आतुर (रुग्ण) 
व्यक्तियों को चूसने से रस उत्पन्न करने वाला है ? ॥॥।!78॥ 


यहाँ (आम्र) फलविशेष में श्रार्थी प्रहेलिका है । 


कण्ठ में हाथों से, हृदय पर स्तनों से आलिज्भधुन करके जंघाशों के मध्य ले 
जाया गया | वनप्रदेश में ही इस प्रकार जल-क्रीड़ा करने वाली का कौन विठ 
जल में मधुर अस्पष्ट ध्वनि को कर रहा है ॥79॥ 

यह च्युतदत्ताक्षरा (प्रहेलिका-भेद) है। (“वि” को च्यूत करके “घ” 
को रखने पर यहाँ उत्तर ववता है---“घट” ।) 
7, शूढ-- 

क्विया, कारक, सम्बन्ध आदि छुपे हुए रहने पर गूढ होता है । 

क्रियागूढ जैसे--- 

इसके तन में उठे हुए स्तनभार और स्वशिम कान्ति से निर्मित अंग को 


!. में आयो न केवर्ल रसलिप्सा (सू.पा.टि.) 
2. पुरुषवदाचरितम्‌ (मू.पा.टि.) 


282 काव्यालोक: 


देखते हुए ये युवक किस प्रकार से कामबाण रूप ज्वर से जजेर शरीरवाले हो 
गये हैं ॥80॥। 
यहाँ “न स्त” इस क्रिया-पद का “स्तन” शब्द के द्वारा “मुझे क्रोध नहीं 
है (न में आगः) केवल रस-लिप्सा है ।/--इस प्रकार की भ्र्थ-व्यक्ति की 
जाती है । 
क्या देखते हो ? युवतियों का पुरुषों के समान आचरण करना श्रन्यथा 
(अन्य प्रकार का) होता है । 
यहाँ सम्वन्धाभिप्रायगूढ है । 
पर्यनुयोगस्य पर्देनिर्भेद:? प्रश्नोत्तरम्‌ । यथा-- 
पत्र कीरग्विधं साधो प्रेषणीयं महीभूता? । 
महीमृतावबंधोच्चं: पुराको रघुनन्दन: ॥ 8 ] 


इदं वहिःप्रश्नम्‌ । एवम्‌-- 
काहमस्मि गुहा वक्ति प्रश्नेअ्मुष्मिन्‌ किमुत्तरम्‌ । 
शकथमुक्त॑ न जानासि कदर्थयसि यत्सखें ॥| 82॥। 


इदं तु अतः प्रश्नम्‌ । 
व्युत्पत्येक कारणमध्येयम्‌ ॥ तच्च काव्यशास्त्राद्यनेकभेदम्‌ । 
तत्रोक्तिप्रधानं काव्यमू । यथा कण्ठाभरणे-- 
यदि स्मरामि तां तन्‍वीं जीविताशा कुतो मम । 
यदि विस्मृत्य॒ जीवामि जीवितव्यसनेन किम्‌ ॥] 83॥। 
यथा वा-- 


जेण विणा ण॒ जिग्नज्जइ भ्रणुरिज्जइ सो किआवराहोवि । 
पत्तेवि णग्नरदाहे भणा कस्स ण वललहो अग्गी ॥॥९ ]84॥। 


« "निर्मेदः 

- राज्ञा | महामभृता पत्र कीहक्‌ प्रेपणीयम्‌ । समुद्र' । मुद्रया सहितम्‌ (मू.पा.टि.) 
- पर्वेतेन (मू.पा.टि.-) 

क॑ समुद्र (मू.पा.टि.) 

- ककारयकाराम्यां मुक्तदयंसीति जातम्‌ (मू.पा.टि.) 

» येन बिना न जीव्यते अनुनीयते स कृतापराधोऊपि । 

प्राप्तेड्वि नगरदाहे भण कस्य न वल्लमोगिति: ॥ (मू.पा.टि.) 


६४ चं+ (0 रै> कब 


०3] 


शब्दालदू।र-निरूपसम्‌ 283. 


ममेव वा-- 


[47ञ्र]| लडस &डइ अणुब्वेल अ्रणुदश सफरि व्व सुहरछिग्रा । 
अ्म्मो भमइ मणोरह गश्नणम्मि गुडिव्व उव्वसिश्रा ॥॥ 85॥। 


एवमन्यत्‌ । 
श्रव्यं श्रवणासुखदम्‌ । 
आशीर्नान्दीनमस्कारवस्तुनिर्देशरूप [क] म्‌ । 


8. प्रश्नोत्तर--- 


पदों के ढ्वारा पर्यंनुयोग (किसी उक्ति का खण्डन करने के उद्देश्य से पूछ- 
ताछ) का निर्मेद (किसी वात का निर्धारण) प्रश्नोत्तर है। 


जैसे-- 
प्रश्न है--हे साधो ! राजा के द्वारा पत्र किस प्रकार का भेजा जाना 
चाहिये ? उत्तर--रघुनन्दन ने प्राचीनकाल में पर्वत के द्वारा अच्छी 


तरह किसे बांधा था ? (उत्तर 5 समुद्रम्‌ ८ (१) मुद्रया सहितम्‌, (2) सागरम) । 
॥ ]8]॥। 


यह बहिः प्रश्न (नामक प्रश्नोत्तर का भेद है) । इसी प्रकार (सरस्वती- 
कण्ठाभरण के समान भन्त'प्रश्त का उदाहरण है)-- 


गुहा बोलती है--मैं कौन हू ? इस प्रश्न का उत्तर कया है ? हे सखे ! 
कहे गये को क्या नहीं जानते, जो कदर्थित (अपमानित) कर रहे हो । (इसका 
उत्तर दूसरी पंक्ति में निहित है) । गृहा ने पूछा--मैं कौन हूँ तो उत्तर मिला-- 
“कदर्थयसि” को क और थ से मुक्त करके नहीं जानते ? श्रर्थात्‌ “कदर्थयसि” 
में क और थ को निकाल दो तो शेष रहेगा--दर्यंसि > दरी असि 5 भ्रर्थात्‌ “दरी 
हो” | गृहा और दरी पर्यायवाची हैं )) ॥]82॥। 


यह अन्‍न्तःप्रश्न है । 


. परिस्फुरत्यनुवेल॑ अनुदकशफरी इव सुखरहिता । 
अहो भ्रमते मनोरथगमने गुडी इव उद्भाविता ॥। (मू.पा.टि.) 


र्ः ०्स्‌० 


>284 काव्यालौक: 


9. श्रध्येय-- 

व्युत्पत्ति का एक कारण ग्रध्येय है । इसके (अध्येय के) काव्य, शास्त्र आदि 
अनेक भेद हैं। उक्तिप्रधान काव्य है। जैसे “सरस्वतीकण्ठाभरण” में-- 

यदि उस तन्‍वी को भूलता हूँ तो मेरे जीने की आशा कहाँ, यदि भूलकर 
जीता हूँ तो जीवित विनाश (भ्रथवा दुःख) से क्या लाम ? ॥83। 

अथवा जैसे-- 

जिसके विना नहीं जिया जाता, उसका अनुनय उसके अपराध करने पर 
भी किया जाता है। अग्नि द्वारा नगर को जला दिये जाने पर भी कहो, किसे 
अग्नि प्रिय नहीं होता ? ॥84॥॥ 

अथवा मेरा (स्वयं हरिप्रसादरचित उदाहरण) ही-- 

वह किनारे पर जल-रहित मछली के समान सुख-रहित होकर वार-वार 
तड़पती है। झ्रहों मनोरथरूपी गगन में उड़ने के बाद वह गुडी (पतंग) के समान 
चवकर काटती है ॥85॥। 

इसी प्रकार श्रन्य (उदाहरण) है। 
20. श्रव्य-- 

सुनने में सुखद लगने वाला श्रव्य होता है । 

(यह) ग्राशीवंचन, नानन्‍दी, नमस्कार तथा वस्तुनिर्देश रूप (श्रव्य) 
होता है । 

प्रेक्यं ताण्डवलास्यादि । 

तत्न श्वद्धारप्रधानं लास्यं, वीरप्रधान' ताण्डवं, श्द्भारवीरप्रधान' 
छलिकं, स्त्रीणां मण्डलेनैकनायक॑नृत्यं हल्लीसकं, तदेव तालप्रधान 
रास इत्यादि । 

एतेपामुदाहरणान्तराणि अस्मतृकृतरुक्मिणीहरणादो स्पष्टमवलोक- 
नीयानि । 

आद्िकमशिनेयम्‌ । 

॒ इयत्प्माणास्तनयोरित्यादि बहवः काव्योवितभेदा: काव्यान्तगे- 

तोद्भूता? नेह प्रपञ्च्यन्ते । 

एवं चित्रमपि । 


4. ०गंदुदभूता 


शब्दालझ्टा र-निरूपरा म्‌ 285 

एते शब्दालद्भारा: शब्दविशेषमहिम्ना संयौगवृत्येव काव्यास्वाद- 
हेतव: इत्याहु:। श्रत्र केचिदुक्तशब्दालद्धूारेषु केचिदर्थचमत्कारप्रधाना- 
र्थालड्टारेषु केचित्तु काव्यवैचित्रीमात्रहेतत इति परस्परं संकीर्णा इव 
लक्ष्यन्ते । प्राचामनुरोधेन तु विविच्य प्रोक्‍्ता इत्यलम्‌ । 

इ्ति श्रीमन्‍्माथुरमिश्रगड्ो शात्मजहरिप्रसादनिमिते काव्यालोके शब्दालडूपर- 
विवेचन ताम षष्ठः प्रकाश: ॥॥0॥ 
2., प्र क्षय-- 

ताण्डवलास्य आदि प्रेक्ष्य हैं । 

इनमें से श्वृद्धारप्रधान लास्य, वीरप्रधान ताण्डव, श्ज्धारबीरप्रधान छलिक, 
स्त्रियों के मण्डल के साथ एक नायक का नृत्य हल्लीसक, वही (हल्लीसक) ताल- 
प्रधान होने पर रास इत्यादि होते हैं । 

इनके अन्य उदाहरण हमारे द्वारा (हरिप्रसाद के द्वास) रचित ग्रन्थ 
“रक्मिणीहरण” में स्पष्टरूप से देखने चाहिये । 


22. अ्रभिनीति-- 

प्रज्भिक को अभिनेय कहते हैं । 
23. वाकोबाक्‍्य--- 

“इयत्प्रमाणोस्तनयोः:”” (श्लोक 72) इत्यादि बहुत से काव्य के अच्त- 
गंत उद्भूत (कद्दे हुए) काव्योक्तिभेदों को यहाँ पर विस्तार से नहीं कहा जा 
रहा है । 


24, चित्न--- 

इसी प्रकार “चित्र” भी नहीं कहा गया है) । 

ये शब्दालद्भार शब्द-विशेष की महिमा से, संयोगवृत्ति से ही काव्यास्व:द 
के हेतु कहे गये हैं । यहाँ कुछ अल्रद्धार कहे हुए शब्दाल ड्वारों में, कुछ श्र्थ- 
चमत्कारप्रधान ग्रर्थालद्भारों में, तो कुछ काव्यवैचित्रीमात्र के हेतु होने से 
परस्पर “संकीर्ण” के समान लक्षित होते हैं । पूरववर्ती विवेचकों के अनुरोध से 
विवेचना करके इनका वर्णन किया गया है, यही पर्याप्त है । ; 

श्रीमन्‌ गद्धाश साथुर (सथुरा निवासी) के पुत्र हरिप्रसाद निर्मित 
“काव्यालोक” का “शब्दालडूगरविवेचन” नामक छुठा प्रकाश समाप्त 


हुआ ॥6॥ कि 


. ०“गंदुद्भूता 


सप्तम: प्रकाश: 


श्र्थालड्डूगर-निरूपणम्‌ 


अर्थालद्भारा:-- 


आपम्यातिशयश्लेषवास्तवे रर्थ भूषणम्‌ । 
श्रलद्भूगरा: परे तेषामड्भत्वं यान्ति तद्यथा ॥ सू. 720 ॥॥ 


आ्रौपम्यं उपमा सादश्य॑ तत्प्रधानेन उपमोत्प्रेक्षाहूपकापटहनुतिसंशयस- 
मासोक्तिस्वमतो त्तरान्योक्तिप्रतीपार्थान्तरन्यासोभयन्यास अआन्तिमदाक्षेपप्र- 
त्यनीकरुष्टान्तपुर्वंसहोक्तिसमुच्चयसा म्यस्मरणानि ततो नातिरिच्यन्ते । 
तत्र तावदुपमा निरूप्यते-- 


वाक्यार्थ पस्का रकमुपम्रा सादृश्यमतिचमत्कारि ॥ सु. 72 ॥। 
जलजमनोहरमाननमपयाति ह॒दो” न तन्वड्ग्या । 
वाक्यार्थोपस्का रकमतिचमत्कारि सावश्यमुपमा ।। 


अनन्वयेः सबरशान्तरनिवृत्तिमात्रार्थकत्वातू, व्यत्तिरेकेश! निषेधस्य 
चमत्कारिण: प्रतिपत्त्यथेकत्वात्‌ सादृश्यमचमत्कारि | एवमभेदप्रधाने रूपके4 


... तन्‍्वडुग्या आनने॑ हृदयान्न अपसरतीत्यर्थ: (मू. पा. टि.) 
2. गज्जा गछ्ठ व पावनीति (मृ. पा. टि.) 
न मुखस्य तुलां यात्ति प्रफुल्लमपि पदन्धुजम्‌ ! 
नित्यं लक्ष्मीनिवासस्थ निशि लक्ष्म्या तिरस्कृतम्‌ । (मू. पा. टि.) 
4... स्मितज्योल्नाप्रकाशेन सम्पूर्णन मुखेन्दुना। 
तारकामोक्तिकाकत्पे राकासि मवती परम्‌ ॥ इत्ति रूपकाल द्वार: 


(मं. पा. दि.) 


श्र्थालक्वार-निरूपण॒म्‌ 287 


अपहनूतो! परिणामे” अभ्रमे उल्लेखे, भेदप्रधाने इ््टा्ते 
[47ब] प्र/तिवस्तृपमायां दीपके तुल्ययोगितादी च स्थितस्थापि साइश्यस्य 
नातिचमत्का रितेति नोपमा । 


“त्वयि कोपः सरोजाक्षि सुधांशाविव पावक” इत्यादो तु कल्पितमसत्‌ 
साइश्यं पुरोध्यातपराज्धनालिज्भनमिवाह्वादकारि । 


उदाहरणे उपमानस्य जलजमनोहरत्वसाम्येन प्रतीयमाता उपमा 
वाक्‍्यार्थस्य विप्रलम्भस्योपस्कारकत्वादलद्धारा: । 


अर्थालड्रग र 


श्रव अर्थालड्वार का निरूपण किया जा रहा है-- 
शप्रौपम्य, अतिशय, श्लेष और वास्तव से अर्थालद्धार होते हैं। अन्य श्रल॑- 
कार उन (अर्थालंकारों) के श्रद्धत्व को प्राप्त होते हैं । सू. 20 ॥। 


ग्रौपम्य उपमा है । वह सादश्य है। उसके प्रधान होने से उपमा, उद्प्रेक्षा, 
रूपक, अ्रपक्त ति, संशय, समासोक्ति, स्वमत, उत्तर, श्रन्योक्ति, प्रत्तीप, श्र्थान्तर- 
न्यास, उभयन्यास, भ्रान्तिमत्‌, श्राक्षेप, प्रत्यनीक, रुष्टान्त, पूरे, सहोक्ति, समुच्चय, 
साम्य और स्मरण अलझूगर होते हैं। इससे अधिक (अतिरिक्त) नहीं है । - 


4. उपसा-- : 


इनमें से यहाँ उपमा का विवेचन करते हैं-- 

वाक्‍्यार्थ को सुशोभित करने वाला (उपस्कारक). श्रतिचमत्कारी साइश्य 
उपमा है ॥। तू. [2] ॥। 

जैसे--कृशांगी का चन्द्रमा के समान मनोहर मुख हृदय से नहीं हटता है । 

वाक्‍्यार्थ को सुशोभित करने वाला अत्यधिक चमत्कारी साइश्य उपमा है। 


(“गड़ा गड्भा के समान ही पवित्र करने वाली है” इत्यादि) श्रनन्वय 
अलद्धार में अन्य साहश्य (उपमान) का अभाव मात्र वर्णित करना ही प्रयोजन 


). हरनयनानलदस्ं विषभेव विपक्वमिन्दूरयम्‌ । 
ज्योत्स्यां पिवति चकोरो न दिवा चैतन्यमेति यत इत्यपक्नू_तिः (मू. पा. दि.) 
हरति हरिजलघरो मे सन्तापं पश्येति परिणशामः (म्‌. पा. टि-) 


>> 


288 काव्यालोक: 


रहता है (अर्थात्‌ वर्णानीय गद्भा आदि के सदश अन्य कोई पदर्थ नहीं है, अतः 
यहाँ सादश्य चमत्कारी नहीं है। “खिला हुआ कमल भी मुख की तुलना प्राप्त 
नहीं कर सकता” तथा “रात्रि में नित्य लक्ष्मी के द्वारा लक्ष्मी के निवास का 
तिरस्कार किया गया” इत्यादि में विद्यमान) व्यतिरेक अलडूधर में (सादश्य का) 
निषेध चमत्कारजनक होने से, सादश्य अचमत्कारी है। इसी प्रकार (“स्मित रूपी 
चाँदनी के प्रकाश से, परिपूर्ण मुखरूप्री चन्द्रमा से तथा त्तारक-मौक्तिक रूपी 
आकल्प-श्टज्ार से श्राप पूरिमा की सुन्दर निशा हैं” इत्यादि) रूपक अलंकार में, 
(“शिव के नयनों की अग्नि से जला हुआ विप ही पककर यह चन्द्रमा बन गया 
है, ग्रतः चकोर जब इसकी चाँदनी को पीता है तो उसे दिन में चेतना नहीं रहती 
इत्यादि रूप) अ्पक्तू ति अलझ्भार में, (“देखो, हरिरूपी वादल मेरे संताप को दूर 
करते हैं” इत्यादि रूप) परिणाम अलझ्धार में, भ्रम अलछ्छार में शोर उल्लेख 
प्रलद्भार में (सादश्य चमत्कारजनक नहीं है । इसी प्रकार) भेदप्रधान रृष्टान्त 
प्रलद्दार, प्रतिवस्तृपमा, दीपक, तुल्ययोगिता इत्यादि अश्रलद्धारों में साइश्य स्थित 
होने पर भी श्रत्यधिक चमत्कारजनक नहीं है, भ्रतः यहाँ उपमा अलझ्भार नहीं है 
(साइए्य के अत्यधिक चमत्कारयुक्त होने पर ही उपमा प्रलंकार होता है) । 


“हे कमल के सदृश्य नेत्रों वाली ! तुममें क्रोध चन्द्रमा में श्राग के समान 
प्रतीत होता है”--इत्यादि में कल्पित असत्‌ (मिथ्या) सारृश्य पूर्व में सोची गयी 
ग्रन्य स्त्री के आलिज्धुन के समान आह्लादकारी है । 


(उपमा के “जलज मनोहर” इत्यादि) उदाहरण में उपमान के जलजमनो- 
हरत्व साम्य के द्वारा प्रतीयमान उपमा वाक्‍्याथ्थंरूप विप्रलम्म को सुशोभित करती 
है, अतः यहाँ उपमा अलद्ूूर है |) 


उपमानोपमेयवाचकसाधारणखघर्मयो गिनी पुर्णा | सू. 22 ॥। 
तडिदिव गौरी सुतनुः कस्य न चित्त विमोहयति ।। 


उपमान चन्द्रादि उपमेयं मुखादि वाचकमिव सदशतुल्यादि आह्वाद- 
कारित्वादि: साधारणो धर्म: । यथा-तडित्‌ उपमानं सुतनुरुपमेयं इब 
शब्दों वाचक: गौरत्वं साधारणों धर्म, कस्य न चित्तं विमोहयतीत्यनेक- 
पुरुपव्यामोहकत्वेन दुलंभतदुपभोगचिन्तालक्षणस्यथ वाक्‍यार्थस्योपस्कार- 
त्वादलड्डार: । 





). उपमोय ० 


अर्थालड्डभार-निरूपणम्‌ ' 289 


श्रौत्यार्थी च हधा सादश्योद्दोधकस्प भेदेन । 
वाक्ये समासवाक्ये तद्धितवाक्ये च षोढेषा । सु. 23 ॥। 


एषा पूर्णोपमा साक्षात्साइश्यवाचकपदश्रवणात्‌ श्रौती वाचकपदार्थ- 
पदोपादानादार्थी चेति द्विविधा । वाक्ये असमस्तपदसम्बन्धरूपे समास- 
रूपे तद्धितरूपे च प्रतीयमाना इत्येव षोढारूपा । 


उपभा के भेद--- 


(उपमा दो प्रकार की है--पूर्णा और लुप्ता ।) 
पूर्णोपमा--उपमान, उपमेय, साहश्यवाचेक और साधारण धर्म (ये चारों 
उपमा के अंग यहाँ शब्द द्वारा स्पष्ट) कथित होते हैं, वहाँ पूर्णा उपमा होती है । 
(| सू. 422 ॥॥ 
जैसे---बिजली के समान गौर वर्णा सुतनु सुन्दरि किसके चित्त को मोहित 
नहीं करती ? ; 


चन्द्र आदि उपमान, मुख आदि उपमेय, इव, सदृश, तुल्य आदि शब्द वाचक 
तथा आह्वादकारिता आदि साधारण धर्म हैं। जैसे--तडित्‌ उपमान, सुतनु उप- 
मेय, इव शब्द वाचक और गौरत्व साधारण धम्म हैं । “किसके चित्त को मोहित 
नहीं करता” इससे अनेक पुरुषों के लिए व्यामोहकारी होने से, “इसका उपभोग 
दुलंभ है”, इस चिन्तारूप लक्षण से वाक्यार्थ को सुशोभित करने के कारण यहाँ 
(उपमा) अलद्टार है। 


पूर्णोपमा के छह भेद--- 


साहश्यवाचक शब्द के भेद से पृूर्णोपमा श्रौती और श्रार्थी दो प्रकार की 
होती है । पुनः दोनों में से प्रत्येक वाक्य में, समासवाक्य में तथा तद्धितवाक्य में 
होने से यह (पूर्योपमा) छह प्रकार की होती है । श्रौती वाक्यगता, 2 आार्थी 


चाक्यगता, 3 श्रौती समासगता, 4 आर्थी समासगता 5 श्रौती तद्धितगता और 
6 आर्थी तद्धितमता) ॥ सू. !23 ॥ 


श्रीत्री और श्रार्थी उपभा--- 


यह पूर्णोषमा दो प्रकार की होती है--श्रौती और शआर्थी । साक्षात्‌ साइश्य- 
वाचक पद के श्रवण से श्रौत्री उपमा होती है और वाचकपदार्थ के अ्रनन्तर पद का _ 
ग्रहण होने से श्रार्थी उपसा होती है, इस प्रकार यह दो प्रकार की होती है । 
(यथा, इव आदि शब्दों का सम्बन्ध केवल उपमानवाचक पदों के साथ होता है, 


290 काव्यालोकः 


पर शब्द श्रवण मात्र से ही ये शब्द उपमान और उपमेय में रहने वाले साहश्य 
नामक सम्बन्ध का बोघन करते हैं, श्रतः इवादि पदों के होने पर श्रौती उपमा 
मानी जाती है| परन्तु तुल्य, सदश, सम इत्यादि शब्द उपमेय उपमान श्रयवा 
दोनों के साथ सम्बद्ध देसे जाते हैं अतः ये साम्य अर्थात्‌ उक्त सम्बन्ध अ्र्थानुसंघान 
अनन्तर ही ये शब्द वोधन करते हैं, श्रतः इन शब्दों के होने पर आर्थी उपमा 
होती है) । समासरहित पद-सम्वन्ध रूप वाक्य में, समासरूप में श्र तद्धितरूप 
में प्रतीयमान होने से पर्णोपमा छह प्रकार की होती है । (पर्णोपमा के दोनों भेद 
श्रौती तथा ग्रार्थी के वाक्यरूप, समासरूप ओर तद्धितरूप से तीन-तीन भेद हो 
जाने पर पूर्णोपमा के छह भेद हो जाते हैं ।) 
वाक्ये श्रीती यथा-- 
मेघध! इवायं कृष्ण: क्ृष्ण: किमु रागमावहसि । 
मलिने सीहार्द नास्तीति भगवता क्तस्यात्मनो वज्न्चनस्य व्यक्ति- 
वॉक्यार्थ: । 
तत्रार्थी यथा-- 
शशिना तुल्यं वदनं सन्ध्यारागं तनोति मे मनसः । 
सन्ध्यायां रागेण४ भवितव्यं मनसश्च प्रसिद्धशास्त्रसडू तेन चन्द्र- 
सम्बन्धरूपया सन्ध्यया भवितव्यं, ततश्च क्ृष्णस्यापिः श्रीगोविन्दस्य 
मुखेन्दुसम्बन्धेन मामको हृदयानुराग इति वाक्यार्थ : । इवार्थ कतुल्यप- 
[48ग्र| &दोपादाना [दा | थ्थी । 
श्रीती श्रार्थी च समासरूपे यथा--- 
गद्भे व कीत्तिरमाला त्वमपि शशाझह्लोपम: कलामभिरिति । 
मधुघारेव रसाला वागथराकासमो”इसि रुचा || 


अत्र इवेन समास: सादृश्यवाचकोपमापदेनो भयत्र दर्शित: । 


-  श्लेपे तु में मम अध इव अघस्य श्यामवर्णत्वात्‌ (मू. पा. टि-) 
एग्रामः (मू. पा. टि.) 
हरिः (मू. पा. टि.) 
०्न 
श्यामस्यापि (मू. पा. टि.) 


(छा चैं> (०) 3 कक 
ढ मन ढ 


अर्थालंका र-निरूपणम्‌ 29] 


श्रौती तद्धितगा यथा-- 
नवजलघरवल्लोका: स्पृहयन्ति तवोदय यदमी । 


अन्र वतेस्तत्र तस्य चेति विधानाच्छौती । सहृदयहृदयप्रमाणक 
जलधरसारश्यमतिचमत्कारि । 


ततश्च तद्धितगतार्थी उदाहरणे-- 
अम्वुजवहिपुलेक्षण! वीक्षणमक्षीणर्ता याति । 
'तेन तुल्यमि/ति वते: साहश्यवदर्थतया प्रतीततस्थ साइश्यस्य 
वीक्षणमक्षीण्ता यातीति वीक्षणस्याउक्षीणता निदर्शनसमर्थितत्वादल्डा- 


रानतरं न शद्भूनीयं लक्षण*गताइतिचमत्कारमहिम्ता पदार्थान्तरस्य 
निगीणत्वात्‌ । 


वाक्यगा आती और श्रार्थी पुर्शोपिमा--- 

वाक्य में श्रौती जैसे-- 

यह कृष्ण तो मेघ के समाव (अथवा--मे”--मेरे “श्रधघ--पाप के 
समात) श्यामवर्ण का है। इसमें राग (प्रेम और रंग) क्‍यों धारण करती 
हो? 

मलिन पर प्रेम नहीं होता, श्रतः भगवान की स्तुति के द्वारा श्रात्मवञ्चना 
की अ्रभिव्यक्ति ही वाक्यार्थ है ! 

(वाक्यगत ) आर्थी पूर्णोपममा जैसे-- 

शशि के समान मुख मेरे मत में सन्ध्या-राग फैला रहा है । 


सन्ध्या में राग (रंग) होना चाहिये और प्रसिद्ध शास्त्र संकेत के श्रनुसार 
मन में चन्द्रसम्बन्धरूपा सन्ध्या होनी चाहिये । साथ ही इसके बाद रंग (पयाम- 
वर्ण) के श्रीगोवित्द के मुख सम्बन्ध से मेरे हृदय में श्रनुराण होना चाहिये--यह 
वाक्‍्यार्थे है। इव भ्रथे वाले “तुल्य” पद से (सादश्य का) ग्रहण करने के कारण 
यहाँ भ्रार्थी (वाक्यगत पूर्णोषमा) है। (यहाँ शशिरूप उपमान, वदनरूप उपभेय, 
सन्ध्याराग का विस्तार साधारणघर्म और “तुल्य” साहश्यवाचक है, इनका प्रत्ति- 
पादन होने से उपमा पूर्णा है ।) 


[. हैं (सु. पा. दि.) 
2... वाक्‍्याथॉपस्कारकमित्यत्र लक्षणे(मू. पा. टि.) 


292 काव्यालोकः 


समासगा श्रीती झौर प्रार्यो पाप मा-- 
श्रौती तथा पभ्रार्यी समासरूप में जैसे-- 


गद्भा के समान निर्मल कीत्ति है, कलाओों को घारण करने से तुम भी 
चन्द्रमा के समान हो । मघु की घारा के समान मीठी वाणी है, झब तुम अपनी 
कान्वि से पुणिमा की रात्रि के समान हो ॥ 86 ॥॥ 


यहाँ “इव” के साथ (“गद्भा” तथा “मघुघारा” का समास हुआ है अतः 
प्रौती उपमा समासगत है) भौर साहृश्यवाचक “उपमा” पद के साथ 
(“शशाइूु” पद का) समास होने से श्रार्थी उपमा समासगत है। इस प्रकार 
(श्रौत्ती पूर्रोपमा तथा श्रार्थी पूर्गोपमा) दोनों के ही समासगत भेद का उदाहरण 
यहाँ बता दिया गया है । 


तद्धितगा श्रीत्ती श्र श्रार्थी पुर्शोप मा--- 


श्लौती तद्धितगा जैसे--- 

तुम्हारे इस उदय को ये प्रजाएँ नवीन जलघर (बादल ) के समान चाहती हैं । 

यहाँ “तत्र तस्येव” (प्रष्ठा. 5, ।, 6) सूत्र से “वति” प्रत्यय “इव” 
भ्रय॑ में हुप्मा है श्रतः श्रीती उपमा है। सहृदय-दृदय का प्रमाणक जलघर का 
सारश्य भ्रतिचमत्कारी है । 

इसके पश्चात्‌ तद्धितगता श्रार्थी के उदाहरण में-- 

है कमल के समान विशाल नेत्रों वाले ! देखना श्रकृशता को प्राप्त 
करता हूं । 

“तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्गोति: ” (अ्रप्ठा. 5, ।, ]5) इस पारणिनि सूत्र से 
“वत्ति/ प्रत्यय “तुल्य” के प्र में सारश्ययुक्त में हुग्ना हैं श्रतः श्रार्थी उपमा 
हैं । प्रतीत सारश्य में “वीक्षरामक्षीणता याति' (देखना अक्षीण॒ता को प्राप्त करता 
है), यहाँ “वीक्षणास्थाक्षीरता” (देखने की अक्षीणाता) निदर्शन (भ्रलद्धार ) 
समथित होने से अन्य अलंकार की शंका नहीं होनी चाहिये । “वाक्यार्थोपस्का- 
रकम्‌” इत्यादि उपमा के लक्षण में अतिचमत्काररूप महिमा के पदार्थान्तर के 
निगीर्ण करने से (अ्रलद्धारान्तर नहीं मानना चाहिये ।) 

लुप्तोपमाभेदानुदाहरति । 

वाचकलुप्ता-- 


तन्ते छरसिजदलदीघेनयनेयम्‌ । 


श्र्यालंका र-नि रूपणम्‌ 293: 

सरसिजदले इव दी्ें नयने यस्या इतीवशब्दस्थ समासे लोपात्‌ 
सेयं! समागमा । उपमानवाचककर्मोपपदाचारार्थे क्यचृप्रत्ययगम्या । उप- 
मानवाचका5धिकरणोपपदाचारार्थक्यच्‌प्रत्ययगम्या । श्ताइशकन्न पपदा- 
चारारथविहितक्यड्:्रत्ययगम्या । ताइ्शकर्मोत्तरविहितरामुलगम्या । 
ताइककतुृ पदोत्तरणमुल्‌गम्येति षोढ़ा । 

तत्र समासे दरशिता। कर्माधारक्यचोयेथा-- 
अ्रनलीयति शीतांशु:: सुधागृह१ काननीयति प्रसभम्‌ । 


ग्रनलमिवाचरतीत्यर्थे “उपमानादाचार” इति सूत्रेण क्यचू, काननः 
इवाचरतीत्यर्थे “अधिकरग्गाच्चे” ति वात्तिकेन क्यच्‌ । 


क्यडा यथा--- 
तव विरहेण बता»5स्या निरुदकमीनायते" हृदयम्‌ । 


अन्र “कत्त्‌ : क्यडः सलोपश्चे” ति क्‍्यडः। 
एपुग सारश्यवाचकाभावाद्वाचकलुप्ता । 


[48 ब| उभयत्र/णमुला यथा-- 


अवलोक्य सुधापायं? वसन्ति धन्यास्तु निर्जरावासम्‌ । 

अन्न सुधामिव निर्जरा इवेति “उपमाने कर्मणि चे”ति चकारात्क- 
त्तेयेपि णमूल्‌ । 

लुप्तोपमा के उन्‍तीस भेद--- 

लुप्तोपमा के भेद कहते हैं-- 


वाचकलुप्तोपमा (मू. पा. टि.) 

उपमानवाचकत्वमनुषज्यते (मृ. पा. टि.) 

श्च्ु 

० हे 
वने (मू. पा. टि.) 

निहदफ्मरीत उदकरहितः मत्स्य: स इवाचरति (मू. पा. टि.) 
उदाहररोषु (मू. पा. टि.) 

कतृ कर्मोत्त रण मुल्‌ (मू. पा. टि.) 

सुधामिव पीत्वा सुधापाय (मू. पा. टि.) 


हर 
] 


294 काव्यालोकः 


बाचकलुप्ता फे छह भेद-- 

वाचकलुप्ता-- 

यह तन्‍वी कमलपन्न (के समान) विशाल नेत्रा है । 

जिसके सरसिजदल (कमलपत्र) के समान दीर्घ नेत्रहँ-यहाँ वाचक “हब” 
शब्द का समास में लोप होने पर भी सांदृश्य की प्रतीति होती है अतः (] ) समा- 
सगा बाचकलुप्तोपमा मानी जायेगी । (2) उपमान वाचक कर्म उपपद में 
ग्राचार श्रथं में क्यच्‌ प्रत्यय गम्या वाचक लुप्तोपमा होती है। (3) उपमान 
वाचक अधिकरण उपपद रूप अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय गम्य वाचक लुप्तोपमा होती 
हैं। (4) उसी प्रकार (उपमानवाचक) कर्ता उपयद रूप श्रथ में विहित क्‍्यडू- 
प्रत्यय गम्या वाचकलुप्ता होती है । (5) उसी प्रकार कर्म में विहित णमुल्‌ गम्या 
वाचक लुप्तोपमा होती है । (6) इसी प्रकार कर्ता पद के बाद खमुलू गम्या 
लुप्ता होती है । इस प्रकार यह छह प्रकार की वाचकलुप्ता होती है । 

समास में वाचकलुप्ता दिखा दी गयी है | कर्म श्र आधार में क्यच्‌ प्रत्यय 
गम्य वाचक लुप्तोपमा का उदाहरण जैसे-- 

चन्द्रमा हुठात्‌ अग्नि के समानाझ्रौर सुधाग़ृह कानन के समान प्रतीत होता है ! 

“अग्नि के समान श्राचरण करती है” इस अर्थ में (अनल शब्द से) “उप- 
मानादाचारे” (अप्टा.-3, , 0) इस सूत्र से क्यच्‌ प्रत्यय (होकर “अ्रनलीयति' 
बना है) । “वन में जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार करती है” इस 
अर्थ में (कानन शब्द से) “अधिकरणाच्च” इस वात्तिक से क्यचू्‌ प्रत्यय (होकर 
“काननीयति” यह शब्द बना है। इस प्रकार “प्रनलीयति” शब्द कर्म में क्यच्‌ 
प्रत्यय होकर और “काननीयति” अधिकरण में क्यच्‌ प्रत्यय होकर वाचकलुप्तोपमा 
के उदाहरण हैं) । 

क्यट्ट प्रत्यय होने पर वाचकलुप्ता जैसे--- 

सेद है कि तुम्हारे विरह में उसका हृदय जलरहित मछली के समान श्राच- 
रण करता हैं । 

यहां (जल-रहित मछली के समान भ्राचरण करता हूँ, इस श्रथ्थ में) “कर्तं 
क्यड सलोपश्च” (अप्टा. 3, , 8) इस सूत्र से क्‍्यड प्रत्यय (होकर “मीनायतें 
शब्द बना हूँ ) । 

इन उदाहरणों में सादश्यवाचक पदों का श्रमाव होने से वाचकलुप्ता हैं । 
दोनों स्थयों पर (कर्ता ओर कम में) रफ़्मुल्‌ प्रत्यय होने पर वाचकलुप्ता 


०० 
जस--- 


अर्थालंका र-निरूपणम्‌ ह .. 295 
(सुन्दरी को) देखकर, अ्रमृत के समान पीकर सौभाग्यशाली व्यक्ति देवताओं 
के समान ही वास करते हैं । 


यहाँ “'सुधामिव” में “उपमाने कर्मरि। च” (3, 4, 45) इस सूत्र से 
(कर्म में) तथा “निर्जंरा इव” में (उपमानादाचारे सूत्र से) “चकार” ग्रहण करने 
से कर्ता में शमुलू प्रत्यय हुआ है (और तब “सुधापायम्‌” सुधा की तरह और 
“निर्जरावासम्‌” “देवता के वास की तरह” यह अर्थ होता है, अतः यहाँ वाचक- 
लुप्ता है)। 


सैवोपमानलुप्ता क्रमेर वाक्‍्ये समासे च ।।सु.24।। 
सा लुप्तोपमा शर्थ्येव । 
न त्वयान्यत्सदशं कमनीयमिहलोके । 
इयं तु वाक्यगता । समासे यथा-- 


नेन्दीवरसममप्रं किड्चिन्मम नयनसुखकारि । 
धर्मलुप्ता वाक्ये समासे च श्रौत्यार्थी तद्धितगता त्वाथ्यं बेति ।।मू.[25॥। 


पदञ्चप्रकारेत्याह-वाक्येडपि समासे5पि! द्विविधार्थी तद्धिते च धमेलुका । 
उदाहरति-- 


“कोकनदेन समान वदनम्‌” इहार्थी वाक्यगता। 
“अ्रमरालिरिव कबरी”,अन्र श्रौती वाक्यगता । 
“वागपि सूघेव”', अनत्र समासे श्रौती । 
“मतिरथ पयोधिकल्पा”, अन्रार्थी तद्धितगा । ईषदसमाप्ति- 
रपि भंग्यन्तरेण सादइश्यमेव । 
“इन्दुतुलितेयम्‌,” अनत्र समासे ग्रार्थी । 
धर्मोपमानलुप्ता ।-- 


“सहकार* न ते सम॑ जगति”, इयं धर्मोपमानलुप्ता वाक्‍्ये । 


!. वाक्ये समासे च द्विविधा श्रौती आर्थी च | तद्धिते एका श्रार्थी धर्मलुका 
धमेलुप्तत्वेन (मू. पा. टि.) 


2. है (मर. पा. टि.) 


296 कांव्यालोकः 


“न भवत्सदशं भूड्ां अ्रमताउपि विलोकितं भूय:', इह तु ताइशी? 
समासगता । 
उपमानलुप्ता के दो भेद-- 

वही (लुप्तोपमा) वाक्य और समास में क्रम से उपमानलुप्ता होती 
है ॥सू. 24॥। 

ह उपमानलुप्ता केवल वाक्यगत श्रौर समासगत झार्थी उपमा रूप ही 
होती है । 

“इस संसार में तुम्हारे समान कमनीय (सुन्दर) अन्य कोई नहीं हैं ।” 

(यहाँ त्ववा का उपमान प्रतिपादित नहीं किया गया । भरत: उपमान लुप्त 
होने से उपमानलुप्ता है और “सदृश” के साथ समास नहीं होने से) यह वाक्यगता 
उपमानलुप्ता हैं। समासगता उपमानलुप्ता जेसे- 

नीलकमल के समान अन्य कोई मेरे नयनों को सुखकारी नहीं है । 

(यहाँ नीलकमल का उपमान लुप्त है और “इन्दीवर” का “समम” के 
साथ समास होने से समासगता उपमानलुप्ता है |) 
धर्मलुप्ता फ॑ पाँच भेद--- 

धर्मलुप्ता उपमा श्रीती और श्रार्थी दोनों में वाक्य और समास दोनों में 
होती है । तद्धितगता केवल आर्थी में ही होती है ॥सू. 425 ॥ 

धर्मलुप्ता के पाँच भेद कहते हैं--धर्म (स्राघारण घमर्म) का लोप होने पर 
वाक्य में मी और समास में भी दोनों प्रकार की श्रौती आर्थी उपमा होती है श्रौर 
तद्धित में केवल श्रार्थी उपमा होती है । (इस प्रकार धर्मेलुप्ता के पाँच भेद हैं-- 
. बाक्यगता श्रौत्ती धर्मलुप्ता, 2. वाक्यगता श्रार्थी घर्मलुप्ता, 3. समासगा श्रौती 
धर्मलुप्ता 4 समासगा श्रार्थी घर्मलुप्ता और 5. तद्धितगा श्रार्थी धर्मलुप्ता ।) 

उदाहररा देते हैं-- 

(क्रोब में) मुख कमल के समान है । 

(यहाँ उपमेय मुख तथा उपमान रक्तकमल का सादृश्य सिद्ध करने वाले 
रक्‍तता कोमलता आझ्रादि धर्म उक्त नहीं हैं। अतः उपमा घर्मलुप्ता है। 





4. है (मू. पा. टि.) 
2. घमोपमानलुप्ता (मू. पा. दि.) 


श्र्थालंकार-निरूपणम्‌ 297 


“समान” पद से साहश्य का प्रतिपादन करने से आर्थी और असमस्त होने 
से वाक्यगत है । इस प्रकार) यहाँ वाक्यगता ग्रार्थी घर्मलुप्ता है । 

“अमर-पंक्ति के समान केशपाश है/--यहाँ वाक्यगता श्रौती धर्मेलुप्ता है । 

“वाणी भी अमृत के समान है/--यहाँ समासग! श्रोती पर्मलुप्ता है ! 

“समुद्र के समान बुद्धि है/--यहाँ कल्पप्‌ रूप तद्धित प्रत्यय से साइश्य का 
बोध होने से तद्धितगता तथा आर्थी और (धर्म की अनुक्ति से) धर्मलुप्ता उपमा 
है। (/ईषत्‌ अ्रसमाप्ति अर्थात्‌ थोड़ा कम होना” इस प्रर्थ में कल्पप्‌ प्रत्यय का 
विधान होता है ।) थोड़ा कम होना भी दूसरे ढंग से साइश्य ही है । 

“यह चन्द्रमा के तुल्य है ““-यहाँ (“इन्दु” पद का “तुलिता” पद के साथ 
समास होने से समासगा, “तुलित” पद से साहश्यकथन के कारण आर्थी और 
(धर्म के अ्रकथन से धर्मलुप्ता) उपमा मानी जायेगी । 


धर्मोपमानलुप्ता के दो प्रकार--धर्मोपमानलुप्ता (के उदाहरण) हैं-- 
हेआम्र ! संसार में तुम्हारे समात कोई नहीं है । 


(यहाँ सहकार का कोई उपमान नहीं दिया गया है तथा धर्म भी लुप्त है 
अतः) यह वाक्यगत धर्मोपमानलुप्ता का उदाहरण है । 


हे भ्रमर ! चारों ओर घूमते हुए भी पुनः आपके समान कोई नहीं देखा 
गया । 


यहां (“भवत्सदश ” में) समासगता है और उसी प्रकार उपमान व धर्म का 
कथन न होने से (घर्मोपमानलुप्ता) है । 

वाचकधमंविलुप्ता-- 

भूपाल कुचेषु वनितानां हारन्ति कीत्तेयस्ते हरन्ति हृदयेषु च धुनीनाम्‌ । 

अन्च हारन्तिः हरन्तीति आचाराथंक-विवषा हारमिवाचरन्ति 


हरमिवाचरन्तीति? पक्षे हारादीनां स्वसारश्यबोधकंतेति लक्षणया 
चाचकधमंलोप: स्पष्ट: । द 


वदनाम्वुजे युवत्या: परागतां वह॒ति पट्वासः । 
कान्‍्त तव दशनकिरणश्रेणिरियं केशराणि पुनः ॥॥87॥ 





. है (मू. पा. दि.) 
2. ०रन्तिति० 


२298 काव्यालोक: 


अन्न ना विशेषणसमास: किन्तु उपमितिसमासः । 
अपहृतमन्त:करणा7 प्रविश्य वपुपा तिलोत्तमीयन्त्या । 


सेवोपमेयवाचकलुप्ता । श्रत्र तिलोत्तमामिवात्मानमाचर स्त्येत्याचारार्थे 
क्यचि सारश्यस्य स्वात्मनोपमेयेन सममेव लोपात्‌ । 


मृगनयनयेति परा । 
धर्मोपमानवाचकलुप्तेत्यर्थ: । स्वस्वमात्रवोधकपदाभावात्त्रयाणां लोप: । 


वाचकधर्म विलुप्ता के दो भेद--वांचकधर्म विलुप्ता (में धर्म और वाचक दो के 
लोप होने पर दो भेद होते हैं--). क्विपृगता वाचकधर्मविलुप्ता और 2. समा- 
सगा वाचकघम्मविलुप्ता )-- 


है राजन्‌ ! आपकी कीत्तियाँ वनिताओं के कुचों पर हार के समान श्राचरण 
करती हैं शौर मुनियों के हृदय पर हर (शिव) के समान श्राचरण करती हैं ! 


यहां “हारन्ति” और “हरन्ति/” इनमें (सर्वप्रातिपदिकेम्य आचारे क्विपुवा 
वक्‍तव्य:-इस वात्तिक से) झ्राचार भ्र्थ में क्विप्‌ प्रत्यय होता है। तव “हार के 
समान झ्ाचरण करती है”, “हर के समान श्राचरण करती है” यह श्र्थ 
द्योतित होता है । इसके अनुसार हार श्रादि शब्द लक्षणा के द्वारा हार श्रादि के 
साहश्य के बोधक होते हैं(यहाँ धर्म-प्राचार के बोधक बिवप्‌ प्रत्यय का लोप हो चुका 
है श्रतः) धर्म (आचार) का लोप स्पष्ट है और (साहइश्य का बोघक पद यहाँ नहीं 
है श्रतः) वाचक का लोप भी स्पष्ट है । 


हे प्रिय ! तुम्हारी प्रिया नायिका के मुखकमल पर पटवस्त्र परागता को 
घारण करता है (पराग जैसे प्रतीत होता है) श्रौर दाँतों की किरणावलि केसर 
के; समान प्रतीत होती है ॥! 87॥॥ 

यहाँ (वदनं च तदम्वुज॑ च) इस विग्नह से विशेषशसमास (कर्मघारय 
समास) नहीं है किन्तु (वदनं अम्बुजम्‌ इब बदनाम्बुजम्‌ू-इस विग्रह से “उपमितं 
व्याप्नादिभि: सामान्यप्रयोगे ) (अप्टा, 2..56), इस सूत्र से “वदनाम्वुजम्‌” शब्द 
वना है श्र) उपमितिसमास है। 


उपनेयवाचऊयुप्ता--शरीर से तिलोत्तमा (एक अप्सरा) के समान आचरण 
करती हुईं उस (सुन्दरी) ने प्रवेश करके अ्रन्तः:करण का अपहरण कर लिया । 


. बदन च तदम्बुज चेति समाप्तो न (मू. पा. दि.) 
2... प्त्तप्ड० 


अर्थालंकार-निरूपणश॒म्‌ 299 


यही उपभेयवाचकलुप्ता है। यहां “तिलोत्तमामिवात्मानमाचरल्ती” अर्थात्‌ 
“अपने श्राप में तिलोन्तमा के समान श्राचरण करती हुई” इस श्रर्थ में तिलोत्तमा 
पद से आचारार्थ में क्यच्‌ प्रत्यय होकर साइश्य का (लोप हुआ्रा है) तथा स्वात्म 
रूप उपभेय का साथ ही लोप होने से (उपभेयवाचकलुप्ता) है । 


धर्मोपमानवाचकलुप्ता---“मृगनयनया/- “'सृग के नेत्नों के समान नेत्रों वाली 
नायिका के द्वारा”, यह अन्य (धर्मोपमानवाचकलुप्ता का उदाहरण है) । 


यहाँ धर्मोपमानवाचकलुप्ता होती है यह अभिप्राय है । (मृगस्य तयने इंच 
नयने यस्या: “इस विग्रह से” “सप्तम्युपमानपूर्वस्य” इस “अनेकमन्यपदार्थे” सूत्र 
के भाष्य वात्तिक से समास होकर उत्तरपद उपमानवाचक नयनपद का लोप हुआ 
है । यहाँ उपमान-मृगनयन, धर्म-विशालता, चपलता झ्रादि और वाचक-साहश्य- 
बोधक 'इव” आदि हैं) इनके केवल मात्र अपने (एक-एक) का बोध कराने वाले 
पद का अभाव है भ्रतः यहाँ साध।रणघर्म, उपमान तथा चाचक इन तीनों का लोप 
माना जायेगा । 


वाचकलुप्तासु “कत्तेयु पमान” इति णिनौ सप्तम्यपि। यथा कोकिल 
इवालपति कोकिलालापिनी । तथा “इवे प्रतिक्रतावि'ति कनि 
[49अ्र] “लुस्मनुष्यं इति चड्चेवेत्यर्थें “चब्म्चा पुरुष:” इत्यष्टमी। 
“आह्वादि बदन तस्या: शरद्राकामृगाडुति” इत्यादावाचारक्विपि पदा- 
न्तरेण प्रतिपादिते समाने धम्में नवम्यपि । 


एवमुपमानलुप्ता द्विविधोषर्वाणिता तृतीयापि रृश्यते । यथा 


“तदेतत्काकतालीयमिति” । श्रत्र काकागमनतालपतन गेधकयो: 
काकतालशब्दयो रिवार्थ ” समासाच्च तद्विषयादि”ति ज्ञापकात्समासे काक 
इव ताल इब काकतालं काकतालसदृण:म समागम इति वाक्यार्थ : । काक- 
तालमिवेति द्वितीयस्मिन्निवाथ च्छप्रत्यय पतनदलिततालफलोपभोगरूप- 
स्योपमानस्य लोप: प्रत्ययार्थोषमायां? समासार्थोषमायां* वाचकोपमान- 
लोप: अवितरकितसम्भवमिति। धर्मानुपादाने प्रत्यया्थोपमायां धर्मोपभान- 
लोप: समासार्थोपमायां धर्मोपमानवाचकलोप : । 





]. 5लशरश: 


2. काकतालमिव काकतालीयमित्यत्र (मू. पा. दि.) 
3. काकसिव तालसित्यत्र (मू. पा. हि.) . 


के 


300 काव्यालोकः 


यद्यपि क्यचि क्यडि घर्मलोपस्यथापि सम्भवात्च वाचकमात्रलुप्तो- 
दाहरणं संगच्छते तथापि प्राचामनुरोधो न्याय्यः इत्युक्तम्‌ । 


इत्युपमालचड्डार: ।॥। 


पच्चीस उपमानेदों के भ्रतिरिक्त अन्य उपमा-मेद-- (उपमा के पच्चीस भेद कहे 
जा चुके हूँ । कतिपत्र विद्वानों ने इन पच्चीस भेदों के अतिरिक्त अन्य भी कुछ 
उपमा-भेद कहे हैं, उनका भी विवेचन अब किया जा रहा है-) 


छह वाचबलुप्ता के अतिरिक्त तीन अन्य भेद--वाचकलुप्तोपमा के छह भेद कहे 
हैं--पर) 'कर्तयु पमाने” (3.279) इस सूत्र से रिनि प्रत्यय करके वाचकलुप्ता 
का सातवाँ भेद भी देखा , जाता है। जैसे---/कोकिल इवालपति” “'कोयल के 
समान श्रालाप करती है” इस अ्र्थ में णित्ति प्रत्ययान्त “कोकिलालापिनी” पद 
देखा जाता है (यहाँ वाचक “इवे” आदि के न रहने पर भी सादश्यरूप उपमा 
होने से वाचकलुप्ता है) । इसी प्रकार “इवे प्रतिकृती” (5, 3, 99) इस सूत्र से 
“कन्‌” प्रत्यय होने पर “लुम्मनुष्ये” (5, 3, 98) इस सुत्र से “कन्‌” प्रत्यय का 
लोप हो जाता है । “चञ्चा” (घास) शब्द से (बनी हुई प्रतिकृति के समान 
इस थ्रर्थ में) “कन्‌” प्रत्यय करने पर “चज्चा” शब्द का अर्थ है “घास से बनी हुई 
प्रतिकृति के समान” । “चज्चा पुरुप:” “वह पुरुष घास से बनी हुई प्रतिकृति के 
समान है” यहाँ उपमा है और इवादि वाचक का लोप है श्रत: वाचकलुप्तोपमा का 
आठवाँ भेद है। “उस (नायिका) का श्राह्वादकारी मुख शरत्कालीन पूर्णिमा के 
चन्द्रमा के समान आचररणा करता है” इस वाक्य में आचार श्रर्थ में क्विप्‌ प्रत्यय 
होने पर--“शरद्राकामृगाड्ूति” शब्द बना है। यहाँ दूसरे पद (आह्वादि) से 
समानधर्म प्रतिपादित किया गया है (और उपमा स्पष्ट है, पर सादइश्यवाचक 
इवादि का प्रयोग नहीं होने से वाचकलुप्ता का) नवां भेद भी इृष्टिगोचर होता है । 


उपमानलुप्ता का तृतीय तद्धितगत भेद तथा अन्य भेद---इसी प्रकार उपमा- 
लुप्ता के (वाक्यगत और समासगत ये) दो भेद पहले वर्णित किये जा चुके हैं, 
उसका तीसरा भेद भी देखा जाता है । जैसे-“तदेतत्काकत्तालीयम्‌” अर्थात्‌ वह यह 
(घटना) तालपतन से होने वाले काकवंध के समान है। यहाँ काक (कौए) के 
आगमन झोर ताल (ताड़) के पतन के बोधक काक और ताल शब्द का “इव 
भर्य में “समासाच्च तदविपयात्‌” (5, 3, 06) इस ज्ञापक से समास होने पर 
“फापा इव ताल इव (कौए के आने के समान शौर ताड़ गिरने के समान “इस 





. नया 


अर्थालंकार-निरूपणाम्‌ .. 30 


अर्य में) “क कताजय्‌” झूय बता है। काकतानलम्‌” कः वाक़्यार्थ हुआ कौए' 

(के आगमन के साथ) ताड़ (के पतन के समागम) के समान (व्यक्ति विशेष का) 
समागम” । “काकतालमिव” इस अर्थ में (काकताल शब्द से) दूसरे इव के श्रथ॑ 
में “छु-ईय"' प्रत्यय करने पर (“काकतालीय” पद बनता है)। “काकतालमिव 
काकतालीयम्‌” इव ॒प्रत्ययार्थप उपमा में ताल पतन से टूटे हुए तालफल के 
उपभोग रूप उपमान लुप्त है (/ईय” प्रत्यय साहश्य का वाचक है अ्रतः यहाँ 
वाचकलुप्ता नहीं । यह भेद तद्धितगत होने से पूर्वोक्त वावयगत और समासगत भेदों 
से भिन्न उपामानलुप्ता का भेद है) । 


वाचकोपमानलुप्ता--- 'काकमिव तालमिव काकतालम्‌” इस समासरूप 
उपमा में वाचक तथा उपमान दोनों का ही लोप हुआ है, जिससे वाचकोपमान- 
लुप्ता नामक अन्य भेद भी दृष्टिगोचर होता है, जिसका उल्लेख पूर्व में नहीं किया 
गया है। 


तद्धितगत घर्मोपमानलुप्ता-प्रत्यय रूप उपमा में धर्म का कथन नहीं होने पर 
धर्मोपमानलुप्ता का तीसरा तद्धितगत भेद भी हो सकता है और समासरूप उपमा 
में ध्मोपमानवाचकलुप्ता का भेद हो सकता है । 


यद्यपि (प्राचीनोक्त उपमा के 25 भेदों में से) क्यचू गत तथा क्यइूगत 
वाचकलुप्ता के उदाहरण में घर्मं का लोप भी सम्भव होने से केवल वाचकलुप्ता 
कहना संगत प्रतीत कहीं होता फिर भी प्राचीनों का अनुरोध भी न्याय्य है, इसी- 
लिए इसका वर्णन किया गया है । 


उपमा अलक्कार का निरूपण समाप्त हुआ ॥॥॥। 
अतिरिक्ततदूशनिरसनमियमुपमेयोपमा भवति ॥सु.26॥। 


निरसनमिति तत्फले लाक्षणिकं* अ्रतिरिक्तसद्शव्यवच्छेदफलक॑ चम- 


त्कारि सादुश्यमुपमेयोपमेत्यथ: इयमिति परस्परमुपमानोपमेयभावापत्ति- 
रथंयोलेक्ष्यते । 


उदाहरति-- 


शशिना तुल्यं वदनं वबदनेन सम: शशी सुतनो: । 


. तृतीय सचशनिषेघ इत्यथे: (मू. पा. टि.) 
2. ०क्षिणक 


काव्यालोकः 


एतेन “तडिदिव मवती तनन्‍वी मवतीव तडिल्लता गौरी” त्यत्न परस्परोप- 


मायां धर्मभेदेन सादृश्योक्तिस्तृतायसाइश्यं! न व्यवच्छिनत्ति तत्फलकत्वा- 
भावात्‌ । एवं तृतीयसाहइश्यव्यवच्छेदफलके5पि-- 


कन्न-_ 
+ 


पे ७२ 


६0? #'चे >> (आओ 


ग्रस्िलकविसम्मतं “तत्सदशी नान्‍या विधातुरथ सृप्टो । 

निपुणं विभावितायां णशाद्भुलेखेव किड्िचदामाति ॥॥88॥। 
“इति सादृश्ये परस्परोपमानोपमेय भावाभावान्नेयं सम्भवति । 
यथा वा-- 

वनिता लतेव फलिता वनितेव लतापि तादृशी भवति । 


[49ब] आझालपति कोकिलेब स्फुटं बने & सेव कोकिलापि तथा ॥89॥ 


अन्न विम्बप्रतिविम्बभावापन्नो धर्म्म: । 
सेयमुक्तधर्मा अनुक्तधर्मा तु प्रागुदाहृता)! यथा वा शूली*-- 


वारिधिराकाशसमों वारिधिसदृशस्तथाकाश: । 
सेतुरिव स्वर्गगा" स्वर्गगेवान्तरा सेतु: ॥90॥। 
एपा सर्वापि वाक्ये, ग्र्थे तु वाक्येभेदेन यथा 
झभिरामतासदनमम्बुजानन” नयनद्वयं जनमनोहरं तव । 
इयति प्रपञच/विपयेजपि वैबसे तुलनामुदझचत्ति परस्परात्मना ॥9। 
इत्यु [प] मेयोपमा ॥॥2. 


मृरालादि (मू. पा.टि) । ० दृशं 

ततृणदह्‌ 

मूलपाठ में सन्धि करके “किड्चिदामातीति” लिखा गया है । 
अखिलेत्यादिना (मू. पा. दि.) 
“अ्रस्तिल” इत्यादि श्लोक में सादृश्य में परस्पर उपमानोपमेय भाव नहीं 
होने से इसे उपमेयोपमा का उदाहरण नहीं माना गया है अ्रतः यहाँ 
“अखिलेत्यादिना” के स्थान “शशिनेत्यादिता” लिखना उचित प्रतीत 
होता है । 

जगनप्नाथत्रिशली रसमंगावरकर्त्ता (मू. पा. दि.) 


है (मू.गा.टि.) 


अर्थालद्धार-निरूपणम्‌ 303 


2. उपमेयोपमा--- 

अतिरिक्त (तृतीय) सहृश पदार्थ का निरसन (निषेध) यह उपमेयोपमा 
होती है !सू.!26।। 

मिरसन (इन दोनों पदार्थों की समता इन्हीं दोनों पदार्थों में है, अ्रन्य में 
नहीं, यह तृतीय सदृश पदार्थ की निद्धत्ति का ज्ञान है इस निषेध) के फल रूप होने 
पर, लाक्षणिक, अन्य सदुश वस्तु के निषेघ रूप फल वाला तथा चमत्मकारयुक्त 
सादुश्य ही उपमेयोपमा अलद्धार है--यह अर्थ है । दोनों अ्र्थों में परस्पर उपमान 
ओर उपमेय भाव की प्रतीति ही उपमेयोपमा अलक्कार है। (उपमेयोपमा 
अलद्धार का) उदाहरण है-- 

सुतनु का मुख चन्द्रमा के समान और चन्द्रमा मुख के समान है । 

“आ्राप बिजली के सदृश दुबली-पतली हैं औ्ौंर यह विजली की रेखा आपके 
समान गोरी है।” इस वाक्य में परस्पर की (उपमा है उपमेयोपमा 
नहीं । इस परस्पर की) उपमा में (“तनुत्व” और “गौरत्व” दो साधारण धर्म 
हैं ये) भिन्न-भिन्न साधारण घर्मं से कथित उपमाएँ तृतीय (मृणाल आदि) सादृश्य 
पदार्थ की निबृत्ति नहीं कर सकती क्योंकि इसमें उस तृतीय सदृश पदार्थ के 
निषेघरूप ज्ञान का अमाव है. (अतः: यहाँ उपमेयोपमा अलक्धार नहीं, उपमा- 
अलदूरार है) । 

इसी प्रकार उपमेयोपमा अलक्कार में तृतीय सादृश्य की निद्धतत्ति को फल 
माना गया है, ऐसा होने पर--- 

यह समस्त कवि-सम्मत बात है कि विधाता की सृष्टि में उस (सुन्दरी) के 
समान अन्य कोई (नाथिका) नहीं है । सूक्ष्मरूप से देखभाल करने पर वह कुछ 
कुछ चन्द्रलेखा के समान ही सुशोभित होती हो ।॥88॥। 

इस (नायिका और चन्द्रलेखा के) सादृश्य-वर्णन में (तीसरे सदृश पदार्थ को 
निद्त्ति फल है, ऐसा कहा जा सकता है पर यहाँ सादृश्य में) परस्पर उपमान-- 
उपमेय भाव का अभाव होने से यहाँ उपमेयोपमा अलझ्धार नहीं हैं । (उपमे- 
योपमा अलझ्ार में तृतीय सादृश्य जिसका फल है वह वर्णंन परस्पर उपमान- 
उपमेय बने पदार्थों का सुन्दर सादृश्य होता है ।) 

अथवा जैसे उपमेयोपमा का उदाहरण--- 


वनिता (नायिका) लता के समान फलवती होती है और लता भी बनिता 
कै समान उसी प्रकार फलित हो जाती हो । वन में कोयल के समान स्फूट स्वर 
में बोलती है और कोयल भी उसके (नायिका के) समान ही बोलती है ॥89॥. 


304 काव्यालोक: 


यहाँ ("फलिता” और “तादशी मवति”) बिम्बप्रतिविम्बमाव होकर 
साधारण घमम हो जाते हैं ! 

उपमेयोपमा के भेद-- (उपमेयोपमा के दो भेद किये गये हैं-- () उक्त-धर्म 
जिसमें साधाररा धर्म स्पष्ट शब्दों में वश्शित होता है और (2) अनुक्तघर्मा-जिसमें 
साधारणधर्म स्पप्ट शब्दों में कथित नहीं होता, व्यञ्जना से ज्ञात होता है ।) 

(प्रस्तुत “वनिता-/ इत्यादि श्लोक उपमेयोपमा के प्रथम भेद) उक्तधर्मा का 
है । अनुक्तधर्मा का उदाहरण पूर्वोक्त (“शशिना«” इत्यादि) है। 

प्रथवा जैसे रसगंगाधरकर्ता जगन्नाथ त्रिशूली ने (अश्रनुक्तधर्मा उपमेयोपमा का) 
उदाहरण दिया है--- 

समुद्र आकाश के समान है और आकाश समुद्र के समान है, क्योंकि 
प्राकाश में सेतु की तरह स्वर्गगा है भ्रीर समुद्र में स्वर्गंगा की तरह सेतु है ॥90॥ 

उपभेयोपमा के ये समी उदाहरण वावय में (जहाँ दो वाक्‍्यों में दो साइश्य 
पृथक-पृथक कथित हैं वहाँ) वर्णित किये गये हैं । श्रव श्रर्थत: प्रतीत होने वाले 
वाबयभेद से उपमेयोपमा अलंकार का उदाहरण है--- 


हैं कमलसदृश मुखवाली ! सुन्दरता के मन्दिर श्रौर लोगों के मन का हरण 
करने वाले तुम्हारे नेत्रद्यय ही विधाता के लिये इतने विशाल संसार रूपी प्रपञ्च 
में केवल परस्पर रूप से समता प्रकट करते हैं ॥| 9] ॥ 


उपमेयोपमा अ्र॒लंकार का विवेचन समाप्त हुआ !। 2 ॥ 


)स्दुशान्तरनिरसनफलवर्संनविपयं यदेकसादृश्यम्‌ ॥ सु. 27 ॥ 
कमलैव जगति कमला कलयति शोभामनन्वय: सोध्यम्‌ ॥। 
अन्र कश्चितृ--“तेन तदेकदेशेनावसितभेदेन वा उपमानतया कल्पि- 
तेन साहण्यमनन्वय:” । तत्रोपमेयस्येवोपमानत।कल्पने अ्रमुख्यावभासमा- 


नसाधर्म्यापादनमेक :, उपमेयेकदेशस्य तथवोपमानताकल्पमपर: । प्रतिवि- 
म्वित्वादिना भेदेनावसितस्य तत्कल्पनमन्य: । 


आद्यो यथा --युद्धे ४जु न इव? प्रथितप्रताप: । 


द्वितीयों बथा-- 





... द्वितीय सदशनियेवफलकम्‌ (मू. पा. टि.) 
2. प्रजुन इवाजू नः (मू. पा. टि.) 


श्र्थालंका र-निरूपण॒ 305 


एतावति प्रपञ्चे सुन्दरमहिलासहख्तमरिते&पि । 
अनुहरति सुभग तस्या वामाद्ध दक्षिसाद्ध स्‍्थ )। 92 ॥। 


तृतीयों यथा-- 


गन्घेन सिन्धुरधुरन्धरवक्त्र? मैत्री-- 
मैरावणप्रमृतयी5पि न शिक्षितास्ते । 

तत्त्वं कथं त्रिनयनाचलरत्नभित्ति-- 
स्वीयप्रतिच्छविषु यूथपतित्वमेषि ॥। 93 ॥। 


अन्नोपमानान्तरविरहस्य तिष्वपि उपलम्भादनन्वयस्त्रिविध इति 
तन्न । 


स्तनामोगे पतन्‌ भाति कपोलातू कुटिलोइलक: । 
शशाच्ूबिम्बतो मेरी लम्बमान इवोरग [ : | ॥ 94 ॥। 


इति कल्पितोपमायामापि उपमानान्तरबिरहात्तथात्वापत्ते:भ् वामद- 
क्षिणयो: साइश्ये तद्भेदोपन्यासस्य व्यर्थत्वाच्च । 


3. अनन्वय--- 


वह साहश्य जिसके वर्णन से अन्य (द्वितीय) सादश्य का निषेध फलित 
होता है श्रौर जिसका उपमान तथा उपमेय एक ही होता है वह श्रनन्‍्वय अ्रलद्भार 
है ।। सू. 27 ॥॥ 


उदाहरण जैसे--जगत्‌ में लक्ष्मी के समान लक्ष्मी ही शोभा घारण 
करती है। 


इस विषय में किसी (“अलझ्भूाररत्नाकर”) में कहा गया है कि--उस 
उपमेय, ठसके एकदेश भ्रथवा निश्चित रूप से अभिन्न (अवासित भेद) उपमेय को 
उपमानरूप में कल्पित करके (उसका साहश्य उसी में वर्णित हो तब उस) साइश्य 
को भ्रनन्‍्वय कहते हैं। इस प्रकार अ्रनन्‍्वय तीन प्रकार का हो जाता है-() उप- 
मेय की ही उपमान रूप में कल्पना करके अ्रमुख्य (अवास्तविक) रूप में प्रतीत 


. हे (मृ. पा. टि.) 
2. है (मर पा. दि.) 
3. प्रनन्वयत्वापत्ते: (मू. पा. दि.) 


306 काव्यालोक: 


होते साइश्य का ग्रहएं । (2) उपमेय के एकदेश की उसी प्रकार उपमानझूपष में 
कल्पना कर लेना और (3) प्रतिविम्बित्व झ्रादि भेद में अ्रवस्ितित उपमेय की उप- 
मानरूप में कल्पना कर लेना । 


प्रनन्वय के प्रथम भेद का उदाहरण--- 

युद्ध में गरजु न के समान प्रसिद्ध पराक्रमयुक्त अजुन ही है । 

द्वितीय भेद का उदाहरण जैसे-- 

(नायक का मित्र के प्रति कयन--) हे सुमग ! यह विस्तृत संसार यद्यपि 
हजारों सुन्दर स्त्रियों से परिपूर्ण है, फिर भी उस (नायिका) के श्रंगों का बांया 


माग ही प्रंगों के दाहिने भाग का अनुक रण करता है। (पर्थात्‌ भ्रन्य किसी 
नायिका के श्रंगों से उसकी तुलना नहों की जा सकती) ॥| 92 ॥॥ 


ठृतीय भेद का उदाहरण जैसे-- 


है गजेद्धमुख गणेश ! ऐरावत आदि हाथी आपकी मित्रता (समानता) मा 
थोड़ा अंश (गंध मात्र) भी नहीं सीख सके (प्रत: वे श्रापकी समानता नहीं कर 
सकते) । फिर आप कैलाश पर्वत की रत्तमय भित्तियों में दिखने वाले अपने 
प्रतिविम्बों के गूयपति कैसे हो गये ? ॥ 93 ॥॥ 


इन तीनों उदाहरणों में ही श्रन्य उपमान का गअ्रभाव स्पष्ट व्यक्त होता है, 
अ्रत: भ्रनन्वय तीन प्रकार का है। “रत्नाकार” का यह मत उचित नहीं है । 


ऊँचे स्तनों पर कपोलतट से गिरता हुआ कुटिल अलक चन्द्रबिम्ब से सुमेरु 
पव॑त पर लटकते हुए काले सर्प-सा प्रतोत होता है ॥॥ 94 ॥। 

इस उदाहरण में जो उपमा कल्पित की गई है उसमें भी अन्य उपमान 
(या उपमानान्तर) न होने के कारण अनन्धय अलंकार मानना उचित नहीं है । 


इस प्रकार (द्वितीय भेद के उदाहरण “एतावति.” इत्यादि में) बाम श्रौर दक्षिण 
के सादश्य में भी अ्नन्वय का भेद स्वीकार करना व्यर्थ है 


[50 भर ] यच्चानन्वयस्य व्यडू-मग्यत्वमुक्तं/चित्रमीमांसायाम्‌ू-- 


अद्य या! मम गोविन्द जाता त्वयि ग्रहागते । 
कालेनैपा भवेत्त्रीतिस्तवैवागमनातु पुनः व 95 ॥॥ 


जज ल+ जल +>3जललल>+लजजजजलजत....... 


. प्रीति: [म्‌. पा. दि.) 


अ्र्थालेंकार-निरूपणम्‌ 307 


इत्यत्र त्वदागमनप्रीते: सेव सारशी सान्येति व्यञम्जत, इति तनन्‍ता- 
तिचारू । वारान्तरागमनप्रीते: सादश्यस्यातिप्रसिद्धतयागमनजन्यप्री तिसा- 
मान्यावयवयो: प्रीतिव्यक्त्यो: साव्श्यस्य वा।धितत्वाद्योगार्थाभावेन? 
मुख्यस्येवाभाव: कुतो व्यडग्यत्वम । 

तस्मात्‌ ध्वनिपक्ष एवमुदाहरणीयम्‌--- 


वधूसृष्टो धातु: कथयतुर कया शास्मवशिरः 
शशा डूज्योत्स्ताभिर्धवलितमध: पड्क4जयुगम । 
कया लोकक्रीडानटन”मुदपादि प्रथमततो 
यया चित्ते प्रज्ञां जननि कविरेवं त्तव तुलामू ] 96 ॥॥ 


श्रत्र वधूसृष्टो कया चरणतलं हरशिर: शशाडूज्योत्स्नया धवलितं 
कया वा लोकक्रीडानटन पूर्वमुदपएदि यया स्वत्साण्दए्यं कविश्चित्ते धार- 
यतीत्यर्थों वर्णनीयभगवतीमहिमानिरूपमत्वपर्यवसायीति व्यज्यतते इत्ति 
परमतोपन्यासेन स्वमतमपि व्याख्यातम्‌ । 

इत्यनन्वय: 3 


“चित्रमीमांसा” में कहा गया है कि यह अनन्वय अलंकार व्यंग्य भी होता 
है, जैसे-- 


(घर पर श्लाये हुए श्रीकृष्ण के प्रति विदुर का कथन है कि-) हे गोविन्द ! 
आ्राज मेरे घर में तुम्हारे आने से मुझे जो प्रसन्नता हुई है, वह प्रसक्नता कालान्तर 
में पुनः तुम्हारे श्रागमन से ही हो सकती है ॥॥ 95 ॥॥ 


उक्त उदाहरण में “तुम्हारे आगमन की प्रीति के सदश प्रीति वही है, अन्य 
नहीं” यह व्यब्ज्जित होता है, यह कहना भ्रत्यघिक सुन्दर नहीं है । पुतः आगमन 
की प्रीति की समानता के अतिप्रसिद्ध होने के कारण (प्रर्थात्‌ पुनः आपके झ्रागमन 
पर बैसी ही प्रीति होगी जैसी कि इस समय आगमन पर हुई है, यह साइश्य सर्वे- 


बा० 
न विद्यतेष्न्ययो यस्येत्यनन्वय इति योगार्थ: (मू. पा. दि.) 
कथ्य्‌० 

पत्क० 

संसार: (मू. पा. टि) 

त्वात्सा० 


ऊ पा पे ऐ2 जज ४+ 


308 काव्यालोकः 


जनप्रसिद्ध ही है अ्रत:) आगमन से उत्पन्न प्रीतिरूप सामान्य के श्रवयवस्वरूप जो 
दो प्रीतियाँ यहाँ व्यक्त होती है उनमें सारश्य का बाघ होता है (श्रर्थात्‌ आगे होने 
वाली प्रीति का भ्रनुमव इस काल में नहीं हो रहा अभ्रतः दोनों प्रीतियों में सारश्य 
नहीं माना जा सकता) और योगाथे (जिसमें सादृश्य का अ्रन्वय विद्यमान नहीं है 
उसमे अनन्वय कहते हैं, इस योगार्थ) का अ्माव है । भ्रतः यहाँ मुख्यार्थ (वाच्यार्थ 
या प्रनन्वय) का ही ग्रमाव होने से व्यद्ग्यत्व कहाँ से हो सकता हैं ? 


इस प्रकार अनन्वय ध्वनि का यह उदाहरण समभना चाहिये--- 
है जननि ! श्राप बतायें कि विधाता की वधू-सृष्टि में, किस (भ्रन्य वधू) 
ने शम्मु के मस्तक पर विराजमान चन्द्रमा की चाँदनी से अपने चरणरूपी पंकज- 
युगल को भवल बनाया हैँ, तथा किसने लोक क्रीडा रूपी नटन अर्थात्‌ संसार को 
सर्वप्रथम उत्पन्न किया है, जिसके साथ ग्रापकी तुलना को कवि चित्त में धारश 
कर सके ॥। 96 ॥। 
यहाँ वधघू-सृष्टि में श्विव के मस्तक के चन्द्र की ज्योत्सना से किसने चरणा- 
तल को घवलित किया, श्रथवा किस देवी ने लोक क्रीड़ा नटन को पूर्व में उत्पन्न 
किया जिसके साथ गश्रापका सारश्य कवि-चित्त में धारण करे--ऐसा भ्रथं कवि 
द्वारा वशित की गई (वर्णन करने योग्य) भगवती की महिमा के निरुपमत्व में 
पर्यवसित होकर व्यण्जित होता है । इस प्रकार अन्य मतों को प्रस्तुत करते हुए 
अपना मत भी कह दिया गया है ! 
श्रनन्‍्वय श्रलक्कार का विवेचन समाप्त हुआ ॥3॥ 
यत्रोपमानिषेधों मुस्यतयेबासमस्तत्न ॥सु. 28॥॥ 
सर्वथवोपमानिपेध इत्यथे: । 
न चानन्वयेषन्तर्भाव: शंक्‍्य:, रूपकदीपकादावुपमेव व्यज्यमानो5पि 
तच्चमत्कारानुगुणत्वादपृथक्‌ वाच्यतायां तु प्रथगेव चमत्कारी । 
उदाहरति-- 
न भवत्तुल्यों लोके बभूव भूतों भविष्यति वा । 
यथा वा-- 
श्रप्पवलोकितमुबर्न चक्षुन कथब्न्चिदन्‍न्यतों याति । 
यदि तावतेव दृः्ट्वा भवन्तमस्मज्जनु: सफलम्‌ ॥97॥। 


पूर्वत्र वाच्यायमान: इह तु व्यकृग्य इति भेद: । 


अर्थालद्धार-निरूपण म्‌ 3099 
यनन्‍्नु त्िशूली-- 
मयि त्वदुपमाविधौ वसुमतीशग वाचंयमे 
[50व] न वर्णायति मामयं कविरिति क्र,धं मा के & था: । 
चराचरमिंदं_ जगज्जनयतो.. विधिर्मानसे । 
पद॑ नहिं दछ्देतरां तव खलु द्वितीयों नरः ॥98॥॥ 
इति स्वक्ृतपद्मे एवं च व्यज्यमानोः्प्यसमोअ्त्र प्रधानीभूतराजस्तु- 
त्युत्कर्षकतयालच्कार एवेत्युदाजहार तन्‍नातिक्षोदक्षमम्‌ । द्वितीय: 
शसदशनिरसनफलकानन्वयस्यैव वाच्यायमानत्वादुपमानिषेधस्य तदनुगुरणा- 
चमत्कारात्‌ इत्यसम: ।।4. 


केचिदृदाहरणमलश/्ड्भारान्तरमाहु: । 


साम्तान्येन निरूपितस्याथंस्थ सुख+प्रतिपत्तये तदेकदेशं निरूप्प तथोरचय- 
वावयविभाव” उच्यमान" उदाहरणम्‌ ॥।सू. 429॥। 


उदाहरन्ति च-- 
श्रमितगुणो»पि पदार्थों दोषेरकेन निन्दितो मवति । 
निखिलरसायनराजो गभन्चेनोग्रेण लशुन इव ॥99॥। 


7“गनन्तरत्नप्रसवस्य यस्ये” त्यादि। 


तनन्‍्नातिनिर्दोष उपमाकुक्षिनिक्षिप्तत्वातु इवादिना प्रतीयमानस्य 
सामान्यविशेषभावस्य परिणामे सादश्य एवं विश्वान्ते:। 


इत्युदाहरणम्‌ ॥॥5. 


!. है (मू.पा.टि-) 
2. ०्श० 
3. उदाहरणशालज्भारमित्यर्थ: (मृ.पा.टि.) 
4. सख० 
5. अर्थान्तरन्यासे अतिव्याप्तिवारणाय (म्‌.पा.टि.) 
6. लक्षणया निर्वाह: (मू.पा.टि.) 
7. अनस्तरत्तप्रभवस्य यस्‍स्य हि ने सौमाग्यविलोपि जातम । 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्विवाडू:: ॥। 


--कुमारसस्भव 


3॥0 काव्यालोक: 


4. पग्रसम-- 


मु ख्यरूप से जहाँ उपमा का निषेघ हो, वहाँ असम झलबज्ूर होता है। 
॥ सू. 328 ॥। 


सर्वधा (पूर्णरूप से) ही उपमा का निषेध किया जाये, यह अमभिप्राय है । 


अनन्वब अलझ्थार में इसका अन्तर्भाव हो जाता है, इस प्रकार की शंका 
नहीं करनी चाहिये । रूपक, दीपक आदि अलझुूारों में उपमा व्यंग्य होने पर भी 
वहाँ (उपमा) इन ग्रलझ्ूारों के विलक्षण चमत्कार का पोपक होकर रहने से 
स्वतन्त्र नहीं रहती ग्रत: वहाँ उपमा) पृथक अलडूगर नहीं कहा जा सकता । (इसी 
प्रकार “श्रनन्वय” में “प्रसम” व्यंग्य होने पर अनन्वय प्रयुक्त विलक्षण चमत्कार 
का पोषक होने पर स्वतन्त्र अलझ्भार नहीं रहता परन्तु जहाँ प्रसम में सारश्य का 
निपेघ) वाच्य रहता है, वहाँ स्वतन्त्र चमत्कार को उत्पन्न करता है, भ्रतः उसमें 
पृथक अलद्भार का व्यवहार किया जाता है | 


उदाहरण जैसे-- 
संसार में आपके समान न तो कोई हुआ था, न हुआ है, ने कोई होगा । 


अथवा जैसे-- 
जब समस्त प्रथ्वी को देख लेने पर मी यदि नेत्र अ्रन्य कहीं भी नहीं जाते 
हैं तो श्रापकों देख लेने से हमारा जन्म सफल हो गया है ॥497॥॥ 


पूर्व उदाहर 
भेद है । 


दाहरण में श्रसमम वाच्य है शोर इस उदाहरण में व्यद्टग्य है, यही 


द 


औ्औौर जो तिशूली (पण्डितारज जगन्नाथ) ने उदाहरण दिया है--- 

हे पृथ्वीपति ! में आपकी किसी के साथ उपमा देने के विषय में मौन हूँ । 
इसलिये श्राप यह सोचकर कि यह कवि मेरा वर्णन नहीं करता, कोघ मत करना । 
वस्तुत: इस स्थावर-जंगमात्मक संसार को उत्पन्न करने वाले विधाता के मन 
में आपके जैसा कोई दूसरा मनुष्य स्थान प्राप्त नहीं कर सका ।98॥ 


“अ्रप्यवलो कितमुवन.!” इत्यादि स्व॒रचित (हरिप्रसादकृत) पद्य तथा रसगंगा- 
घरकार द्वारा उद्धून इस पद्य में राजा की स्तुति होने से राजा के विषय में कवि 
का प्रेममाव प्रधानरूप से अ्भिव्यक्त होता है । यहाँ असम व्यद्ग्य होकर भी 
उसकी अपेक्षा अप्रवान ही रहता है और श्रप्रधान प्रधान का पोषक होता हैं, 
पहाँ व्यहग्य होने पर भी बरमम अलच्ूार रूप ही है, अतः ये उदाहरण दिये 


अर्थालडू।र-निरूप ण॒म्‌ 37 
गये हैं, यहु अधिक विचार करने के योग्य नहीं है । द्वितीय साइश्य के निषेघरूप 
फल वाले अ्नन्वयश्रलद्धार में उपमा का निषेध वाच्यरूप होने पर विलक्षर 
चमत्कार को उत्पन्न करता है तो असम अलझ्टार होता है । 


असम अलझद्भार का निरूपशण समाप्त हुआ ।। 4. 


5. उदाहरण अ्रलखूनर--- 

कुछ लोग उदाहरण श्रलद्भार को अन्य अल्ार के श्रन्तगेंत कहते हैं | 
(उदाहरण अलडूपर का लक्षण है--) 

सायान्यरूप से व्शित श्रर्थ के शीघ्र बोध के लिये, उसके एकदेश का 
बर्णन करके, उन दोनों (सामान्य पदार्थ और उसके एकदेश) का शब्द से उक्त 
अज्भाड़िभाव “उदाहरण कहलात्ता है यू. 29।। 


(अर्थान्तरत्यास के उदाहरणों में अ्रतिव्याप्ति के वारण के लिये 
“उदाहरण” के लक्षण में अवयवावयविभाव का विशेषण “उच्चमान'--“ शब्द 
से उक्त” दिया गया है। प्रर्थान्तरन्यास में सामान्य-विशेष भाव का बोघक कोई 
पद नहीं रहता, पर उदाहरणालक्भार में उक्त माव का शब्द द्वारा कथन होना 
झ्रावश्यक होता है। साहइश्य के वाचक “इवं, यथा” आदि पद सामान्य-विशेष 
रूप अवयवावयविभाव के बोधक अभिधा-द्त्ति के द्वारा नहीं होने पर लक्षखादृत्ति 
के द्वारा हो सकते हैं ।) 


उदाहरण देते हैं-- 

अपरिमित गुणसम्पन्न पदार्थ भी एक दोष के कारण निन्दित हो जाता है । 
जैसे, समस्त औषधियों में श्रेष्द लहसुन उग्र गन्ध के कारण निन्दित हो जाता 
है ॥99॥। | 

(यहाँ अमितगुरायुक्त सामान्य पदार्थ अवयवी अंग है और लहसुन विशेष 
पदार्थ अवयव अंग । इत दोनों का अंग्रांगिभाव “इव” शब्द के द्वारा उक्त होने 
से उदाहरणालंकार है ।) 

कालिदासविरचित “कुमारसम्भव” का पद्य “अनन्तरत्तप्रभवस्य यस्य! 
इत्यादि उदाहरणालंकार का उदाहरण है। 

“अतिनिर्दोषत्व” उपमा की सीमा (कृक्षि) में निश्षिप्त है तथा “इब” 
भादि शब्दों से प्रतीयमान सामान्यविशेषमाव की श्रन्त में साइश्य में ही विश्वान्ति 
होती है, श्रतः यह उदाहरण अलंकार उपमा से गताथे है, यह प्राचीन आल- 
जूरिकों का कथन उचित नहीं है । 


काव्यालोकः 


१५) 
फल 
जे 


उदाहरण अलंकार का प्रसंग समाप्त हुआ्ना ॥5. 


सादृश्यज्ञानसंस्कारप्रयोज्यं स्मरखं स्मृति: ॥स्‌ू. 30॥। 


उदाहरति-- 


श्रवलोक्य घन वाला सस्मार मनसा हरिम्‌ । 


घनावलोकनोदुदीप्तिभंगवत्स्मृती कारणं तत्र च वाक्यार्थोपस्कार- 
कत्वादलद्धूार: । 


यत्तृदाह्मतम्‌-- 


मुजश्नमितपद्टिशोद्दलितरप्तदन्तावलं 
मवन्तमरिमण्डलक्रथन! पश्यतः सद्भरे । 

प्रमन्‍्दक्‌ लिशाहतिस्फुटविभिन्नविन्ध्याचलों 

न कस्य हृदयं भटित्यधिरुरोह देवेश्वरः ॥200॥॥ इति 


तदरमणीयं भृजश्रमितपटिट्शोद्दलितदुृष्तदन्‍्तावलत्वसामान्येन 
कुलिशभिन्‍्नविन्ध्याचलत्वविशेषोपस्थिता स्थितेषपि तत्तादात्म्यात्मना 
देवेश्वरत्वे सद्भरे पश्यतो न कस्यापि तु सर्वस्य देवेश्वर: शक्तो भटिति 
[5!गञ्र] धूमावलो & कनसंस्कारोद्वुद्धज्ञानेन वह न्यध्यवसायवत्‌ः श्रधि- 
रुरोहेत्यस्मिम्नर्थे शहृदयकदेशावस्था विशेषारोहणं विना सामान्येनाभिधान 
तादात्म्यमात्रपर्यवसन्नम्‌ । 'तादात्माक्षिप्ताया: स्मृतेस्तु न कथज्चि- 
त्प्राधान्येन चमत्कारकारिता । 


तस्मात्‌ साधूवतं जयदेवेन--“पद्धूजं पश्यतः कान्‍्तामुखं मे गाहते मन”” 
इति न चात्र कवेरुक्तिरन्यस्मरणसामान्यविशेषपर्यंवसायिनी येन स्मृतेरन्यां 
गता स्यात्‌ । 


।, है (म्‌ पा.टि.) 
. “शायवतु 


+ 


+५३ 


- मनोबुद्धिरह कारश्चित्त करगामान्तरम्‌ । संशयो निश्चयो गरवः स्मरण विपया 
इसे ॥। इति चित्त स्मरणम्‌ (मू.पा.टि.) 
4, तादाम्या० 


ग्रथलिंकार-निरूपणम्‌ 33 


यदपि चित्रमीमांसायाम्‌-- 
अ्रपि तुरगसमीपादुत्पतन्त॑ मयूरं 
न स रुचिरकलापं बाणलक्ष्यी चकारः । 


सपदि गतमनस्कश्चित्रमाल्यानुकीर्णो 
रतिविगलितवन्धे केशपाशे प्रियाया [+] ॥ 20 ॥। 


इत्युदाहतं तन्नातिहृदयंगमं प्रियाकेशपाशसंस्का रोद्बुद्धहदयावस्था- 
विशेषस्य दयात्मनो* हनननिवृत्त्यनुभावितस्य रुचिरत्वोद्दीपितस्य स्थगन- 
सञ्चारितस्येव चमत्कारकत्वात्‌ । मु 


इदं तु युक्‍्तम्‌ 





सोमित्रे ननु सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरुज्जूम्भते 
चण्डांशोनिशि का कथा रघुपते चन्द्रोष्यमुन्मीलति । 
वत्सैतद्विदितं कथं नु मवता घत्ते क्रज्धा यतः 
कक्‍्वासि प्रेयसि हा क्रड्भनयने चन्द्रानने जानकि ॥ 202 ॥। 
अन्र विप्रलम्भोत्कर्षाधायकत्वात्‌ स्मृतेरलद्भारता। एतेन स्मृते- 
व्येडग्याया व्यावृत्तये ग्रव्यड्ग्यत्वेति लक्षणं वक्‍तुमुचितमिति परास्तम्‌ । 
: इति स्मृत्यलद्भूार: ।। 6 


6. स्मरण--- 


सादश्य (सदृश्य वस्तु) ज्ञान के संस्कार से होने वाली स्मृति स्मरण शअ्रलंकार 
है ॥ सू. 30 ॥॥ 
, उदाहरण है--बादल देखकर बालिका ने मन से हरि का स्मरण किया । 


यहाँ बादल देखने का उद्दीपन भगवान की स्मृति में कारण है और वहां 
वाक्‍्यार्थ का उपस्कारक (शोभा बढ़ाने वाला) होने से यहाँ स्मरण अलंकार है । 


जो (“रसगद्भाधर” में) उदाहरण. दिया गया है--- 


हे शत्रु समूह को नष्ट करने वाले ! भुजाओं से घुमाये गये पट्टिश (अस्त्र- 





7. राजा (मू. पा. टि.) 5 
2. ० लक्षीचकार | 
3. रसस्य (मृ. पा. टि). 


3]4 काव्यालोक: 


विभेष) से उनन्‍्मत्त हाथियों का दलन करने वाले आपको युद्ध में देखते हुए किसके 
हृदय में, वज्ञ के प्रवल प्रहार से स्पष्टरूप में विन्ध्याचल को तोड़ने वाले देवराज 
इन्द्र शीत्र ही आरूढ़ नहीं हुए ॥ 200 ॥॥ 


यहाँ “मुजाओों से घुमाये गये पट्टिश से उन्मत्त हाथियों का दलन करने 
वाले” इस सामान्य के द्वारा “बज् के प्रहार से विन्ध्याचल को तोड़ने वाले” इस 
विशेष के उपस्थित होने पर उस तादात्म्य (समानता) के द्वारा देवराज के समान 
(राजा को) युद्ध में देखते हुए किसी को नहीं अपितु सबको देवराज इन्द्र शीघ्र ही 
इसी प्रकार (स्मृति पर) आरुढ़ होते हैं जैसे घुएं को देखने के संस्कार से उत्पन्न 
ज्ञान से वह्लि का निश्चय होता है, यह कहना भ्ररमणीय है । (मन, वुद्धि और 
ग्रहद्भार चित्त के श्रांतरिक करण हैं। संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण इनके 
विषय हैं| अ्रतः चित्त में स्मरण होता है |) यहाँ इस भ्रर्थ में, स्मरण का हृदय 
की एकदेश अवस्थाविशेष के आरोहण के बिना ही सामान्य के कथन से तादात्म्य- 
मात्र में पयेवसान होने पर चमत्कार नहीं रहता । 


घतः जयदेव ने उचित ही कहा है कि “कमल को देखते हुए मेरा मन 
कान्तामुख में डूब जाता है” । यहाँ कवि की उतक्ति अन्य के स्मरण से सामान्य- 
विशेष-पर्यवसान वाली नहीं है जिससे स्मृति अन्यगत (अन्य पर आश्रित) 
होती है । 


“चित्रमीमांसा” में भी (उदाहरण है)-- 


राजा दशरथ ने अश्व के समीप से उड़ते हुए भी सुन्दर पूछों वाले मोर 
को अ्रपने बाण का लक्ष्य नहीं बनाया । (क्योंकि चमकीली पूछ वाले मयूर को 
देखकर) उसका मन तुरन्त ही विचित्र मालाझ्रों से व्याप्त और रतिकाल में खुले 
हुए बन्धन वाले प्रिया के केशपाश में चला गया ॥। 20] ॥ 


यह उदाहरण (हृदयंगम नहीं हो पाता) है । क्योंकि प्रिया के केशपाश के 
संस्कार से उद्वुद्ध अपने हृदय की अवस्था-विशेष अर्थात्‌ रस यहाँ हनननिवृत्ति से 
अनुमावित, रुचिरत्व से उद्दीपित (विमावित) तथा स्थगन संचारी भाव से युक्त 
होने से चमत्कारजनक हुआ है । 

यह बुक्त ही है-- 

('हनुमन्नाटक” में राम लक्ष्मण के मध्य उक्ति-प्रत्युक्ति-) हे लक्ष्मण ! 
प्रचण्ड किरणों वाले सूर्य का उदय हो रहा है, श्रतः इक्ष के नीचे चलो । हे रघु- 
पते ै रात्रि में सूर्य की क्या बात, यह तो चन्द्रमा उदित हो रहा है। वत्स ! 


अर्थालिंकार-मिरूपणम्‌ ु 3]5 


तुमने यह कैसे जाना कि यह चन्द्र है? क्योंकि यह मृग धारण कर रहा हे 
(अतः चन्द्र है ।) इस पर राम कह उठे--हो मृगनयने ! चन्द्रमुखी ! प्रियतमे ! 
जानकी ! तुम कहाँ हो ? ॥| 202 ॥॥ 


यहाँ विप्न॒लम्भ की प्रघानता होने से स्मृति अलंकार है । इस प्रकार (अप्पयय 
दीक्षित का) यह कहना कि यहाँ स्मरण व्यडूग्य है (और अलंकायें त्र्थाव्‌ प्रधान 
है) भ्रत: उक्त स्मरण में स्मरणालंकार का लक्षण अतिव्याप्त न हो इसलिये 
लक्षण में “अव्यंस्य”” यह विशेषण लगाया गया है, (उनका यह कथन) परास्त हो 
जाता है । 


स्मरण अलंकार का विवेचन समाप्त हुआ ।। 6. , 
अथ रूपकम्‌-- 


“तत्रोपमेयतावच्छेदकपुरस्का रेणोपमेयशब्दा ज्िएची यमान- 
मुपमानतादात्म्य॑ रूपक॑ तदेबोपस्कारकत्वविशिष्ट्मलद्धार” इति 
जगन्नाथ: । 


अपहनुति भ्रान्तिमदतिशयोक्तिनिद शेनादा5वतिव्याप्तिवा रणाय 
[5]ब | पुरस्कारान्तें, निश्चीयमान&त्वेनोट््रेक्षाब्यावृत्ति: । 

“तद्रपकमभेदों य उपमानोपमेययो: । उपमैव तिरोभूतभेदा रूपक- 
मुच्यते” इति मम्मटभट्ठा: । 


“अन्र निश्चीयमानत्वेनाभेदो विशेषशीय' इत्यन्ये । 
बिम्बा&विशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिहनुते । 
उपरणज्जकतामेति विषयी रूपक॑ तदा | 

!इति चित्रमीमांसायाम्‌ । तत्न विषयविशेषणात्‌- 


त्वत्पादनख रत्नानां यदलक्तकमा्जनम्‌ । 
इदं श्रीखण्ड*पक्कू न पाण्डुरीकरण विधो: ॥ 203 ॥ 


“इति निदर्शनानिरास: मार्जनस्था&लक्तकादिरूप विम्वविशिष्टत्वातू। 





!. पाण्डुलिपि में सन्धि करके “तदेति” लिखा है । 
2... श्रीएण्ड ० 


3. पाण्डुलिपि में सन्धि करके “विघोरिति” लिखा है । 


3]6 काव्यालो कः 


निगीर्णाविषयातिशयोक्तो *“कमलमनम्भसि कमले” इत्यादावतिव्याप्ति- 
वारणाय निदिष्ट इति । अपहनुतिनिरसनाया5निहनुत इति । भआहा- 
य्य॑तादृप्यनिश्वयगोचरतामेतीत्युकते॑. संदेहोत्मेक्षायोनिश्वियाइभावात्‌, 
समासोक्तिपरिणामयोविषयाताद्रप्यस्यागोचरत्वात्‌, समासोक्ती व्यवहार- 
मात्रसमारोपातू, परिणामे आरोप्यमाणस्येव विषयतादूप्यगोचरत्वात्‌, 
भ्रमे तस्यानाहाग्य॑त्वान्नातिव्याप्तिरिति । 


7. रूपक--- 


श्रव रूपक भलक्कार का निरूपणा किया जा रहा है-- 

पण्डितराज जगन्नाथ ने रूपक का लक्षण दिया है--उपमेयतावच्छेदक 
(उपमेय में रहने वाला अ्रसाधारण धर्म मुखत्व आदि) को आगे रखकर उपमेय 
(मुख आदि) में शब्द-प्रमाण के द्वारा निश्चित किये जाने वाला उपमान (चन्द्र 
श्रादि)का तादात्म्य (एकरूपता, श्रभेद) रूपक कहा जाता है । इसी (रूपक) में 
उपस्कारक (प्रधानवाक्यार्थ उत्कर्षक) यह विशेषण लगाये जाने पर रूपक पभ्रल- 
ड्रार का लक्षण माना जाता है । 


श्रपक्च,ति, श्रान्तिमानू, श्रतिशयोक्ति श्रौर निदर्शना अलझ्लारों में (भी 
उपमान तथा उपमेय का तादात्म्य रहता है पर उपमेयतावच्छेक को श्रागे रखकर 
उस तादात्म्य का ज्ञान नहीं होता, अ्रतः इन श्रलझ्धारों में) अतिव्याप्ति को रोकने 
के लिये लक्षण में “उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेण” यह विशेषण दिया गया है । 
(उत्प्रेक्षा सम्भावनारूप है, निश्चयरूप नहीं, श्रतः) उस्प्रेक्षा के वारण के लिये 
“निश्चीयमान” विशेषण कहा गया है । 


मम्मट ने रूपक का लक्षण दिया है--उपमान और उपमेय का जो अभेद 
है, वह रूपक अलझ्ार है । 


श्राचायं दण्डी के श्रनुसार रूपक-लक्षण है--भेद के तिरोहित होने पर 
उपमा ही रूपक कहलाता है । 





... कमलमनम्मस्ति कमले कुवलयमेतानि कनकलतिकायाम्‌ । 

सा च सुकुमारसुमगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ॥। 
“चित्रमीमांसा-पृ. 440 

० खाया ० 

उपरणज्जकतामित्यस्या्: आ्राहस्येति (मू. पा. टि.) 


७2 
४ न 


अर्थालंकार-निरूपणाम्‌ 3[7 


थ्रन्‍्य विद्वानों का कथन है कि (उपमेय में उपमान का) निश्चय किये जाने 
से जो अभेद होता है, वह रूपक है । 


“चित्रमीमांसा” में कहा गया है कि जब बिम्वाविशिष्ट अर्थात्‌ बिम्ब- 
प्रतिविम्बमाव से रहित होकर, शब्द के द्वारा निर्दिष्ट एवं जिसका निषेध नहीं 
किया गया हो, ऐसे विषय (उपमेय) को यदि विषयी (उपमान) उपरणज्जकता 
प्राप्त कराये (ग्रर्थात्‌ अपने रंग में रंग दे) तो रूपक होता है । 


उक्त लक्षण में विषय” का विशेषण “बिम्बाविशिष्टे” है उससे-- 


रत्नरूप आपके चरणनख को जो अलक्तक (महावर) से साफ करना 
अर्थात्‌ रंगना है, वह चन्दनलेप से चन्द्रमा का श्वेत बनाना है ॥ 203 ॥। 


इस निदर्शना के उदाहरण में (“बिम्बाविशिष्टे! विशेषण रूपक-लक्षण 
करी अतिव्याप्ति के) निरास के लिए है । क्योंकि यहाँ “साफ करना” रूप उपमेय 
“अलक्तक” आदि बिस्ब से युक्त है (अर्थात्‌ उक्त श्लोक में सादइश्य के कारण 
नख और चन्द्र में तथा अलक्तक और चन्दन में बिम्बप्रतिबिम्बमाव है, शअ्रतः 
निदर्शना अलड्डगर है । इस निदर्शना से निरास के लिए ही “वबिम्बाविशिष्टे” 
विशेषण दिया गया है) । “कमलमनम्भसि कमले” इत्यादि निगी्ंविषया अति- 
शयोक्ति अलदूार में श्रतिव्याप्ति नहीं हो श्रत: “निर्दिष्ट” यह विशेषण दिया 
गया है| अ्पहृतति अलकझ्भार में (उपभेय का निषेध किया जाता है । अतः इसमें) 
अतिव्याप्ति नहीं हो इसलिये “अनिहनुते” विशेषण दिया गया है | '“उपरब््जकता 
को प्राप्त करे” इसका अर्थ है कि आहाय॑, तादप्य, निश्चय का विषय होना । 
' इस विशेषण के कहने से सन्देह, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, परिणाम तथा भ्रम अलझ्भार 
में अतिव्याप्ति नहीं होती । संदेह (संशयरूप होता है और) उत्प्रेक्षा (सम्मावना 
रूप अतः) दोनों में निश्वय का अभाव होता है| समासोक्ति और परिणाम 
अलंकारों में उपमान के ताद्ू प्य का निश्चय उपभेय में नहीं होता । समासोक्ति 
में केवल उपमान के व्यवहार का आरोप होता है, उपमान का नहीं । परिणाम 
में उपमेय के ताद्रप्य का ही निश्चय उपमान में होता है । भ्रान्तिमान्‌ अलश्धूार 
में वह अनाहाये ही निश्चय रहता है । भ्रतः इन सभी भ्रलंकारों में अतिव्याप्ति 
के वारणार्थ “उपस्कारक” विशेषण रखा गया है । 


तत्र त्वत्यादनख रत्नांनामिति श्रौतारोपे5पि निदशेनाज्भीकारे मुख 


. सुख चन्द्र इतिवत्‌ (मू. पा. टि.) 


3|8 काव्यालोक: 


चन्द्र इत्यादो निदर्शनयेव निर्वाहाद्र पकनिरूपरां व्यर्थ, एवं तु निद शंनोदा- 
हरणं स्यथात्‌-- 


त्वत्यादनखरत्नानि यो रञ्जयति यावके: । 
इन्दुचन्दनलेपेन पाण्ड्रीकुरुते हि सः ॥ 204 ॥। 


अवशिष्टां तु आाहाय्यताद् प्यनिश्वयगोचरतामेतीति विषयवि- 
पयिरोरल॑क्षणकुक्षिनिक्षिप्तं यदप तद्गर[ूपकमित्युदतम्‌ । तम्नातिचारु 
[52 ञ्र] अपललनुत्यावति4प्रसंगात्‌ । 


निश्चीयमानत्वेनाभेदोविशेष्यते चेत्किमपराद्ध' शूलिना यदप्युक्तमु- 
पमेयतावच्छेदकपुरस्कारेरति अपक्व,तिभ्रान्तिमदतिशयोक्तिनिदर्शनानां 
निरास: | तत्रापक्नु तो स्वेच्छया निषिध्यमानत्वान्नोपमेयतावच्छेदकस्य 
पुरस्कार: तनन्‍्नातिक्षोदक्षमं प्रजल्पन्‌ । “मत्पदे लग्नः कांतः कि न हि नूपुर' 
इत्यत्रोपमेयता वच्छेदपुरस्कारस्थारोपविषयतया. निषेधचमत्काराधाय- 
कत्वेनाथ्व्याप्ते: स्वेच्छथा निपिध्यमानत्व॑ तदवच्छेदकतापुरस्कारेणति । 
क्षणमवधेहि नापि निश्चीयमानल्वेनोत्रेक्षाब्यावृत्ति: प्रतीयमानोत्यप क्षाम- 
व्याप्त। शब्दाबन्नरिश्वीयमानोपमानतादात्म्येनेव तच्छरीरनिष्पत्ते: । 


ततश्च--- 
निश्चोषमानमुपमातादात्म्यं भेदहा नितो यत्र ॥ सु. 3] ।। 


एतावद्र पकोत्पत्तिक्षेत्रम्‌ । उपरश्जितविषयि पुनस्तदेव लोकेषु रूपक॑ 
भवति । 

(अप्पयदीक्षित के उपयुक्त मत का खण्डन-) “त्वत्पादनखरत्नानां” 
गत्यादि पद्म में (“मुख चन्द्र” के समान) श्रौतारोप होने पर भी निदर्शना मानी 
जा सकेगी, श्रतः रूपक का निरूपण व्यर्थ हो जायेगा । उक्त पद्य में निर्शना का 
उदाहरण इस प्रकार हो सकता है-- 

जो श्रापके चरण-नख-रत्नों को अलक्तक से रंगता है, वह चन्दन के लेप से 
नन्‍्द्र को घबल बनाता है ॥ 204 ॥॥ 

(चित्रमीमांसाकार के) लक्षण में कहा गया है कि आहार, ताद प्य श्रौर 
निश्चयगोचरता ही उपरणष्ज्जकता है और विपय को विपयी जब उपरज्ज्जकता प्राप्त 


॥ ४ ७ मिप्ट 


अर्थालंकार-निरूपणाम्‌ 39 


कराता है, तब रूपक होता है । यह उचित नहीं, क्‍योंकि अपह्लूति श्रादि में श्रति- 
व्याप्ति हो जायेगी । 

यदि निश्चित किया जाने वाला अभेद ही रूपक है तो शूली (पण्डितराज 
जगन्नाथ) के लक्षणों में क्या दोष है ? जो उन्होंने लक्षण में “उपमेयतावच्छेदक- 
पुरस्कारेण” विशेषश दिया है, उसी से अपहृ ति, भ्रान्तिमानू, अतिशयोक्ति 
श्रौर निदर्शना अलंकारों में अतिव्याप्ति का निरास हो जाता है। श्रपक्षति 
(“मुख नहीं, चच् है” इत्यादि) में वक्‍ता श्रपनी इच्छा से उपमेय (मुख) के 
साथ साथ उपमेयतावच्छेदक मुखत्व का निषेध ही कर देता है, भ्रतः यहाँ ““उप- 
मेयतावच्छेदकपुरस्कारेश”” घटित नहीं होता । “मेरे पैर में लगा हुआ क्‍या यह 
प्रियतम है, नूपुर नहीं है ?” इत्यादि (अपक्तूति के) उदाहरण में निवेव का 
चमत्कार होता है, जबकि (रूपक में) “उपमेयतावच्छेदकपुरस्कार” पारोप का 
विषय होता है, अतः स्व्रेच्छा से निषेध किया जाना (अपहनुत्ति) उपमेयता- 
वच्छेदकपुरस्कार (रूपक) में शअ्रव्याप्त (घटित नहीं होता) है। उत्प्रेक्षा 
में क्षणमर प्रतीत होता है, निश्चित नहीं होता, अ्रत: उत्प्रक्षा भिन्न है और 
प्रतीयमानस्वरूप उत्प्रे क्षा (रूपक में) अव्याप्त है । इस प्रकार शब्द प्रमाण से 
निश्चित किये जाने वाले उपमान के तादात्म्य से ही रूपक की निष्पत्ति होती है । 


इस प्रकार--जहाँ भेद-रहित निश्चीयमान उपमा का तादात्म्य होता है 
(वही रूपक॑ है ।) !। सू. 33 ॥। 


यही रूपक की उत्पत्ति का क्षेत्र है । लोक में यही उपरण्जजितविषयी होने 
पर रूपक होता है । 
अथतस्य भेदा:-- 


तत्र समस्तवस्तुविषयिकमेकदेशविर्वात्त न द्विविधं . सावयवस्‌ ॥। सृ. 32 )। 


आरोप्यमाणानां? समस्तवस्तूनां शब्दोपात्तत्वे समस्तवस्तुविषयम्‌ । 
अवयवविशेषे शब्दोपात्तमारोप्यमाण्ं क्वचिच्चार्थसामर्थ्याक्षिप्तं*: तदव- 
यवरूपके विवरत्तमानादेकदेशविर्वात्त 


तत्र समस्तवस्तुविषयं सावयवं यथा-- 





!.  थ»ना 
2. आरोप्यमाणां (मू. पा. टि.) 


320 काव्यालोक: 


स्मितज्योत्स्नाप्रकाशेनं सम्पूर्णोन मुखेन्दुना । 
तारकामौक्तिकाकल्पे” राकासि भवती परम्‌ ॥ 205 ॥। 


[52 व] अन्न राकारूपस्येव समथ्यत्वेन#तत्समर्थकतयोपादानमि- 
तरेपां आरोप्यारोप्यकाणां शब्दोपात्तत्वं स्पष्टम्‌ । 


यथा वा शूली-- 


व्योमाज्ररों सरसि नीलिमदिव्यतोये 
तारावलीमुकुलमण्डलमण्डिते5स्मिनू । 

कु आ्माति पोडशकलादलमद्धमृज् * हें 
4पूराभिमुख्यविकचं शशिपुण्डरीकम्‌ ॥॥ 2060 ॥। 


एकदेशविरवरत्ति सावयवं यथा-- 


गजेन्द्रनगनिरगंतां समरसीम्तनि सञ्चारिणीं 
भुजद्भमुजवाहिनी* क्षतजवारिपूरोज्ज्वलाम्‌ । 
निमज्जदरिमूद्ध ज"क्षुभितपादसञज्चारिणः 

ल्षितीश” मवतो मटाः कव न तरन्ति वेगान्नदीम्‌ ॥ 207 ॥॥ 


अन्न समर्थकत्वेनाभिमत्तस्य मूर््ध जानां 'शैवालरूपकस्याक्षेप: । 
यथा वा-- 


लावण्यसलिलपूर्णा चलनयना नाभिनियंतावर्त्ता । 
सेयें तरज्लिणी मे वधूमेनों नागमाक्षिपति? ॥ 208 ॥। 


स्मितमेव ज्योत्स्ना तस्या: प्रकाशेन (मू. पा. टि.) 
है (मू. पा. टि-) 
अद्भू एव मृज्जो यस्मिन्नीरशं शशि पुण्डरीकमस्मिन्‌ सरस्ति झ्राभाति 
(मू. पा. टि.) 


१3 -ै>2 ना 
* न ऊ 


/.. यूरामिमूरव्य० 
5. मभुजा एवं भुजंगास्तान्‌ वहतीत्येवं शीला (मू. पा. टि.) 
6... केश (मू. पा. टि) 


ञ 


अर्थालंकार-निरूपणम्‌ 32 


शग्रत्र नयनयोर्मी नरूपकस्य! । 


रूपक के भेद--- 

भ्रव इस (रूपक) के भेद कहते हैं--- ह 

(प्रथमतः रूपक के तीन भेद हैं--सावयव, निखयव भौर परम्परित ।) 

सावयव रूपक--सावयव रूपक दो प्रकार का होता है-समस्तवस्तु- 
विषय और एकदेशविवर्त्ति ।। सू. 32 ।। | 

भ्रारोप्यमाण- (उपमानभूत) समस्त वस्तुओ्रों का शब्दतः ग्रहण किये जाने 
पर समस्तवस्तुविषय नामक रूपक होता है । जब अवयव-विशेष में उपमान 
शब्दतः कथित हो और किसी झवयव में उपमान अर्थतः भ्राक्षिप्त हो (वह एकदेश- 
विवर्ति रूपक होता है) यहाँ सावयव रूपक में भ्रवगवविशेष द्वारा श्रपने स्वरूप 
को छिपाए रहने के कारण इसे एकदेशविर्वात्ति कहा जाता है। 

समस्तवस्तुविषय सावयव रूपक का उदाहरण जैसे-- 


तारक रूपी मोतियों का आकल्प (ग्टुद्भार) करने वाली सुन्दरी ! मुस्कु- 
राहटरूपी ज्योत्स्ना के प्रकाश से युक्त पूर्ण मुखचन्द्र से श्राप निश्चय ही पूर्णिमा 
की रजनी हैं ।। 205 ॥। 


(सावयव रूपक अनेक रूपकों का समूह होता है और इसके अ्वयवभूत 
रूपकों में परस्पर समथ्ये-समर्थकमाव होता है) यहाँ नायिका और पूणिमा का 
रूपक समथ्य है और इसका समर्थन करने के लिये ही श्रन्य रूपकों का सर्जन 
किया गया है । उपमेय और उपमान का शब्दतः कथन स्पष्ट है । 


अथवा शूली (रसगजद्भाधरकार) द्वारा प्रस्तुत उदाहरण है-- 


(पूर्सचन्द्र को कमल के समान बताते हुए कवि ने चन्द्रमा का वर्णन किया 
है-) आकाश सरोवर है, नीलिमा दिव्य जल है, इस सरोवर में तारावलीरूप 
प्रफुल्लत कमलदल सुशोमित हैं, उनके बीच कलंकरूप भ्रमर से षोडशकलारूप 
पोडश पत्तों वाला यह चन्द्रखथ कमल सूर्य की आ्रामिमुख्यावस्था में विकसित हुआ 
सुशोभित हो रहा है ॥ 206 ।॥। 


एकदेशविर्वत्ति सावयव रूपक का उदाहरण जैसे-- 


हे राजन्‌ ! हाथी रूपी पहाड़ से निकली हुई, युद्धरपी सीमा में संचरण 
करने वाली, भुजारूपी भुजांगों को धारण करती हुई, रुधिररूपी उज्ज्वल जल से 


. झक्षेप: (मू. पा. टि.) 


322 काव्यालोक: 


परिपूर्ण नदी में स्नान करते हुए (डूवे हुए), शत्रुओं के केशों पर क्रोध से पादक्षेप 
करने वाले झापके योद्धा वेग से नदी को कहाँ नहीं पार करते ? ॥ 207 ॥ 


यहाँ मृद्धज (केशों) के शैवाल रूपक का अर्थतः आक्षेप होता है, जिसे 
कवि समर्थक रूप में वरिीत करना चाहता है। अ्रथवा अन्य उदाहरण--- 

लावय-जल से परिपूर्ण, (मीन रूप) चञचल नयन, नाभि से निर्गंत भ्रावत्तं- 
वाली वहीं यह नदीरूप वधू मेरे मनरूप हाथी को श्राकपित करती है ॥ 208 ॥ 


यहाँ नयनों के मीन रूपक का अर्थतः श्राक्षेप होता है । 

निरवयवं पुनद्धिधा केवलं मालारूपक च ।। सू. 33 |। 
ताब्रा्यं यथा-- 

वन्दनीया जनस्येका वुद्धिचर्द्रकला तव । 
संघातात्मविरहान्मालात्वाभावाच्च केवलनिरवयवम्‌ । समासान्तर- 
पक्षे! निगीरविषयत्वेन तृतीयं श्लिष्टमपि रृश्यते । 

निरवयवं मालारूपकं यथा-- 

गुणानामुत्पत्ति: कुलवसतिराचारवपुप:* 

क्षमावल्लीमूल॑ परि*णतिरथो दिव्यतपसः । 

श्रियो रृष्टे: पात्र प्रमवति मतियंस्य विमला 


कवीनामग्रण्यो ग्रर4रिह गणेशस्थ स भवान्‌ ॥ 209 ॥। 


केचित्त एकविपयकनानापदार्थारोपरूपकत्वादमु' भेदमुल्लेखात्मक- 
मामनन्ति । 


प्रारोपस्थेवारोपान्तरनिमित्तत्त्वे परम्परितम्‌ ॥ सू. 434 ॥॥ 


[53ञ्न] पिवति समराष्धरणेपु त्वद्सिमुज/ज्जी नरेन्द्र” भूपालान । 


है वृद्धि चन्द्र तव कला कापद्यादिका जनस्य वन्दनीया (मृ. पा. टि.) 
० वमुपः 

परण ० 

गशेशस्य गुरुग गापतिः (सू. पा. टि) 

है (मू. पा. टि..) 


९) च॑: (५) >> 


गर्थालकार-निरूपणम्‌ | 323 


अ्त्र भुजड्भारोपोदुग्धारोपसामथ्य:! । 
इदमेव श्लिष्टपरम्परितमपि यथा-- 


श्रहितापकरणमपरं तवादमुतं जुम्भते भुवने । 


अत्र अहितानामपकरणमहीनां तापकरणमिति राजनि नरेन्द्रश्तादा- 
त्म्यारोपस्थ समर्थनीयताया कवेरभिप्राय: । बस्तुतस्तु शब्दालद्धारो5य॑ं 
कवि श्संरम्भादत्रोदाह्॒तमित्यवधेयम । 

यत्तु कुवलयानन्दे* “रूपक तत्त्रिधाधिक्यन्यूनत्वानुभयोक्तिरि' त्य- 
भिधायोदाहतम्‌-- 


वेधा हधा शभ्रमं चक्र कान्‍्तासु कनकेपु च। 
तासु तेष्वप्यनासक्त: साक्षादभगों नराकृंति:।॥। 20 ।। 


प्रत्न साक्षादिति विशेषणेन विरक्तस्य प्रसिद्धशिवतादात्म्यमुपदिश्य 
नराक्ृतिरिति दिव्यमृत्तिवेकल्यप्रतिपादनान्न्यूनाभेदरूपकं तथा । 


निरवयव रूपक--- 


निखयव रूपक के दो उपभेद होते हैं--() केवल और (2) माला रूपक 
॥ सू. 33 ॥। 
प्रथम केवल रूपक का उदाहरण जैसे-- 


एक तुम्हारी बुद्धिरूपी चन्द्रकला ही लोगों में वन्दनीय है । 
(परस्पर अपेक्षा त रखने वाले रूपकों का समूह निखयवरूपक होता है ।) 


यहाँ परस्पर सापेक्ष रूपक-समूह का अमाव है (अतः निखयव रूपक है) झौर 
माला रूपक का अभाव होने से यह केवल निखयव रूपक का उदाहरण है। 


उक्त उदाहरण की पंक्ति में भिन्नर्प में समास मानकर यह अर्थ लगाया 
जाये कि “हे बुद्धिरूपी चन्द्रमा तुम्हारी कपट भ्रादि कला लोगों में वन्दनीय है'' । 
इस अर्थ में निगीणं विषय होने पर रूपक के परम्परित नामक तृतीय भेद में 
श्लिष्ट परम्परित का उदाहरण दिखायी देता है । 


० समथ्ये: 

नरेन्द्रो राजा गारुडिश्च (म. पा. टि.) 
सर ० 

अप्प [य] दीक्षित: (मू. पा. टि.) 


7 ।अ 8] > किन 


34 काव्यालोकः 


(3 


निसयव के तृतीय भेद मालारूपक का उदाहरण जैसे-- 

आ्राप गुणों की उत्पत्ति हैं, आचार रूपी वपु की कुलबसति हैं, क्षमा रूपी 
बल्लरी के मूल हैँ, दिव्य तपस्या के पूर्णृता हैं, लक्ष्मी की दृष्टि के पात्र हैं, जिनकी 
विमल वृद्धि का प्रमाव (चतुदिक) फंलता है, ऐसे कवियों में श्रग्मणी श्राप इस 
जग में गणेश के गुरु (पिता)-महादेव हैं ॥ 209 ॥ 


कतिपय लोग इस रूपक में एक विषय में अनेक पदार्थों का आरोप होने से 


इस रूपक-भेद को उल्लेख रूप मानते हैं । 
टः: 


परम्परित रूपक--- 


जब एक आरोप का ही कारण दूसरा आरोप हो, तो परम्परित रूपक 
होता है ! सू. 34 ॥॥ 


है राजन ! युद्धभूमि में श्रापकी सर्परूपी तलवार राजाओं का पान करती 
है । 

यहाँ तलवार में भुजद्भ का आरोप होने से राजाओं में दुग्ध का आरोप 
समर्थ होता है । 

(यह शुद्ध परम्परित का उदाहरण है। ) श्लिप्टपरम्परित का उदाहरण 
जैसे-- 


“अहितापकरण --शत्रुओं का अ्रपकार करना ही सर्पो को ताप पैदा करना 
है, यह आपका दूसरा अश्रद्भुत (कार्य) संसार में प्रकट हो रहा है । 


यहाँ “शत्रुओं का अपकार करना (अहित-+अपकरगणा) सर्पो को ताप पैदा 
करना है” (भ्रहि+तापकरण ), इस आरोप से राजा में औपध (गारुड़ि) के 
तादात्म्य के आरोप का समर्थन करना ही कवि का अ्रभिप्राय है । वस्तुतः तो यह 
श्लेप नामक शब्दालद्डार ही है। कवि के संरम्म के कारण यहाँ उदाहृत किया 
गया है, यह जानना चाहिये । ह 


ब्घ० 


अप्पयदीक्षित ने “कुवलयानन्द” में कहा है कि यह रूपक तीन प्रकार का 
होता है--उपमान का आधिक्यरूप, न्यूनत्वरूप और अनुमयरूप; तथा यह कहकर 
उदाहरण दिये हैं । (न्यूनत्व उक्तिवाले अभेद रूपक का उदाहरण है-) 

ब्रह्मा ने दो प्रकार का भ्रम उत्पन्न किया है--स्त्रियों के रूप में तथा स्वर्ण 
के रूप में । उन स्त्रियों तथा स्वर्ण में जो झासक्त नहीं है वह तो मनुष्य रूप में 
साक्षात्‌ शिव ही है ॥ 2!0 ॥॥ 


अर्थालंकार-निरूपराम्‌ 325 

यहाँ “साक्षात्‌” इस विशेष से विरक्त मुनि का शिव से तादात्म्य बताया 
गया है। पर “नराक्ृति:” इस पद से शिव की दिव्यमूति की रहितता बताकर 
न्यूनता द्योतित की गई है । अतः यह न्यूनत्व-उक्ति वाला श्रभेदरूपक है । 


अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः। 
अभाललोचन: शम्मुर्भगवान्‌ वादरायण ।। 28 || इति 


न्यूनताद्रप्यरूपकमिति । तथा--- 


त्वव्यागते! किमिति वेषत एप सिन्चु- 
स्त्व॑ सेतुमन्थःक्ृदूत: किमसो विभेति । 
द्वीपान्तरेष्पि ने ही तेश्स्त्यवशंग्वदोड्य 
त्वां राजपुद्भधव ! निषेवतत एवं लक्ष्मी: ॥| 22 ॥। 


श्रत्र पुरुषोत्तमेन वर्णानीयस्य तादात्म्यम्‌ । ततश्च द्वीपान्तरे जेत- 
व्याभावा लित्यं लक्ष्मीनिषेवितत्वाच्वाधिकाभेदरूपकम्‌ । एवम्‌-- 


4किमसुभिग्लेपितेजेंडर ! मत्यसे मयि निमज्जतु भीमसुतामनः । 
मम किल श्रुतिमाह तद्थिकां नलमुखेन्दुपरां विवुध [:] स्मर[:] ॥243॥ 


इत्यधिकताद्रष्परूपकम्‌ । 


[53ब | तत्र न्यूनोकते: प्रत्तीपेन्तर्भावात्‌ अधिकोक्तेश्च व्यतिरेककु4क्षिनि- 
क्षेपात्‌ अभेदस्थ चाभावात्‌ उपेक्ष्यं एवमनुभयोक्‍त्युदाहरणे" विशेषोक्त्यत्यु- 
क्तिसम्भवो वेदितव्य:ः । 


वस्तुतस्तु सवेमपि रूपकमश्रौतवाचकप्रयुक्तधम्म प्रतियोगिसाइश्यमेव- 
त्युपमेव न पृथगिति कश्चित्‌ 
इंति रूपकम्‌ ।। 7. 


!. ०» य्यगते 

रामरूपेण शत्र॒हनवार्थ सेतु: कृत: । कृष्णरूपेण लक्ष्म्यथ मथित: समुद्र: 
(मृ. पा. दि.) 

शत्रु: (मू. पा. टि.) 

न॑पधे पंचमसर्गे (मू. पा. दि.) 

रे चन्द्र (मू. पा. टि.) 

कुबलयाजनन्देश्नुमयोवत्युदाहरराद्कये (मू. पा. टि.) 


पा + 3 


काव्यालोक: 


१» 
जज 
(68 


न्यूनताद प्य रूपक जैसे---मगवान्‌ व्यास बिना चार मुख वाले ब्रह्मा हैं, दो 

हाथ वाले विष्णु हैं, बिना ललाट-नेन्र वाले शिव हैं 2] ॥। 
यह न्यूनताद प्यरूपक का उदाहरण है । (अधिकाभेद रूपक का उदाहरण) 
जैसे-- 

(किसी राजा की स्तुति करते हुए कवि का कथन--) हे हृपश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
समुद्रतट पर श्राने पर यह समुद्र क्यों काँपता है ? तुम इस समुद्र पर सेतु बांधने 
वाले और इसका मन्धन करने वाले विष्णु हो, ऐसा समझकर क्या यह डर रहा 
है ? अ्रन्य द्वीपों में मी कोई ऐसा शत्र्‌ राजा नहीं है जो तुम्हारे वश में नहो 
(अ्रतः सेतु बांधकर किसी अन्य द्वीप को जीतने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है ।) 
और लक्ष्मी भी तुम्हारी सेवा करती ही है (अतः समुद्र-मन्धन की भी श्रावश्यकता 
नहीं है) । विष्णु ने रामावतार में शत्रुहूनन के लिये सेतुबन्धन किया था और 
(कृष्ण॒रूप में) लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये समुद्र-मन्धथन किया । पर तुम्हारी ये 
दोनों इच्छायें पूर्ण हैं श्रतः पुरुषोत्तम विप्णुरूप में स्थित तुमसे समुद्र का डरना 
व्यर्थ है ॥ 22 ॥। 


यहाँ पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु के साथ वर्णुनीय राजा का तादात्म्य वणित 
किया गया है ! श्रौर इस तादात्म्य से विष्णु रूप राजा के लिये किसी श्रन्य द्वीप 
में किसी शत्रु को जीतना शेष न होने झौर नित्य लक्ष्मी द्वारा सेवित होने के वर्णन 
में विष्णुरूप पूर्वावस्था से राजरूप विष्णु की अवस्था में उत्कर्प बताया गया है 
ग्रत: यह अ्रधिकाभेद रूपक का उदाहरण है । 
इमी प्रकार (अश्रधिकताद्र प्यरूपक का उदाहरण) “'नंपघीयचरित” के 
पब्चम सर्ग का निम्नांकित श्लोक मैं-- 
दमयन्ती की चन्द्रोपालम्ममय उक्ति है--हे चन्द्र ! क्या तू समभता है कि 
प्राणों के नप्ट होने से दमयन्ती का मन मुझ में (चन्द्रमा में) लीन हो जायेगा । 
(एक वैदिक उक्ति के अ्रनुसार मरने के पश्चात्‌ मन चन्द्रमा में लीन हो जाता है ।) 
परन्तु मुझे तो कामदेव ने उस श्रुति का वास्तविक श्रर्थ नल के मुखरूपी चन्द्रमा 
ने सम्बद्ध बतलाया है ॥॥ 23 ।। 
(यहाँ नलमुखचंद्र प्रसिद्ध चन्द्र से उत्कृष्ट बताया गया है श्रत:) अ्धिकता- 
द्र प्यस्यक का उदाहरण है । 
भ्रष्पयदीक्षित के द्वारा बताये गये इन रूपक-मेदों में से न्‍्यूनोक्ति का प्रतीप 
प्रलंकार में अन्तर्भाव हो सकता है और अधिकोक्ति व्यतिरेक अलंकार के श्रन्तर्गत 
आ सकता है तथा शअभेद का श्रमाव होने से ये भेद उपेक्ष्य हैं। “कुबलयानन्द' 


अथलिंकार-निरूपण म्‌ 327 


में दिये गये अनुभयोक्ति के दोनों उदाहरण विशेषोक्ति की उक्ति से उत्पन्न माने 
जा सकते हैं । 


किसी विद्वान्‌ का मत है कि सभी रूपक उपमा ही है जिसमें वा्चक शब्द 
का प्रयोग तथा घर्मप्रतियोगी सावश्य अश्रोत (अश्वुतिगोचर) होता है, अतः यह 
रूपक उपमा से पृथक नहीं है । 


रूपक अलंकार का विवेचन समाप्त हुआ ।। 7. 
विषयात्मनैव थिषयी न स्वयम्ुपयुज्यते स परिखाभ:ः ॥ सु. 435 ॥ 
यत्र विषयात्मतयव विषयी प्रकृतोपयोगी न स्वातन्त्येण तत्र परि- 
णाम: । रूपके तु नैवमिति भेद: । उदाहरति-- 
अपहरतु सकलताप॑ कालिन्दीकूलजो हरितमाल:ः । 
अत्र सकलतापापहारकत्वं तमालस्य भगवदात्मनव । 
इति परिणाम: ।। 8. 
अथ संदेह:-- 
शुद्धा निश्चयगर्भा संशयधोनिश्चयान्ता चेत्‌ । " 
सा रमणीयालंकृतिर्दिता कविभिः समासेन ॥ सू. 36 ॥ 
तत्राद्य/ यथा-- | 


उदयति वारिघरो वा नयने तरुणस्तमालो वा ) 
इति संशयिनो गोपाः पश्यन्ति वनेषु हरिमारातृ2 ।| 24 || 


द्वितीया$ यथा-- 


सप्तद्वीपधघरा? पुरन्दर यतः कीतिस्तवात्युज्ज्वला 
[54श्र] लोकान्‌ चन्दनपड्ूलिप्तवपुषः कान्त्या तनोति/स्फुटम्‌ !। 


हरिरेव तमालो वृक्ष: (मू. पा. टि.) 
शुद्धा (मर. पा. टि.) 

दूरात्‌ (मू. पा. दि) 

निश्चयगर्मा [मृ. पा. टि.) 

हे (मू. पा. टि.) 


पी +े ७७ ० ८ 


१५3 
। 
50 


काव्यालोकः 


झ्ां गज्भा किमियं न सा जलमयी ज्योत्स्नाथवेन्दोन सा 
दोपायां! नियतेति संशयधिय:ः के के न जातास्ततः ।। 25 ॥। 


तृतीयाः यथा-- 


कला किमिन्दोः पतिता नभस्त: 
कि वा लतोनन्‍्मूलितमूलदशा | 
इति स्फुट संशयमग्नचित्तो 
जानाति निश्चित्य वियोगिनीति ॥। 26 ॥॥ 


इयं त्रिविधापि धी: साइश्यमूलंव युक्ता । अयमारोपमूल: संशय: । 
वृवचिदध्यवसानमूलो>पि दरृश्यते । यथा गद्भाधरे-- 


सिन्दूरें: परिपूरितं किमथवा लाक्षारस: क्षालितं 

लिप्त वा किमु कुड्कुमद्रवभररेतन्महीमण्डलम्‌ । 

संदेह जनयन्तृणामिति परित्रात+ब्रिलोकस्त्विपां 

ब्रात: प्रातरुपातनोतु भवतां भव्यानिभासां निधे:॥ ।। 2]7 ।। 


ग्त्र सिदूरत्वादिना संशयधर्मी किरणकव्रातोड्ध्यवसीयते । 
इति संदेह: ।। 9. 


8. परिणाम--- 


जब विपयी (उपमान) विपय (उपमेय) के साथ सर्वात्मना एक रूप से ही 
उपयुक्त (परिणमित) हो, स्वतन्त्र रूप से नहीं, तब (उपमान में उपमेय का 
झभेद) परिणाम होता है ॥ स्‌. 35 ॥॥ 


जहाँ उपमान उपमेयरूप से ही प्रकृतोपयोगी हो, स्वतन्त्ररुप से नहीं, वहां 
परिग्गाम होता है । रूपक में ऐसा नहीं होता, यही इन दोनों में भेद है। (परि- 
णाम ग्रलंकार में उपमान को उपमेय से श्रभिन्न समझ लेने पर ही प्रस्तुत वावयार्थ 


यां ज्योत्स्नां प्रति दोषा नियता (मू. पा. टि.) 
निरचयान्ता (मू. पा. टि.) 

० नन्नलो ० 

सूय्येस्य (मू. पा. टि.) 


+ ९3 >> ४ 


“अर्थालंकार-निरूपराम्‌ ब्नैनन 
संगत होता हैं। रुपक में उपमेय को उपमान से अभिन्न समभने पर प्रस्तुत 
वाक्यार्थ संगत होता है। यही इन दोनों में परस्पर भेद है।) 

परिणाम का उदाहरण है--कालिन्दी-तटवासी हरिरूपी तमालद्क्ष समस्त 
दुःखों को दूर करें । 

यहाँ तमाल (उपमान), सकलताप को, भगवद्ग[प (उपमेयरूप) होने पर ही 
निदृत्त कर सकता है, भ्रतः परिणाम अलद्धार है। 

परिणाम अलझ्धार का प्रसंग समाप्त हुआ ।। 8. 


9, सन्देह-- 


शुद्धा भ्र्थात्‌ जिसमें आदि से श्रन्त तक सन्देह ही बना रहता है, निश्चय- 
गरम श्र्थात्‌ जिसमें बीच-बीच में निश्चय भी होता रहता है और निश्चयान्त 
श्र्थात्‌ जिसमें आदि में लगातार सन्देह बना रहता है पर भ्रन्त में निश्चय हो 
जाता है, उक्त प्रकार का (त्रिविध) संशयात्मक ज्ञान रमणीय अलंकृति के रूप में 
व्यक्त होता है श्रत: कवियों द्वारा। संक्षेप में सनन्‍्देह अलंकार कहा जाता है । 
| सू.36 ॥। 
सन्देह अलंकार के प्रथम शुद्ध सन्देह का भेद जेसे-- 


यह नयनों में बादल उत्पन्न हो रहा है श्रथवा तरुण तमाल है, इस संशय 
से युक्त गोपबृन्द वनों में हरि को दूर से झ्ाते हुए देखते हैं )। 24 ।। 

सन्देह अलंकार का द्वितीय भेद निश्चयगर्भ का उदाहरण जैसे-- 

है पुरन्दर (इन्द्र) ! चूंकि सातों द्वीपों को घारण करने वाली तुम्हारी 
अ्रत्यन्त उज्ज्वल कीत्ति चन्दन से लिप्त शरीर की काच्ति से लोकों में पुर्णातः फैल 
रही है । अश्रतः “झरे, क्या यह गड्ढा है ? ”, “नहीं, गंगा नहीं, क्योंकि वह तो 
जलमयी है” । “अथवा चन्द्रमा की ज्योत्स्ता है”? “नहीं, वह तो रात्रि में नियत 
है” । इस प्रकार कौन-कौन लोग संशय वुद्धि से युक्त नहीं हो गये ?”।। 25 ॥॥ 

तृतीय निश्चयान्त सन्देहालंकार जैसे-- 

यह या तो श्राकाश से गिरी हुईं चन्द्रमा की कला है । या जड़ से उखाड़ी 
गई कोई लता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप में संशय से युक्त चित्तवाला निश्चय 
करके जानता है कि यह वियोगिनी है ।। 26 ॥ 

यह तीनों प्रकार का ज्ञान साइश्यमूल हो है। सन्देह अलंकार के ये तीनों 
उदाहरण झारोपमूलक हैं (क्योंकि यहाँ उपमान-उपभेय दोनों का भ्रहण किया 
गया है) । कहीं पर यह संदेहालंकार अध्यवसान-मूलक भी देखा जाता है (यहाँ 


ड़ 


330 काव्यालोक: 


आ्रारोप्यमाण ही उक्त रहता है, आरोपविषय उससे निगीर्णो रहता है) । ज॑से 
“रसमगंगाधर में-- 

यह पृथ्वीमण्डल क्या सिंदूर से परिपूर्ण है, अथवा लाक्षारस से घोया हुआ्ना 
है, अथवा केसर के लेप से आलिप्त है, इस प्रकार के सन्देह मनुष्यों में उत्पन्न 
करती हुई त्रिलोकरक्षक सूर्य की प्रात:कालीन किरणों का समूह आप लोगों में 
कल्याण का प्रसार करे ॥ 27 ।। 

यहाँ सिंदूरत्व झ्रादि रूप से संशय का धर्मी किरणसमूह अध्यवसित हुआ 
है (अर्थात्‌ सिंदूर आदि पद ही किरण का भी बोधघक है) । 

सन्देह अलंकार का निरूपण समाप्त हुआ ॥। 9. 

तत्तुल्यदर्शने स्याद्श्रान्तिस्तद्वानलड्भूगरः ।।सु. 37॥ 
3प्राकरणिके$प्राकरणिकतया संवेदनमित्यर्थ:। यथा-- 
जलदभ्रमेण भगवतिः नृत्यन्ति वनेपु पश्यत मयू रा: । यथा वा-- 


[54व] कपाले मार्जारः पय इति करां? / ललेढि शशिन- 
स्तरुच्छिद्रप्रोतान्‌ 4बिसमिति करी सद्धूलयति । 
रतान्ते तल्पस्थान”* हरति वनिताध्यंशुकमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो. जगदिदमहों विप्लवयति ॥28॥ 


इति आन्तिमान्‌ ॥0. 
एकस्यानेकरप्यनेकधाग्रहस्ममुल्लेस: ।सू. 38॥। 
एकस्य बस्तुनोष्नेक॑: परदेर्ग हीतृभिश्व अ्रनेकप्रकारकग्रहरामुल्लेखा- 
लद्भार: | उदाहरति-- 
काल रिपव: काम स्वियो४थिनः स्वद्र्‌ मं भजन्ति त्वाम्‌ । 
यत्तृदाह्म तम्‌९-... 


. प्रस्तुते (मू.पा.टि.) 
2. कृष्ण (मू.पा.टि.) 
3. कराल्ले० 

4. विश ० 

5. करान्‌ (मू.पा.टि-) 
6. गज्जाघरे (मू.पा.टि.) 


अर्थाल छू र-निरूपणम्‌ 33] 


आ्आालोक्य सुन्दरि! ! मुखं तव मन्दहास 

नन्दयन्त्यमन्दमरविन्दधियो मिलिन्दा: । 

कि चालि ! पूर्णामृगलाञ्छनसम्श्रमेण 

चञ्चुपुर्ट चटुलयन्ति चिरं॑ चकोरा: ॥29।। 
तदेतन्नानाकोट्यवगाहिसंभ्रमकृक्षिनिक्षिप्तमित्युपेक्षम्‌ । यथा 


वा-- 
यमाचपष्टाज़ज्ञा: पुरुषमथ कर्त्तारिमपरे 


प्रकृत्याधीनत्वात्‌ प्रकृतिमितरे यज्ञपुरुषम्‌ । 
चतुव्य हैरन्ये हरिमपि तदन्ये पशुपर्ति 
न मन्ये त्वत्तोधन्यं “परमशिवनिर्वासवपुष:4 ॥220॥ 
इत्युल्लेख:ः ।। . 
0. आन्तिसानू-- 
उस (अन्य अ्रप्राकरणिक वस्तु) के समान (प्राकरशिक वस्तु) के देखने 
पर जो अ्रप्राकरशिक अर्थ का भान होता है वह भ्रान्ति है, उससे युक्त अलक्भार 
अआ्रान्तिमान्‌ अलझ्टार है ॥सू. 37॥। 
प्राकररिक (प्रस्तुत) में अ्रप्राकरशिक (प्रप्रस्तुत)) रूप से जो संवेदन 
(प्रतीति) है वह भ्रान्तिमान्‌ प्रलद्भार कहलाता है, यही अ्रभिप्राय है । जैसे--- 
देखो भगवान्‌ (कृष्ण) को देखकर बादल के भ्रम से मयूर वनों में तृत्य कर 
रहे हैं। अथवा-- 
कपाल में स्थित चन्द्र-किरणों को दुघ समभकर बिल्ली चाट रही है। दक्ष 
के छिद्रों में (पत्तों के वीच) पिरोई हुई किरणों को हाथी मृणालदण्ड समभकर 
उठा रहा है । कोई रमणी शय्या पर फैली हुई उन किरणों को साड़ी समकर 
सुरत-सम्भोग के बाद समेटने लगती है। इस प्रकार प्रभा से मत्त हुआ यह चन्द्रमा 
इस जगत्‌ में भश्रान्ति-जन्य विप्लव उत्पन्न कर रहा है, यह आश्चयं की 
बात है ॥28॥ 
भ्रान्तिमान्‌ अ्रलद्भार का प्रसंग समाप्त हुआ ॥ 0. 


3. हे (मू.पा.टि.) 
2. भ्रमराः: (मू.पा.टि.) 


3. है (मू.पा.टि.) 
4. शरीरात्‌ (मू.पा-टि.) 
5. ज्ल्लेष: 


332 काव्यालोक: 


]. उल्लेख-- 

एक ही वस्तु का अनेक ज्ञाताओं द्वारा भी अनेक प्रकार का ग्रहरा उल्लेख 
प्रलद्भार है ॥सू- 838॥। 

एक ही वस्तु का अनेक पदों द्वारा ग्रहण करने वाले (ज्ञाताओों) द्वारा 
प्रनेक प्रकार से ग्रहण उल्लेख अलझ्भार है। उदाहरण है-- 

तुमको शत्रु काल के रूप में, स्त्रियाँ कामदेव के रूप में और याचक कल्प- 
वृक्ष के रूप में ग्रहरा करते हैं । 

“रसगज्जाधर” में जो निम्नलिखित उदाहरण दिया गया है-- 

हें सुन्दरि ! तुम्हारे मन्दहास्ययुवत मुख को देखकर भ्रमर कमल के भ्रम 
से भ्रत्यधिक आनन्दित होते हैं। और हे सखि ! चबोर पूर्णाचन्द्रमा के भ्रम से 
चिरकाल तक चोंच को चंचल बनाते हैं ।29।। 


इस उदाहरण में दो भ्रमात्मक ज्ञान भिन्न-भिन्न (श्रन्य में श्रन्य विषयक 
होने से) भ्रमरूप हैं । (एक ज्ञान में श्रमर द्वारा मुख को कमल समझा गया है 
श्रौर दूसरे ज्ञान में चकोर द्वारा मुख को चन्द्रमा समझा गया है ।) श्रतः “रस- 
गद्भाधर” में दिया गया यह उदाहरण भ्रान्तिमान्‌ श्रलद्धार रूप होने से उपेक्ष्य 
है । शअ्रथवा श्रन्य उदाहरण-- 

यम नियम आदि श्रष्टांग के ज्ञाता श्रापको पुरुष मानते हैं, भ्रन्य लोग 
प्रापको कर्त्ता कहते हैं, प्रकृति की भ्राधीनता के कारण कुछ लोग आपको प्रकृति 
कहते हैं तो दूसरे लोग यज्ञ-पुरुष मानते हैं । भ्रन्य (दाशेनिक) चतुव्यू हों के द्वारा 
हरि कहते हैं तो श्रन्य लोग पशुपत्ति मानते हैं। किन्तु हे परमशिव ! मैं 
निर्वाणपुरुष आपसे श्रन्य किसी को नहीं मानता ॥220॥ 

उल्लेख झलझ्ूूतर का विवेचन समाप्त हुआ ७ 4. 


निह नुतिरिह धर्माणखामुपमेयनिषेघसाहचर्येशा आरोप्यमाराम्ुपमा [न] 
[55प्र] त्तादात्म्य & मपह नुतिः सेयम्‌ ॥सु. 39।॥ 


उदाहरणं यथा--- 


स्मितं नैतज्ज्योत्समा न मुखमिन्दु्ने कुटिले 
अ्र्वावद्ध: पहद्धू रहयुगमनद्धे ” कुवलयम्‌ । 





[. अंके पंक्रेरहयुगं न किन्तु कुबलयं चन्द्रविकाशि (मू.पा.टि.) 


श्र्थालक्लार-निरूपणम्‌ 


कटाक्षप्रस्यन्दो न भवति सुधा नाधरतल- 
झूति: सन्ध्यारागं तरलयति में पद्धुजरश: ।॥22|। 
अ्त्रानुग्राह यानुग्राहकत्वेनावयवर्संघातात्मकतया सावयवा । 
निरवयवा तु यथा गद्भाधरे-- 
एयाम॑ स्मितं वे सुइशो! न दशो: स्वरूप 
कि तु स्फुर्ट गरलमेतदथामृतं च। 
नो चेत्कथं. निपतनादनयोस्तदेव 
मोह मुदं च नितरां दघते युवानः ॥222॥॥ 
अन्र प्रतिज्ञाताथवैपरीत्ये बाधकोपन्यासाद्हेत्वपह नुति: । 
उपमेयमसत्यं कृत्वोपमान सत्यतया स्थाप्यते सापह चुतिरिति 
प्रारूच:3 | 
यत्तु कुवलयानन्दे।--- 
अन्यत्र तस्यारोपार्थः पर्यस्तापह नुतिस्तु सा। 
नाय॑ सुधांशु, कि तहि सुधांशु: प्रेयसीमुखम्‌ ।। 
5इत्युक्तं तत्सामान्यलक्षणानाक्रान्तत्वात्‌" प्राचां लक्षणविरोधाच्चो- 
पेक्ष्यमम्‌ । सुधांशु: प्र यसीमुखमिति तु दरढारोप॑ रूपकमेव नापह नुति: । 
इत्यपह नुति: ॥ 2. 
2. भ्रपह नुति-- 
जहाँ उपभेय का निषेघ के साथ (उपसेय के) असाघारणघर्म (मुखत्व 
आदि) का निषेध होता है और (मुख आदि में) आरोपित किया हुआ उपमान 
(चन्द्र आदि) के साथ अभेद भ्रपह नुति अलद्भार कहलाता है ॥सू. 39॥ 
उदाहरण जैसे--- 
यह मंदहास नहीं, अपितु ज्योत्सना है । मुख नहीं चन्द्रमा है । ये कुटिल 
मौंहें नहीं, (चत्रमा का) कलडू है, भ्रड्ू में पद्कुज-युगल नहीं 


- स्त्रिय: (मू.पा.टि.) 
« दशो: (मू.पा.टि.) 
- काव्यप्रकाशकाराः (म्‌.पाररटि.) 
- अप्प [य] दीक्षितै: (मू.पाटि.) 
 मूलपाठ में सन्बि के कारण “प्रेयसीमुखमित्युक्तं” लिखा है । 
6. निहू,तिरिह घर्माणामित्याद क्तलक्षणाभावात्‌ (मू.पा.टि.) 


>> (५ >> ४ 


उव काव्यालोक: 


१५) 


ग्रपितु (चन्द्र विकासी) कुवलय है, कटाक्षों का प्रस्यन्द (चम्चल निपात) नहीं, 
प्रत्युत अमृत है, यह प्रधरतल की लालिमा नहीं, अपितु कमलनयनी मेरे लिये 
सन्ध्या के रज्भध तरलित (प्रवाहित) कर रही है ॥22॥। 

उक्त पद्य अनेक अपह नुतियों का समूहरूप है जो परस्पर अनुग्राह्म-अनुग्राहक 
भाव (समथ्यं-समर्थक्माव) से युक्‍त हैं, अतः यह सावयवा अपह नुति है। 
निरवयवा अपह नुति जैसे “रसगज्भाधर” में-- 


सुनयना स्त्रियों के नेत्नों का स्वरूप श्याम और एवेत्त नहीं है, अपितु स्पष्ट 
रूप से यह विप शभीर अ्रमृत है। यदि ऐसा न होता तो इन नेत्रों के पतन से 
(रृष्टिपात से) तत्काल ही युवकगण अत्यधिक मोह श्र आनन्द कंसे प्राप्त 
करते है ? ॥222॥। 

यहाँ विष श्र अमृत होने की प्रतिज्ञा की गई है ओर उसके विपरीत पक्ष 
(एयाम और एवेत नयनों का स्वरूप ही है इस पक्ष में) वाधक हेतु का वर्णन 
(नो चेत्‌” इत्यादि द्वारा) किया गया है अतः इसे हेतु अपहनुति कहा 
गया है । 

काव्यप्रकाशकार का कथन है कि उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान 
को ही सत्य रूप से जो स्थापित किया जाता है, वह श्रपह नुति है । 


“कुवलयानन्द” में श्रप्पयदी क्षित ने भी कहा है--- 

जहाँ वस्तु के धर्म के निषेध के साथ ही उस धर्म का श्रारोप अन्य पर किया 
जाये, वहाँ पर्यस्तापह नुति होती है । जैसे--यह चन्द्रमा नहीं है फिर चन्द्रमा 
कौन है ? चन्द्रमा तो प्रियतमा का मुख है। 

इस कथन में (“नाय॑ सुधांशु:” में) अपह नुति का सामान्य लक्षण संघटितत 
नही होता और इसका प्राचीन ग्रन्थकारों के लक्षण से विरोध होता है श्रतः इसे 
अपह नृति फा भेद कहना समुचित नहीं है | चन्द्रमा प्रिया का मुख है--इस 
प्रकार यहाँ दृद्ारोप रूपक ही है, भ्रपह नुति नहीं । 

ग्रपह नुति का विवेचन समाप्त हुआ ।। 2. 


सम्भावनमुत्य क्षा प्रकृतस्य समेन यत्त्रिविधम्‌ । 
[55वय] घस्तुफलहेतुभेदाज्जात्याथ? ये #& स्तु तन्रान्ये ॥स्‌. 440॥॥ 





. जातियुणक्रियाद्रव्यं वस्तु | सत्र वस्तुनि फलोखल्ोक्षाहेतुत्पेक्ष मचत: । 
(मू. पा. टि>) 


श्र्थाल डा र-निरूपणम्‌ 335 

“तदिभन्नस्वेन! तदभाववस्तवेन? वा प्रमितस्य पदार्थस्य रमणीयत- 
हद त्तितत्समानाधिकरणान्यतरतद्धमंसम्बन्धनिमित्तक तत्त्वेन तद्वत्वेन वा 
सम्भावनमि”* ति त्रिशूली । 


तत्र “लोकोत्तरप्रभावं त्वां मस्ये नारायण परम्‌ । 


नारायणेनाब्तेन प्रायशो भवितव्यमिति सम्भाववायामततिप्रसद्भ- 
वारणाय प्रमितस्येत्यन्तम्‌ । 


वदनकमलेन वाले स्मितसुषमालेशमावहसि [यदा] । 
जगदिह तदैव* जाने दशाद्ध बाणेनँ विजितमिति ॥223॥। 


अ्त्र जगज्जयसस्भावनायाम तिप्रसद्भुवारणाय रमणीयतद्धम निमित्त- 
कमिति । 


दूरस्थोथ्यं देवदत्त इवाभातीति चज्चलत्वादिसाधारणधर्म- 
निमित्तायां सम्भावनायामतिप्रसद्भवारणाय धर्मंगतं रमणीयत्वम्‌ । रूपके- 
धतिप्रसद्भवारणाय सम्भावनमिति" । तदेतत्‌ समप्रकृताभ्यां? निगीर्णमिति 
गौरवादुपेक्ष्यम्‌ । 


समेनेत्युपमानेन वस्तुफलहेतुभेदात्‌ सम्भावनस्य त्रेविध्यात्‌ वस्तू 
त्प्रक्षा फलोत्ा क्षा हेतूत्म क्षा चेति त्रिविधोत्पक्षा । 


[56ग्र | त 4 त्र॒ जातिगुणक्रियाद्रव्याद्य वस्तु । तत्र स्वरूप एव अन्ये 
फलहेतृत् क्षे । सर्वाप्युत्म क्षा द्विधा बाच्या प्रतीयमाना च | नून॑ मन्‍्ये 
जाने शंके ध्रव॑ प्रायस्तकंयामि उत्प्र क्षते तदिव-भातीत्यादि प्रतिपादक- 
सहिता वाच्या । प्रतिपादकशब्दरहित त्वेन सामग्री मात्रप्रतीत्या प्रतीयमाना | 


- उपमेयभिन्नस्वेव (मृ.पा.टि.) 

« उपमेयामावत्वेन वा (म्‌.पा.टि.) 

« उत्प्रेक्षा (म्‌.पा.टि.) 

"देव | 

« कामेन (म्‌ .पा.टठि.) 

» ०नमत्रि 

* अक्ृतस्य समेनेत्यत्रोक्तास्यामित्यथे: (मू. पा. टि.) 


3 (0 (आओ + (९) 3 ४ 


336 का व्यालोक: 


यत्र तु प्रतिपादकमात्र सामग्रीविरहस्तत्र सम्भावनमेव नोखत् क्षा। तत्र 
जातियुण क्रियाद्रव्यात्मकेपु विपयेषृत्प क्षण वस्तृत्परक्षा । 


साप्युक्तास्पदानुक्तास्पदा चेति द्विधा धसु.4|॥॥ 


3. उद्येक्षा-- 

प्रकृत (उपमेय)/ की सम (उपमान) के साथ सम्मावना उत्प्रेक्षा कहलाती 
है । वस्तु फन और हेतु भेद से यह उत्प्रेक्षा तीन प्रकार की होती हैं (वस्तृत्पेक्षा 
फलोस्प्रेक्षा और हेतृत्प्रेक्षा)। जाति आदि (जाति, ग्रुण, क्रिया और द्रव्यरूप ) वस्तु 
है भौर वस्तु में फन्नोत्रेक्षा तया हेतृत्प क्षा होती है ॥सू 40॥॥ 


त्रिशली (रसगड्भाघरकार) ने कहा है कि उपमेय की भिन्नता से ज्ञात पदार्थ 
की, उस पदार्थ में रहने वाले किसी सुन्दर धर्म को मूल मानकर की जाने वाली 
सम्मावना प्रयवा उपमेय की अभमाववत्ता से ज्ञात पदार्थ की, उस धर्म के साथ 


रहने वाले किसी सुन्दर धर्म को निमित्त मानकर की गयी, उस धर्म की अथवा 
उम धर्म को युक्त होने की सम्भावना उत्तर क्षा है । 


जैसे लोकोत्तर प्रमाववाले तुमको मैं श्रेष्ठ नारायण मानता हूं । 


यहाँ “यह प्रायः नारायण होगा” ऐसी सम्भावना उत्पन्न होगी, इस सम्भा- 
बना में अतिव्याप्ति के वारण के लिये “प्रमित” (जिस पदार्थ का भेद जिस पदार्थ 
में यथार्थतया ज्ञात हो) शब्द विद्यमान है। 


है वालिके ! जब मुखकमल द्वारा मुस्कुराहट की शोभा का एक लेश धारण 
करती हो तो मैं उसी समय जान लेता हूँ कि इस जगत्‌ को पंचवाण (को धारण 
करने वाले कामदेव) ने जीत लिया है ॥223॥॥ 


यहाँ जगतू को जब करने की सम्भावना वर्णित की गयी है, उसमें अति- 
व्याप्ति के वारण के लिये लक्षण में “रमणीयतद्घमंनिमित्तकम्‌” (दोनों पदार्थों 
में रहने वाले किसी रमणीय धर्म को निमित्त मानकर) यह अंश रखा गया है । 


“दूर खड़ा यह देवदत्त-सा प्रतीत होता है,” इत्यादि में चंचलता आदि 
साधारणधघर्म को निमित्त मानकर की जाने वाली सम्भावनाओं में अ्रतिव्याप्ति के 
बारण के लिये निर्मित्तभूत घर्म में स्थित “रमणशीयत्व” विशेषण दिया गया है । 
रूपक में अ्तिव्याप्ति के वारण के लिये “सम्मावना” शब्द कहा गया है। (रूपक 
का ज्ञान निश्चयरूप होता है, सम्भावना रूप नहीं ॥) अतः यह “प्रकृत समेन' 


अर्थालद्भू।र-निरूपणम्‌ 337 
इस प्रकार कहे गये शब्दों द्वारा निगीर्ण हो जाता है--इसलिए अतिविस्तार से 
बचने के लिये उपेक्षणीय है । 


उद्लेक्षा-मिद--सम श्रर्यात्‌ उपमान के साथ वस्तु, फल और हेतु भेद से सम्भावना 
तीन प्रकार की होती है। अ्रतः उद्त्रक्षा तीन प्रकार की होती है--वबस्तृत्म क्षा 
फलोछा क्षा और हेतृत्म क्षा (अर्थात्‌ जहाँ किसी एक वस्तु-उपभेय की किसी दूसरी 
वस्तु-उपमान के साथ तादात्म्य सम्मावना हो, वह स्वरूपोत्म क्षा या बस्तृत्पेक्षा 
होती है । जहाँ किसी वस्तु के किसी कार्य के हेतु न होने पर उसकी हेतुत्व- 
सम्भावना की जाये, वह हेतृत्प क्षा होती है । भौर जहाँ किसी वस्तु के फलन 
होने पर उसमें प्रकत के फलत्व की सम्भवाना की जाये, वहाँ फलोत्प क्षा 


होती है) । 

जाति, ग्रुण, क्रिया और द्रव्यरूप प्रकृत विषयों में उत्प्रेक्षा करना ही वस्तू- 
स्रेक्षाहै। इस बस्तुरूप में ही फलोत्प्र क्षा और हेतृत्मं क्षा है। सभी (तीनों) प्रकार 
की उठ क्षा ही दो-दो प्रकार की होती है-वाच्या भ्रौर प्रतीयमाना । जहाँ उत्प्र क्षा 
वाचक नूनम्‌”, “मन्ये” “जाने”, “शंके”, “धुवम्‌”, “प्रायः”, “सर्कयामि” 
(तर्क करता हूं), “उठ्प्र क्षते” (उठ्प्रे क्षा करता हू), “इव”, “भाति” इत्यादि शब्द 
वाच्य रहते हैं, वहाँ वाच्प्रोत्म क्षा होती है। जहां उत्प्र क्षावाचक शब्द नहीं होने पर 
सामग्री मात्र से उत्प्रेक्षा प्रतीत हो, वह प्रतीयमाना उत्प्र क्षा होती है। जहाँ 
उत्प्र क्षायाचक्त शब्द नहीं होने पर, सामग्री मात्र से उत्प्रे क्षा प्रतीत हो, वह 
प्रतीयमाना उत्प्र क्षा होती है। जहाँ उत्प्रे क्षाबोधक शब्द हो पर सामग्री न हो, 
वहाँ केवल सम्भावना मानी जाती है, उत्त्रेक्षा नहीं । जाति, ग्रुरा, क्रिया और 

दव्यरूप भ्रस्तुत विषयों में उत्प्रे क्षण करना ही वस्तूत्र क्षा है । 

वह वस्तृत्पक्षा भी दो प्रकार की है--दक्तास्पदा (उक्त विषया) और प्रनु- 

क्तास्पदा (भअ्रनुक्त विषया) ॥सू.4॥। 


क्रमेणोदाहरणम्‌--- 


स्मितप्रकाशं बदन सुदत्या: कचावलिव्याकुलितं रतान्ते । 
वेरेश मन्‍्ये तमसा निरुद्ध' विस्‍्व॑ सुधांशो: परिकृजतीति ॥224॥ 


पं 3 /224क %08 तम:कतृ कवैरहेतुककर्मा भिन्नो- 

प्प्रेक्षितल त्म्योत्म क्षणापूर्वक  त्वधर्म उत्प्रे क्ष्यतते सेयमुक्ता 
कूजनकतुँ यमुक्ता- 

स्पदा? । यथा वा-- हे 





. ०कतस्पदा 


338 काव्यालोक: 


कलिन्दजातीरमरे5द्ध मग्ना वका: प्रकाम कृतभूरिशब्दाः । 
ध्वान्तेन वराद्विनिगीयंमाणा: क्रोशन्ति मन्‍ये शशिनः किशोरा:।22 5।। 


अ्त्र क्रियारूपा वस्तूत्म क्षा । काव्यप्रकाशे -- 


[564]  उन्मे& पं यो? मम? न सहते जातिवेरी? सिशाया- 
मिन्दोरिन्दीवरदलदूशा तस्य सौन्द्यंदर्प: । 
नीतः शन्तिं प्रसममनया वकक्‍त्रकान्त्येति हर्पा- 
ललग्ना मन्‍्ये ललिततनु! ते? पादयो: पद्मलक्ष्मी: ।226।। 


अनुक्तास्पदा तु उदाहृता" यथा-- 


लिम्पतीव तमो5ड्भानि वर्षतीवाञजनं नमः । 
श्रसत्पुरुपसेवेव दइृष्टिनिष्फलतां गता ॥227।। 


अत्र प्रथमान्तार्थे कत्तं रि लेपनकतु त्वादेरुत्प क्षणम्‌ । विषयस्य नभः- 
कतृ कव्यापनस्य निगीरणत्वादनुक्तास्पदा । काव्यप्रकाशगतोदाहरणे तु हेतू- 
त्मंक्षा हर्परुपहेतुमात्रस्योत् क्षात्वात्‌ । 


फलोप्प क्षा सिद्धास्पदा यथा--- 


अतिभरशालिस्तनयुगमनायासेनव” घारयत्वे१ [पा | । 
वलिग्रुणनिबद्धमस्यामितीव मन्ये कृतं_ मध्यम्‌ ॥।228॥। 


वलिगुणनिवन्धनाभावेषि मध्यस्य कुचधुते: तत्कतृं कत्वेन तस्यास्त- 
त्फलत्वेनोत्प क्षा *सिद्धविपया । 


चन्द्र: (मू. पा. टि.) 
कमलस्य (मू. पा. टि.) 
जातेवेरी (मू. पा. टि) 
हे (मू. पा. दि.) 

तब (मू. पा. टि.) 
पूरव॑सूरिभिः (मू. पा. टि.) 
०मनयासेनव 

७ यतु 5 

सिद्धावि० 


ही ७२ > ८ 


| एच ८ ( 


अर्थालंका र-निरूपण॒ म्‌ 339 


संवासिद्धास्पदा यथा-- ' 
3ग्रनशनसातपसहनं वने निवासं च तपो रम्भाः । 
प्रायस्त्वदूर्समतामधिगंतु तरुरि_ संतनुते ॥229॥। 
[57ञ्र] अन्नोरुसमताधिगमो न तप: फल&मिति 9५तत्त्वेनोत्र क्षासिद्ध- 
विषया । 


क्रम से इनके उदाहरण हँ-- 
ति-क्रीड़ा के अन्त में सुन्दर दांतों वाली सुन्दरी का केशराशि से घिरा हुग्ना 
उज्ज्वल मुस्कराहट से युक्त मुख ऐसा ज्ञात होता है मानो विरोध के कारण प्रन्धकार 
से अवरुद्ध चन्द्रमा का विम्ब अस्पष्ट ध्वनि (परिकृजन) कर रहा है।224॥।। 


यहाँ रति-कृजित से विशिष्ट मुखरूप विषय में अन्धकार कतू क . वैरहेतुक 
कर्म से अभिन्न रूप में उत्प्रे क्षित चन्द्रमा के साथ तादात्म्य की उत्प्र क्षणा के साथ 
उनमें कूजन कतृं त्व घर्मं की उत्प्र क्षा की गई है--श्रतः यह उक्तास्पदा उद्त्रो क्षा 
है । 


ग्रथवा अन्य उदाहरण--- 


यमुना नदी के तीर स्थित जल में आधे डूबे हुए और श्रत्यधिक कोलाहल 
करते हुए बगुले ऐसे प्रतीत होते हैँ मानो वैर के कारण अन्धकार के द्वारा निगले 
जाते हुए वाल-चन्द्रमा चिल्ला रहे हैं ॥225।। 


हाँ क्रियारूप वस्तृत्प्रे क्षा है । “काव्यप्रकाश” में उदाहरण दिया गया है- 
जो जन्म का वेरी चन्द्र रात्रि में भी मेरे (कमल के) विकास को सहन नहीं 


करता, उस चन्द्रमा के सौन्दर्य-डनवं को इस नीलकमल के समान नयनों वाली 
(सुन्दरी) ने भ्रपने मुख की कान्ति से हठात्‌ ही नष्ठ कर दिया है, भ्रतः हे सुन्दर 
शरीरवाली प्रिये ! हर्ष के कारण कमलश्नी मानो तुम्हारे चरणों में संलग्न हो 
गई है ।॥226।। 


पूर्ववर्ती विद्वानों के अनुसार अनुक्त विपया वस्तृत्प क्षा का उदाहरण दिया 
गया है, जैसे--- 


झाप एवाशन यस्मिन्‌ ततू तपः (समर. पा. टि.) 
कदली (मृ. पा. टि.) 


है (मर. पा. टि.) 
तत्वे० 


न (५0 रै> व 
रे * * तय 


340 काव्यालोकः 


प्रन्धकार मानो अंगों को लीप रहा है, भ्राकाश मानो काजल की वर्पा कर 
रहा है | दुष्ट पुरुष की सेवा के समान इष्टि निष्फल हो गई है ॥227॥। 


यहाँ प्रथमान्त पदार्थ कर्त्ता (अन्धकार और गश्राकाश) में लेपन आदि 
(लीपना श्रौर वर्षा करना रूप) कतृ त्व अर्थात्‌ क्रियाओं की उद्प्रे क्षा है। मभ की 
क्रिया “अज्जन की वर्षा करना” के द्वारा श्रन्घधकार की क्रिया व्यापन (व्याप्त 
होना) रूप विपय को यहाँ निगीण कर लिया है अतः यह अनुक्त विषया उत्तर क्षा 
है । “उन्मेपं यो मम:” इत्यादि काव्यप्रकाशगत उदाहरण में (शोमारूप विषय 
में) हर्परूप हेतु की उत्प्र क्षा की गयी है भ्रतः यह हेतृत्म क्षा का उदाहरण है । 


सिद्धविषया (सिद्धास्पदा) फलोत्प्र क्षा जैसे-- 


अति भारयुक्त स्तनयुगल को यह सरलता से ही घारण करे, इसीलिए 
(विधाता द्वारा) इसके मब्य भाग (कटि) को त्रिवली रूपी गुण (तिहरी डोरी) 
से निवद्ध किया गया है, ऐसा मैं मानता हू ॥228॥ 


यहाँ वलियुरा के निबन्धन का श्रभाव होने पर भी कटि द्वारा कुचों को 
धारण करने के कतू त्व के कारण “उस क्रिया का यह फल है” इस उत्प्र क्षा के 
कारण यह फलोत्प क्षा सिद्धविपया है । 


ग्रसिद्धविषया (भ्रसिद्धास्पदा) फलोत्प क्षा जैसे--- 


हे सुन्दरी ! तुम्हारी जंघाशों से लगभग समानता प्राप्त करने के लिये ही 
मानो कदली (केले के पोधे) ने केवल जल ही श्राह्माररूप में लेने, घूष सहने और 
बन में निवास करने का तप प्रारम्म किया है ॥229॥। 


यहाँ जंघाओं से समानता प्राप्त करना तपस्या का फल नहीं है, इस रूप में 
उत्प्र क्षा असिद्धविषया है। 


श्रय हेतुत्प क्षा साइपि तथा ॥| सू. 742॥। 
तत्राद्या यथा क्वलयानन्दे-- 


रात्री रवेदिवा चेन्दोरमावादिव स प्रमु: । 
मृमौ प्रतापयशसी सृप्टवान्‌ सततोंदिते ॥ 230 | 


अत्र प्रतापयशसो: सर्ग श्रहेतोरपि हेतुत्वेन कल्पनम्‌ । 





. नथेति सिद्धास्पदासिद्धास्पदा चैत्यर्थ: (मू. पा. टि.) 


ग्र्थालंका र-निरूपणम्‌ 


द्वितीया यथा तत्रैव-- 

विवस्वताइनायिपतेव! मिश्रा: स्वगोलतहर्ते तन” सम॑ जनानाम्‌ । 

गाबोठ5पि नेत्राउपरनामधेयास्तेनेदमा$४नध्यं खलु ना&न्थकार: ॥ 23] ॥ 

ग्रत्नासदेव रात्रावान्ध्यहेतुत्वेनोत्रेक्ष्यते इत्यसिद्धविषया । 

क्रमेणोदाहरणान्तराणि तत्रान्यधरमंसम्बन्धनिमित्त तान्यस्याम्यतादा- 
त्म्यसम्भावनरूपा तमो व्यापनस्थानपादानान्नभ: कतूं काञ्जनवषंणतादा- 
त्म्योत्रेक्षा । तावश्युक्तास्पदा लेपनरूपविषयोपादानातू4 । 


लिम्पतीव तमो गाजर ग्रहीतमिव मुष्टिता । 
तवारि दुरयंशो राजन दिनेप्यन्धयति प्रजा: )। 232 ॥॥ 


पत्र वस्तुरूपेव । 


[57 ब] कीत्ति स्तवैरावतदन्ति दन्‍्तान्‌ विनम्नरकल्पद्ग मपुष्पराशीन्‌ ।। 
समुल्लसन्ती वदनाम्बुजेम्यः सुपर्वंणामुज्ज्वलयत्यजस्रम्‌ू ॥| 233 । 


श्रत्रोज्ज्वलीक रणाहहेतो हेंतुत्वेनोत्म क्षणं इवाद्यनुपादानात्पतीयमा- 
नोट क्षा वदनाम्वुजनिर्गमनरूपविषयसद्भावात्‌ सिद्धास्पदा । 

हेतूत्प क्षा मी फलोट्प क्षा के समान दो प्रकार की होती है-सिद्धविषया 
और अ्रसिद्धविषया । सू- 42 ॥। 

प्रथम सिद्धविषया का उदाहरण “'कृवलयानन्द” के समान--- 

उस राजा ने रात्रि में सूये का और दिन में चनल्धरमा का श्रभाव होने के 
कारण ही मानों पृथ्वी पर निरन्तर प्रकाशित रहने वाले प्रताप और यश की 
सृष्टि की | 230 ॥॥ 

यहाँ रात्रि में सूर्य का अभाव श्रौर दिन में चन्द्रमा का भ्रमाव, राजा के 
प्रताप और यथ की रचना का कारण नहीं है, परम्तु फिर भी कवि ने सूर्यचन्द्रा- 
भाव को राजा के प्रतापयश की सृष्टि का हेतु कल्पित किया है (अतः यह सिद्ध- 
विषया हेतृत्य क्षा है) । 


निन्‍ये इत्यर्थ (मृ. पा. टि.) 

किरणसहस्नेण (मू. पा. टि.) 

नेत्राणि (मू. पा. टि-) 

पाण्डुलिपि में सन्धि करके '““विषयोपादानाल्लिम्पतीव” दिया गया हैँ । 


_ एऐ जज “५ 


काव्यालोक: 


43 
रच 
१.2 


हेतूत्रेक्षा के द्वितीय भेद असिद्धविषया का उदाहरण भी 'कुबलयानन्द'' 
के समान ही-- 

सूर्य अपनी सहल्न गायों (किरणों) के साथ मिली हुई लोगों की नेत्र, इस 
दूसरे नाम वाली गायों (नेत्रों) को भी मानो घेरकर ले गया है, उसी से यह 
अन्धता हो गयी है, अन्धकार के कारण यह अन्चता नहीं है ।। 23] ॥ 

यहाँ (सूर्य अपनी किरणों के साथ लोगों के नेत्रों को ले गया है, यह 
सम्मावना की गयी है जो) असत्य है, पर कवि ने उसी को रात्रिगत अन्धता का 
हेतु उत्प्रे क्षित किया है, इस प्रकार यह असिद्धविपया हेतुृत्प क्षा है | 

क्रम से दिये गये अ्रन्य उदाहरणों के श्रन्तर्गत वहां (“लिम्पतीव तमों$- 
गानि” इत्यादि उदाहरण में) श्रन्य धर्म का सम्बन्ध निमित्त होने के कारण 
अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से तादात्म्य सम्मावना रूप है। अ्रंघकार को क्रिया- 
व्यापन (व्याप्त होना) रूप विषय को यहाँ निर्गोण कर लिया गया है। “नम” 
की क्रिया “अण्जन की वर्या करना” इंस तादात्म्य की सम्भावना रूप होने से 
उत्प्रे क्षा हूं । उसी प्रकार लेपनरूप विपय का ग्रहणा करने से यहाँ उक्तविषया 
वस्तृत्प क्षा होगी-- 

मुद्ठी के द्वारा ग्रहरा किये हुए के समान मानो श्रन्धकार शरीर को लीप 
रहा हूँ । है राजन्‌ ! तुम्हारे शत्रुओं की भ्रपकीत्ति प्रजाओों को दिन में भी अंधा 
बना रही है ॥ 232 ॥। 

यहाँ वस्तुरूप उत््रे क्षा ही है । 

तुम्हारी कीत्ति देवताओ्रों के मुखकमलों से प्रकाशित होती हुई ऐरावत हाथी 
के दांतों, तथा भुके हुए कल्पदक्ष के पुष्ससमूहू को निरन्तर उज्ज्वल बनाती 
है ॥ 233 ॥। 

यहाँ उज्ज्वलीकरण के भहेतु की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा की गई है अतः हेतू- 
त्पेक्षाहै। “इव” भ्रादि शब्दों का कथन नहीं होने से प्रतीयमान उद्प्रक्षा हैँ। 
बदनाम्बुज (मुखकमल) से निर्ममनरूप विपय का ग्रहण होने से यह सिद्धास्पदा 
(मिद्धविषया ) हेतुत्म क्षा हैं । 

ग्रमीप्सता त्वन्मुखकान्तिमब्जैविरोधितं शीतकरेण शश्वत्‌ । 
दगज्जने साम्यग्रुणकिलिप्सा बभूव दोपाय तथापि तस्य ॥॥ 234 ॥। 


प्रश्न मुखकान्तिकामनावेरहेतुनें भवति वस्तुतस्ताब्शकामना5भावा- 
दसिद्धास्पदा । 


प्र्थालंका र-निरूपराम्‌ 343 


यशोवितानस्य ग्रुणा गूणास्ते! दिशेभदन्‍त दृढकीलबद्धाः । 
त्रिवर्णशुद्धा मतिरस्य* गरुप्त्ये करतोज्ज्वला दण्डचतुष्टयी किम्‌ ।। 
॥ 235 ॥ 
अत्र दण्डचतुष्टयीकतृ कवितानगुप्तेस्तत्फलत्वेन । 


उत्पत्य गगन भानों पतत्यनलचिन्तया । 
प्राप्तु] तवाननेनक्यं किमिन्दु: प्रतिपवेणि ॥ 236 ।। 


ग्रत्नानलनिपतनधियाउ्ध्यवसितस्येन्दुनिपातस्य नाननैक्यप्राप्ति: फल 
तत्र फलत्वेनोत्म क्षणमसिद्धास्पदम्‌ । 

अ्त्र केचिद्वाच्यप्रतीयमानयोरुत्प्रे क्ष्यं जात्या्यम्‌ । तत्र॒वस्तुहेतुफ- 
लात्मकत्वं विना द्र॒व्यं भवतीति । 

तत्र जाति:-- 


[58 अर] पीताम्बरेण. पवनप्रणत्ति#तेनायथ. गोपालः । 
प्रचलत्पताक इव कि विजयस्तम्भः स्मरस्य सखि ।। 237 ॥। 


भगुण:-- 
ग्रलके४ तिलके4 निरीक्षिते* वचने चेतसि भाविता मुहुः । 
त्वयि वक्रिमशचातुरी पर॑ं सहजातेव सुखं निमीलति ॥॥ 238 ॥ 
क्रिया-- 
त्वत्प्रतापानलः शत्रूनिधनीकृत्य नित्यशः । 
तद्यश: पारद॑ भस्मकरोतीवात्मतृप्तये ॥| 239 ॥। 


फुल्ल॑ं पद्ममिवामाति वदनं तन्वि तावकम्‌ । 
चज्चरीक इवायं ते कि पतत्यालि कामुकः ॥ 240 ॥ 


कन 
> 


है राजन ते गुणा “ओदास्य॑धैय्यादयों यशश्चन्द्रोदयस्य गुणा रज्जुरूपा, 
* झदा ० (मू. पा. टि.) 
अस्य यशोवितानस्य गुप्त्य रक्षणाय (म्‌. पा. दि.) 

कुटिलकचे (मू. पा. टि.) 

तिलके ललाठे (मू.पा. दि.) 

विलोकने (मू. पा. टि.) 

वक्रिमत्वं गुण: (म्‌. पा. टि.) 


9. ७ के ०२ ऐ> 


उब4 काव्यालोकः: 


अत्रेक व्यत्तित्वात्‌ द्रव्यशब्द: । 
इत्युत्प क्षालद्धार: ॥ 3. 
तुम्हारे मुख की क़ान्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हुए चन्द्रमा निरन्तर 


कमलों से विरोध रखता है। फिर भी उसके नेत्रों के अछजन (कज्जल) से समा- 
नता के लिये कलंकरूपी गुण की इच्छा उसके दोष के लिये ही हुई ॥| 234 ॥ 


मुखकान्ति की इच्छा वर का कारण नहीं होती, वस्तुतः इस प्रकार की 
कामना का प्रमाव होने के कारण यह असिद्धविषया हेतूत्प क्षा का उदाहरण हैं । 

है राजन्‌ ! तुम्हारी उदारता, घैयें आ्रादि गुण यशरूपी चंदोवे के रज्जुरूप 
है, जो दिशारूपी हाथी के दांतों की दृढ़ कील में वद्ध हैं (श्र्थात्‌ गुणों के कारण 
यश समस्त दिशाझों में व्याप्त है) । इस यश रूपी वितान की रक्षा के लिये त्रिवर्ग 
(प्रणव) से शुद्ध उज्ज्वल बुद्धि नियुक्त है, तव दण्डचतुप्टयी (चंदोवे के लिये 
प्रयुक्त चार डण्डे) का क्या प्रयोजन है ? ॥235 ॥॥ 

यहाँ दण्डचतुप्टयी के कर्त्ता वितान की रक्षा का उसके फलरूप में उत्प्र क्षा 
किये जाने के कारण फलोट्क्षा है । 

प्रतिपव में चन्द्रमा कया आसमान में उठकर सूर्य में, अपने श्रापको शभ्रग्नि 
में जलाने का छयाल करता हुग्ना, जाकर गिरता है ? तो क्या उसका यह कार्य 
मख से एकता प्राप्त करने के लिये है ? ॥236॥। 

यहाँ प्रग्नि में गिरने की बुद्धि से अध्यवेंसित चन्द्रमा के गिरने का एकत्व 
फल है झौर फलरूप में उत्प्र क्षा किये जाने से श्रप्तिद्धविषया फलोछ् कक्षा है । 


यहाँ कुछ लोगों ने वस्तृत्प्र क्षा, हेतुत्म क्षा और फलोछ्ठम क्षा के दो भेद वाच्या 
और प्रतीयमाना उत्प्रे क्षाओं के जाति श्रादि बहुत से भेद किये हूँ जिनमें से 
बस्तु, हेतु एवं फलात्मक उत्ठमक्षा द्रव्य-रहित होती हैँ । 

जाति को निमित्त बनाकर उत्प्रे क्षा का उदाहरण है-- 

है समखि ! श्राज वायु से हिलाये जाते हुये पीताम्बर के कारण गोपाल क्‍या 
हिलती हुयी पताका वाले कामदेव के विजयस्तम्म के समान है ॥ 237 ॥। 

गुण का उदाहरण जंसे-- 


कुटिल केश, ललाट, रप्टि, वचन ओर चित्त में बार-बार भावित होने 
वाली तुम्हारी अत्यन्त वक्ता की मानो जन्मजात चातुरी सुख को छीन लेती है । 
॥ 238 ॥। 


अथर्लिंकार-निरूपण॒म्‌ 345 


क्रिया का उदाहरण--- 


तुम्हारे प्रताप की श्रग्नि नित्य ही शत्रुओं को ईंघन बनाकर मानो भ्पनी 
तृप्ति के लिए उनके यशरूपी पारे को जलाकर राख कर देती है ॥॥ 239 ॥ 


हे झृशांगी ! तुम्हारा मुख प्रफुल्लित कमल की भाँति सुशोभित होता है । 
हे सखि ! यहें कामुक क्‍या भौरे के समात तुम पर गिर रहा है॥। 240 ॥। 


यहाँ एक व्यक्तिरूप होने के कारण द्रव्यशब्द है । 

उद्रेक्षा अलड्भु।र का विवेचन समाप्त हुआ है ॥॥ 3. 

विषयस्प विषपिणा यज्निगरणसस्पोक्तिरतिशयोर्तिः सप ५ सू. /43 ॥ 
शकक्‍्यतावच्छेदरूपेणा5न्यस्य बोधनमुक्ति: । उदाहरति-- 
कनकलता' मिलितो मे हरति तमालद्र,मस्तापम्‌ । 

अन्न तमालेन विषयिणा विषयस्थ भगवतो निगरणम्‌ । 

इयं रूपकातिशयोक्तिरिति कृवलयानन्दे । यथा वा ममेव--- 


“बंघूककिशुकसरोरुहपुष्पिताग्रा 

सा केलिकाननमही कुसुमायुधस्य । 

यस्‍्यां सरस्तटमवाप्य नवालताध्न्या- 

घत्ते फलोद्गममद: सुकृतेन यूनाम्‌ ॥। 24 ॥॥ 


कुवलयानन्दे-- 


[58व| समावद्धग्रासे & पवनचकोरैरनुसृतः 
किरन्‌ ज्योत्स्तामच्छां लव॒लिफलपाकप्रणयिनीम्‌ । 
उपप्राकाराग्न॑ प्रहिणु नयने तकंय मना- 
गनाकाशे को४्यं गलितहरिणः शीतकिरण: ।। 242 ॥। 


श्रन्न प्रसिद्धचन्द्रात्तीयमिति भेदस्तत उत्कर्षश्च | 





7. केनकलतात्वेन राधिकायास्तमालद्व मत्वेन हरेरिति विषयस्य निगरणमभ्‌ 
ु (मर. पा. टि.) 
2. अत बंबूकादिविषयिणा भ्रधरनासानेत्ररूपविषयस्य मध्यानायिकाया: सरस्त- 
टमिति नाभे: फलोद्गमेन कुचस्य च निगरणम्‌ (मू. पा. टि.) 


346 काव्यालोक!ः 


काव्यप्रकाशे-- 


प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तों च कल्पनम्‌ । 
कार्यकारणयोयश्च पौर्वापयंविपर्यय: ॥॥ 


ऋकमेणोदाहरणम्‌-- 


श्यरणां) लउहत्तराओं अर चित्र कावि” वत्तराच्छाया । 
सामा सामणं! पजावइशो रेहिब्चिग्रश होइ ॥ 243॥। 


4. ब्रतिशयोक्ति--- 


विपयी (उपमान) के द्वारा विषय (उपमेय) का जो निगरण होता है 
उसकी उक्ति ही अतिशयोक्ति है ।। सू- 43 ॥ ह 


शक्‍्यतावच्छेदरूप से अर्थात्‌ अभिहिंत शब्दार्थ के असाधारण घमंरूप से 
प्रन्य (अर्थ) का बोधन ही उक्ति है। उदाहरण-- 
कनकलता से मिला हुआा तमालदृक्ष मेरे ताप (दुःख) को दूर करता है । 


यहाँ (कनकलता रूप विषयी के द्वारा राधिका रूप विपय का तथा) तमाल- 
ब्रक्षरूप विपयी के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण रूप विषय का निगरण किया गया है । 


हज 


“कुलवलयानन्द” में (इस प्रकार विषयी के द्वारा विपय का अ्रध्यवसाय होने 
पर) उसे रूपकातिशयोक्ति कहा गया है । 


थ्रथवा मेरा (हरिप्रसादरचित) ही उदाहरण जैसे-- 

वंबूकबक्ष, किशुक (ढाक का) दक्ष और कमल के पुप्पों से यूक्त अंगों वाली 
वह (युवती) कामदेव की क्रीड़ाकानन रूपी भूमि है, जिसमें सरोवर-तट को प्राप्त 
करके भ्रन्य नवीन लता युवकों के अनुग्रह से इस फलोदगम को धारण करती है । 


. शभ्रतिशयोकतैलंक्षणमिति शेष: (मृ. पा. टि.) 

2. प्रन्यत्‌ मनोज्नत्वं श्रन्यदेव कापि वर्तनच्छाया । 

श्यामा सामान्यप्रजापते: रेखेव च न मवति ॥। इति संस्कृतम्‌ । 
ग्रन्यत्‌ (मं. पा. टि.) 

मनोनत्वं (मू. पा. टि.) 

अन्य (मू. पा. टि.) 

देव (मू. पा. टि.) 

कापि (मू. पा. टि.) 

सामान्य प्रजापते: समासमाना रेखेबव ने भवति (मू. पा. टि.) 


न्ये ७ ४ <« (५3 


पा 


अर्थार्लेंका र-निरूप ण॒म्‌ 347 
(यहाँ बंघूकादि विषयी के द्वारा मध्यानायिका के श्रधर, नासिका और नेश्ररूप 
विपय का, सरोवर के तट द्वारा नाभि का तथा फलोद्गम द्वारा कुचों का निगरण 


किया गपा है ।) ॥ 24] ॥ 


4 32 ०- 


“कुवलयानन्द में (उदाहरण दिया गया है)--- 

(“'विद्धशालभज्जिका” नाटिका में राजा विदृषक से नायिका के मुख की 
प्रशंसा करता हुआ कह रहा है-)लवलीलता के पके फल के समान श्वेत चाँदनी 
को श्रमृत का ग्रास समककर उपवन के चकोरों हढ।रा जिसका पान किया जा रहा 
है, इस प्रकार की श्वेत चांदनी विश्वेरता हुआ परकोटे के अग्रमाग पर देखो और 
तनिक अनुमान लगाओ कि आझ्राकाश के बिना ही, हरिणा-रहित (जिसमें हरिण का 
कलंक नहीं है ऐसा) यह कौन चन्द्रमा है । (उक्त पद्य में नायिकामुख रूप विषय 
का निगरण कर चन्द्रमा रूप विषयी के साथ उसका अध्यवसाय स्थापित किया 
गया है ।) ॥| 242 ॥। 


यहाँ (“कोथ्यं गलितहरिण॒: शीतकिरण:” इस पद से इस चन्द्रमुख का) 
प्रसिद्ध चन्ध से भेद एवं उत्कर्ष व्यज्जित किया गया है । 
“काव्यप्रकाश"' में (अ्रतिशयोक्ति का लक्षण- दिया गया है)--- 


प्रस्तुत श्र्थ का अन्य रूप से वर्णन, “यदि” के समानार्थंक शब्द लगाकर 
कल्पना करना तथा कार्य-कारण के पौर्वापय का विपयेय (भी अतिशयोक्ति कह- 
लाता है ) । 


क्रमशः भ्रतिशयोक्ति के उदाहरण हैं--- 


है देव | (नायिका की) सुन्दरता कुछ और ही (लोकोत्तर) है, शरीर की 
कान्ति भी कुछ और ही है । वह श्यामा साधारण (सृष्टि-निर्माता) प्रजापति की 
तो रेखा (रचना) ही नहों हो सकती ॥॥ 243 ॥। 


(यहाँ प्रस्तुत नायिका का वर्णोत श्रन्य रूप में किया गया है ।) 


“यच्र्थस्य” यदिशवब्देन चेत्छन्देन वा उक्तौ यत्कल्पनमर्थादसम्भावि- 
नोथ<र्थस्य यथा--- 


राकायामकलडू: चेदसृतांशोर्म॑बेद्वपु: । 
तस्या मुख तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्‌ु ॥| 244 ॥। 


कारणस्य शीघ्रकारितां वक्‍तु कार्यस्य पूर्वोक्तौ-- 


काव्यालोकः 


(५3 
डे 
८2 


हृदयमधिष्ठितमादों मालत्या: कुसुमचापबारोन । 
चरम! रमणीवल्लम) लोचनविपयं त्ववा मजता ॥।१ 245 ॥ 


प्रयोगे योगकल्पनायां तु सम्बन्धातिशयोक्ति: । यथा --- 


[59] कतिपयदिवर्स: क्षयं प्रयायात्‌ कनकगिरिः क्ृृतिवासरावसान: । 
इति मुदमुपयाति चक्रदाकी वित्रणशालिनि वीररुद्रदेवः ।॥ 246 ॥। 


कार्यस्य हेतुमात्रप्रसक्ती चपलातिशयोक्ति: । यथा--- 


यामि न यामीति घवे वदति पुरस्ताच्च तन्वड्ग्या । 
गलितानि परुरो वलयान्यपरारि तर्थव दलितानि ॥ 247 ॥॥ 


कार्यकारणयो: सहत्वे भ्रक्रमातिशयोक्ति:--- 


मुड्चति मुझ्चति कोशं" भजति च भजति प्रकम्पमरिवर्ग: । 
हम्मीरवीरखड्गे त्यजति त्यजति क्षमामाशु/. ॥ 248 ॥ 


वेदे अतिशयोक्तियंथा-'द्वा सुपर्णा सयुजा सखायावि”ति। स्मृतौ 
च “या निशा सर्वभूतानामि/ति । 


इत्यतिशयोक्ति: ।। 4, 


“बचर्य ” के श्र्थातव्‌ यदि शब्द के द्वारा श्रथवा (उसके समानार्थक) चेत्‌ 
शब्द के द्वारा कथन करने में जो कल्पना श्रर्थात्‌ असम्मव अर्थ की कल्पना (की 
जाये उस अ्तिशयोक्ति का उदाहरण) जैसे-- 

पूणिमा की रात्रि में चन्द्रमा का बिम्ब कलंकरहित हो तब उस (नायिका) 
का मुख्ल (चन्द्रमा के सादश्यरूप) पराभव को प्राप्त कर सकता है ॥। 244 ॥। 


- पण्चात्‌ (मू. पा. टि.) 
है (मं. पा. टि.) 
मालतीमाधवे (मू. पा. टि.) 
कुवलयानन्दे (मू. पा. टि.) 
त्वपि (मू. पा. टि.) 
शे॑ सज्भपिधान भाण्डागारं च॒ प्रकम्पं खड़चालन शरीरकम्पन वे 
((मू. पा. दि.) 
सन्ने क्षमां झान्तित्यजति सत्यरिवग: क्षमां पृथ्वी त्यजतीत्यर्थ: (मू. पा. दि) 


8९ औं७ ९ जि छ७++ 
डे बढ के हर 


अर्थालद्धूपर-निरूपणम्‌ 349 

कारण की शीघ्रकारिता को कहने के लिये कार्य को पूर्व में कहा जाये 
(उस श्रतिशयोक्ति का उदाहरण “मालती-माधघव” नाटक का है)-- 

है रमणीवल्लभ (स्त्रियों के प्रिय नायक) ! पुष्परूपी घनुष श्लरौर बाण वाले 
कामदेब ने मालती के हृदय पर पहिले ही श्रधिकार कर लिया और तुम इृष्टिगोचर 
होकर बाद में (उसके हृदय पर श्रधिकार कर पाये) ॥ 245 ॥॥ 

असम्बन्ध (अयोग) में सम्बन्ध (योग) की कल्पना सम्बन्धातिशयोक्ति कह- 
लाती है। जैसे “कुवलयानन्द में-- 

वीररुद्रदेव के दानशील होने पर चक्रवाकी इसलिए प्रसन्न हो रही है कि 
अ्रव दिन का अन्त करने वाला स्वर्ंपवंत (मेरुपवंत) कुछ ही दिनों में क्षीण हो 
जायेगा ॥ 246 ॥। 

(यहाँ “सूर्यास्त करने वाला मेरुपवेत शीघ्र समाप्त हो जायेगा” इस सम्भा- 
बना के द्वारा प्रयुक्त चक्रवाकी के सन्‍्तोष के असम्बन्ध में भी उसके सम्बन्ध का 
वर्णान किया गया है ।) 


कार्य का हेतुमात्र प्रसक्त (प्राप्त) होने पर चपलातिश्योक्ति होती है, जैसे- 

जाता हूं, नहीं जाता हूं, इस प्रकार पति के बोलने पर तन्वंगी के कंकरा 
उसके सामने ही कलाई से गिर पड़ते हैं तथा दूसरे इसी प्रकार चटख जाते 
हैं 247॥ 


कार्य व कारण का सहत्व होने पर अक्रमातिशयोक्ति कहलाती है--- 


हम्मीरवीर की तलवार के स्थान छोड़ने पर शत्रुवर्ग कोश को छोड़ 
देते हैं, कंपन उत्पन्न करने पर शरीर में कंपन का अनुभव करते हैँ और क्षमाभाव 
छोड़ने पर शीघ्न ही पृथ्वी छोड़ देते हैं ॥248॥ 

वेद में भी अतिशयोक्ति देखी जाती है. जैसे-“!हा सुपर्णा सयुजा सखाया” 
इत्यादि श्लोक में । स्मृति में मी भ्रतिशयोक्ति पायी जाती है, जैसे---/*या निशा 


स्वभूतानाम्‌” इत्यादि श्लोक में । 
अतिशयोक्ति श्र॒लद्भार का विवेचन समाप्त हुआ ॥॥4, 


4, दावा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्य: पिप्पल स्वाइक्त्यनश्नन्नन्यो भ्रभिचाकशीति )। 
2. या निशा सर्वमूतानां तस्यां जागति संयमी | 
यस्‍्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेः ।! 


काव्यालोक: 


3 
९ 
पा 


नियतानां धर्मेक्यं कयितंधा तुत्ययों गिता कविभिः ॥सु.44॥। 
प्रकृतानामेव अ्प्रकृतानामेव वा गुणक्रियादि रूप कथधर्मान्वय इत्यर्थ: । 
ग्रीपम्थं चान्र गम्यं, तत्प्रयोजकसमानधर्मोपादातात्‌ । एतेन सादुश्यं पादा- 
भन्तिरं न साधारणोधर्म: । उदाहरति-- 
सब्कुचति मानिनीनां मानो दिवसश्च हेमन्ते । 
ग्रत्र प्रकृताया हेमन्तशीतभीतेदिवसमानिनीमानयो: सम्कुचनैक- 
[59व |] क्रियान्वईय: । यथा वा-- 
जहि रोपमकारणा प्रिये गदितंवं दयितेन भामिनी । 
ग्रपि लोचनयो रपाकरोदुदक॑ सा मनसझच कष्ठटमलम्‌ ॥॥249॥॥ 
अ्रत्नापि अपाकरोदिति क्रिया । 
गुणरूपो यथा गद्भाधरे-- 
न्यण्चति वयसि प्रथमे समुदज््चति कि च तरुखिमनि! सुदृशः । 
उल्लसति कापिशोमा वचसां च दूशां च विभ्रमाणां च ॥2 50॥। 
अप्रकृतानामेव यथा-- 
न्यब्चति वाल्ये सुदृश: समुदबचति गण्डसीम्नि पाण्डिमनि । 
मालिन्यमाविरासीद्राका धिपलवलिकनकानाम्‌ ॥॥25]|। 
क्रियाया: साक्षाद्धमिण्यनन्वयादगुरण : । 
“घवली मवत्यनूदिन॑ लवलीकनक॑ कलानिधिश्चाय”मिति चेद्गुण॒विशिप्टा 
क्रिया । 
इति तुल्ययोगिता ॥॥5. 
85. तुल्ययोगिता--- 
कवियों के द्वारा नियत (अर्थात्‌ केवल प्रस्तुत अथवा केवल अप्रस्तुत पदार्थो) 
का एक धर्म के साथ सम्बन्ध वणित होने पर वह तुल्ययोगिता अलझ्ार होता 
है वायू ।44॥। 


वेःवल प्रकृत्त का ही भ्रथवा केवल श्रप्रकृत का ही गुण क्रिया आदि रूप एक 
प्रम॑ के साथ सम्बन्ध (ही तुल्ययोगिता है), यह अभिप्राय है। यहाँ (तुल्ययोगिता 
में) औपम्ध (सादश्य) गम्व होता है, क्योंकि उसका प्रयोजक (श्रौपम्य नियामक) 


]. तरणत्वे (मं. पा. दि.) 


श्र्थालड्डू।र-निरूपण म्‌ 35] 


सावारशवर्म यहाँ उपात्त रहता है । इससे स्पष्ट होता है कि सादृश्य एक पृथक्‌ 
पदार्थ है, साधारणधर्म नहीं । उदाहरण दिया जाता है-- 


हेमन्तऋतु में मानिनियों का मान और दिन संकुचित होता है । 


यहाँ हेमनत में शीतलता से संत्रस्त दिन और मानिनियों का मान, ये दोनों 
प्रकृत वियय ही “संकुचन” रूप एक क्रिया (साधारणधर्म ) से अन्वित हैं । 
अथवा (दूसरा उदाहरण)--- 


प्रिये ! श्रकारण रोष छोड़ो, ऐसा पति के कहते ही उस पत्नी ने भी नेत्रों 
से अश्रुजल और मन से खिन्नता को दूर कर दिया ॥249॥। 


भी 'अ्रपाकरोति” इस क्रिया (रूप एक धम से ही नेत्रों के श्रश्न॒ और 
मन की खिन्नता दोनों का कथन किया गया है) । 


गुणरूप का उदाहरण जैसे “रसगडद्भाधर” में-- 

प्रथम. वयस (शैशवावस्था) के बीत जाने पर और तरुणावस्था के उदित 
होने पर सुन्दर नेत्नों वाली नायिका के वचन, नेत्र और विलासों की कोई भौर 
ही (अलौकिक) शोभा प्रस्फुटित होती हैं ॥॥50॥। 


केवल अप्रकृत पदार्थों का वर्णन होने पर (तुल्ययोगिता का उदाहरण) जैसे- 


-  वाल्यावस्था व्यतीत होने पर सुन्दर नयनों वाली नायिका के कोमल कपोलों 
पर स्वच्छृतातिशय समुदित हुआ । तब उसके सम्मुख पूर्णिमा के चन्द्र, लवली- 
नामक लता और स्वर में मालिन्य आविभूत हो गया । (अर्थात्‌ युवती के कपोल- 
तल की स्वच्छता की तुलना में ये सभी पदार्थ मलिन दिखने लगे ॥25॥। 


ह यहाँ आविर्भाव क्रिया का पृर्णिमाचन्द्र आदि घर्मी के साथ अन्वय नहीं 
होने से, केवल मालिन्यरूप गुण (समानघम ) के साथ ही श्रन्वय होता है । 


उक्त पद्य का उत्तराघे इस प्रकार कर दिया जाये कि “घवली भवत्यनुदिनं 
लवलीकनक॑ कलानिधिश्च”---अ्र्थात्‌ लवलीलता, स्वणं और यह चन्द्रमा प्रदि- 
दिन घवल होते से प्रतीत होते हैं, तब यहाँ (घवलता ग्रुण तथा भवति 
क्रिया रूप समानधम होने से) गुणविशिष्टा क्रिया होगी । 


तुल्ययोगमिता का प्रकरण समाप्त हुआश्ना ॥5. 


यन्न प्रकृतो धर्मः प्रसड्भतोउन्यं प्रकाशयति । " 
दीप इवब दीपकोडय॑ प्राग्वद्गम्या सवेदुपमा ।सु.45॥॥ . 


352 काव्यालोक: 
उदाहरणं यधा-- 
सत्कविकविता माध्वी! मदनकला शशिरुचिश्च युवती च । 
मदयति के न युवानं सुन्दरि सम्रुणेपु रज्यन्तम. ॥252॥॥ 
यथा वा गद्भाधरे-- 
मृतस्य लिप्सा कृपाणस्य दित्सा विमार्गगायोश्च रुचि: स्वकान्ते । 
सर्पस्य शान्ति: कुटिलस्थ मंत्री विधातृसृप्टो नहि दृष्टपूर्वा ॥253॥॥ 
[60ग्र] प्रत्राउभाव: साधारणोधर्म : । यथा वा-- 
मणि: शाणोल्लीढ़: समरविजयी हेतिनिहतो 
मदक्षीणों नागः शरदि सरितः श्यानपुलिना: । 


कलाशेपश्चन्द्रः सुरतमृदिता.. बालवनिता 
तनिम्ना शोमन्ते मलितविमवाश्चारथिपु नूपा: ॥॥254॥॥ 


प्रनेक फ्रियाशामेकका रकारवये कारफदीपकर्म ।सू-.46॥॥ 


यधथा--- 
बसु दातु यशों घातु'. विधातुमरिमर्दनम_ । 
ग्रातु व व्सादशान्‌ राजन्नतीव निपुरी भवान्‌ ॥255॥॥ 


प्रश्न दीनस्य वाक्‍्ये दानत्राराक्रिययो: प्रकृतयोररिमर्देनस्था5प्रकृतस्य 
उभयात्मन: यशोवानस्य साधारण कतृ कारकम्‌ । 


ग्रत्न विचायंते तुल्ययोगितादीपकयोर्न भेद: श्धर्मसक्ृद् त्तिमूलाया 
विच्छित्तेरभवात्‌ । तत्तुल्ययोगिता द्विधा प्रकृतानामेव धर्मस्य सक्ृद्वृत्तिर- 
प्रकृतानामेव प्रकृताप्रकृतानां चेति । 


यत्तु “आस्वादेन रसो रसेन कविता काव्येन वाणी” त्यादि उत्तरो- 
त्तरं पूर्वपूर्वस्थोषकारकतायां मालादीपका तन्न सादृश्यगन्धाउभावात्‌ । तत्र 
त्वेकावली न दीपकमिति । 


इति दीपकालद्ार: ॥6. 
सुरा (मू. पा. टि.) 


सद ० 
पाप्टुलिपि में घर ” शब्द दो यार लिखा गया है । 


हू) ले ४ 
अं अ 


अर्थालंकार-निरूपणम्‌ 353 


46, दीपक--- 


जहां प्रस्तुत के लिये कहा गया साधारणधघर्म प्रसंगवश श्रन्य (अप्रस्तुत) को 
भी प्रकाशित करता हाँ, वह “दीप” के समान दीपक अलझ्भार होता है । पू्वे 
(तुल्ययोगिता) के समान ही यहां भपम्य (सादुृश्य) गम्य होता हैँ । (अर्थाव्‌ 
जिस प्रकार दीप प्रकाशनार्थ अभीष्ट वस्तु के साथ अनभीष्ट समीपस्थ वस्तु को 
भी प्रकाशित करता है तत्सदृश ही यहाँ साधारण॒घधम प्रकृत के साथ श्रप्रकृत को 
भी प्रकाशित करता है, उससे अ्न्वित होता है | श्रतटः इसे दीप के समान कहा 
गया है ।) ।।सू।45। 


उदाहरण जैसे--- 

हे सुन्दरी ! श्रेष्ठ कवि की कविता, सुरा, कामकला, चाँदनी और युवती- 
सगुणों पर आासक्त रहने वाले किस युवक को मदोन्मत्त नहीं करती ? (यहाँ 
प्रस्तुत युवती तथा अप्रस्तुत कविता आदि के “मदयत्ति” रूप का एक ही साधारण- 
घर्म से अन्चय होने से दीपक श्रलद्भार है। कविता आदि के समान युवती भी 
मदोन्‍्मत्त करने वाली होती है, यह उपमा गम्य है) ॥252॥। 


प्रधवा जैसे “रसगद्भाधर' सें--- 

भृत-व्यक्ति की ग्रहण करने की इच्छा, कजूस की दानेच्छा, परपुरुषगामिनी 
स्‍त्री की अपने पति में रुचि, सांप की शान्ति ओर कुटिल की मैत्री विधाता की 
सृष्टि में आज तक कभी नहीं देखी गयी ॥॥253॥ 


यहाँ अमाव साधारणवर्म है। (कुटिला वायिका की स्वपतिगत प्रीतिरूप 
प्रस्तुत तथा मृतव्यक्ति की लिप्सा आदि अप्रस्तुत वस्तु का पू्वेकालिक दर्शन भ्रमा- 
वरूप का एक साधारणधर्म के साथ अन्वय होने से दीपक अलंकार है ।) अ्रथवा 
(मत हरि विरचित) दूसरा उदाहरण--- 


सान पर घिसी हुई मणि, तलवार से आहत युद्धविजयी, मदक्षीण सर्प, 
शरद्‌ ऋतु में सूखे किनारे वाली नदियाँ, कलासम्पूर्ण चन्द्रमा, सुरुतमृदिता बाल- 
वनिता ओर याचकों में समस्त वैमवों से वंचित राजा--ये तनुता (इशता) से 
सुशोभित होते हैं ॥॥ 254 ॥| 


(यहाँ याचकों में समस्त वैभव देने से वैभवरहित राजा प्रस्तुत है, शाणो- 
ल्‍लोढ मरि श्रादि अप्रस्तुत हैं, इनको “शोभन्ते” रूप एक ही साधारखघर्म से 
अन्वित किये जाने के कारण दीपक अलंकार है ।) 


354 काव्यालोक: 


प्रनेक क्रियाओों का एक फारक के साथ अन्वय होने पर कारकदीपक होता 

है !! सू. 46 ॥। 

यथा-- 

हें राजन्‌ ! घन का दान करने, यश को घारण करने, शत्रु का दमन करने 
प्रौर सदश व्यक्तियों की रक्षा करने में आप अतिनिपुण हैं ॥॥ 255 ॥। 

यहाँ दीन के वचन में घन-दान भर स्वकीय-बाणा, इन दो भ्रस्तुत क्रियाग्रो 
का, भ्ररिमर्देनरप अप्रस्तुत क्रिया का और यशघारण रूप प्रस्तुताप्रस्तुतरूप 
उभयात्मक क्रिया का “मवान्‌” इस एक कर्ताकारक के साथ अन्वय होने से कारक- 
दीपक अलंकार है 

यहाँ विचार किया जाता है कि तुल्ययोगिता और दीपक में भेद नहीं है 
क्योंकि साधारणघर्मं का एक बार उपादान होने पर उससे उत्पन्न बिच्चछित्ति- 
चमत्कार का अ्रमाव होता है । वह तुल्ययोगिता दो प्रकार की होती है--केवल 
प्रस्तुत का ही एक धर्म से वर्णन होन पर तथा केवल अप्रस्तुत का ही एक घधम्म 
से वर्णन होने पर और दीपक में धर्मी प्रस्तुत तथा श्रप्रस्तुत दोनों रहते हैं (श्रतः 
दोनों में भेद स्पप्ट हो जाता है) | 

जो “!श्रास्वादेन रस: रसेन कविता काव्येन वाणी” इत्यादि पद्य “रस- 
गंगाधघर” में मालादीपक के उदाहरणरूप में दिया गया है श्रौर पूव्व॑-पूर्व वस्तु 
उत्तर-उत्तर की उपकारक हो तो मालादीपक होता है, यह कथन भी उपयुक्त नहीं 
है । ऐसे स्थलों पर सारश्य का सम्बन्ध नहीं होता । वहाँ एकावली झ्नलद्भार होता 
है, दीपक भ्रलद्धार नहीं । 


दीपक अलझ्लार का प्रसंग समाप्त हुआ ।। 6. 


बहु इह साधारणधर्मो वस्तुप्तिवस्तुभावमापन्न: वाक्यार्थयोस्तदाथिक- 
[60 ब] सोपम्यमियं मवेदुपमा इयं प्रतिवस्तुपमा ॥ सू- 47 ॥ 


._ वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नसाधारणधर्मवाक्‍्यार्थयोराथथंमौपम्यमिति 
संक्षेप: । यथा-- 





. भ्रास्थादेन रसो रसेन कविता काब्येन वाणी तया 
लोकान्त:करणानु रागरसिक: सम्य: समा चामना । 
दारिद्रयानलदह्ममानजगतीपीयूपधाराधर । 
दशाणीनाय ! तया भवांश्च मवता भूमण्डलं भासते ॥ 


--रस०-3, पृ. 75. 


श्र्थालंकार-निरूपणम्‌ 355 
आपदगतो5पि साधुनिजगुणमत्युज्ज्वलं तनुते । 
क्षतनज्वालाकवलितमपि कनक॑ कान्तिमावहति )। 256 ।। 

$ 4 


यथा वा गद्भाधरे-- 


ग्वंशभवों गुणवानपि सद्भविशेषेण पृज्यते पुरुष: । 
नहि तुम्बीफलविकलो वीशादण्डः प्रयाति महिमानम्‌ ॥ 257 ॥॥ 


शइति पूर्वत्र साधम्येंरा इह तु वेधम्येंगापी ति विशेष: | 
काव्यप्रकाशे तु माला प्रतिवस्तृपमाप्युक्ता यथा-- 


यदि दहत्यनलोथ्त किमद्भुतं यदि च गौरव*मद्विषु कि ततः । 
लवणमम्बु सर्देव महोदघेः प्रकृतिरेव सतामविषादिता ॥ 258 ॥॥ 


इति प्रतिवस्तृपमा ।। 7. 


विस्वप्रतिबिस्व॒त्वे धर्मस्य तथोपमानातनां 
दृष्ठान्तालड्भरं कथयन्ति पुराविदः कवय: ॥ सु. 848 ॥ 


प्रकृतवाक्याथथंघटकानामुपमानादीनां सामान्यधर्मस्य च. बिम्ब- 
प्रतिविम्बभावत्वे रुष्टास्तः | उदाहरणं यथा-- 


[6!अञ] अनपेक्षितोपकारं परहितमेवातनोति साधुजनः 
केनोक्तो/विधुरुच्चें: कुवलयवलयं "विकाशयति ।( 259 ॥ 


अत्र हितविकाशयोबिम्बप्रतिबिम्बभाव: । 

प्रतिवस्तूपमायां शुद्धसामान्यात्मना धर्म इह तु ॒प्रतिबिम्बित इत्ति 
भेदः । 

विमर्शिनीकारस्तु-प्रतिवस्तृपमायां भ्रकृृताथंसाइश्यप्रतिपत्तये श्रप्र- 


कृतार्थोपादानम्‌ । इह तु प्रकृतार्थप्रतीतेविशदीकरणार्थमेव न साहश्यप्र- 
तिपत्त्यर्थमिति भेद इत्याह । 


देश० 

पाण्डुलिपि में सन्धि करके “महिमानमिति” लिखा है । 
पाण्डुलिपि में 'यदिह' पाठ है । 

गुरत्वम्‌ (मूं. पा. टि.) 

प्रका० 


पा के ० >> 5 


356 काव्यलोका 
थ्रय॑ वैधम्येणाईपि रृश्यते। यथा--- 


तावन्मनसिदैदृः्सख मनसि, न यावत्कटाक्षितं सुतनोः । 
उदयति शशिनि कुमुदिनीकोटरतमसा क्‍्व संस्थानम्‌ ॥ 260 ॥ 


अनत्रावस्थानाउनवस्थानयोवेंधम्येण विम्बप्रतिविम्बभाव: । इति 
स््टान्त: ॥। 8., 


7. प्रतिवस्तृपमा--- 


यहाँ वस्तु-प्रतिवस्तुमाव से संयुक्त बहुत से साधारणघर्म होते हैं। दो वाक्यों 
में उनके श्र्थों में सादश्य हो इस प्रकार उपमा होनी चाहिये तव प्रतिवस्तृपमा 
अलंकार होता हैं ॥ सू. 47 ॥। 


संक्षेप में कहते हैं--वस्तु-प्रतिवस्तुमाव से संयुक्त साघारणश तथा दो वाव- 
यार्थों में अर्ंगत झ्ौपम्य हो तो प्रतिवस्तृपमा अलच्भार होता है | जैसे-- 


सज्जनपुरुष विपत्तिग्रस्त होने पर भी अपने उज्ज्वल गुणों का विस्तार करते 
हैं। पिघला देने वाली ज्वाला से ग्रसित होने पर भी स्वरों कान्ति को धारण 
बारता है ॥ 256 |! 


(यहां 'तनुते” श्रौर आवहति” दोनों साधारणघर्म वस्तु-प्रतिवस्तुमाव से 
संयुक्त हैं | विपत्तिग्रस्त सज्जन पुरुष उसी गुणों को धारण करता है जिस तरह 
प्रग्नग्रस्त स्वर्ण भर भी अधिक कान्ति घारण करता है, इस रूप में दोनीं वाक्‍यों 
में सारश्य गम्य है ।) 


अथवा “रसगड्भाघर” का उदाहरण--- 


देश में उत्पन्न पुरुष ग्रुण-युक्त होने पर भी विशिष्ट महापुरुष के सम्पर्क से 
ही पूजे जाते हैं। तुम्बी से हीन होकर वीणा का दण्ड महत्त्व नहीं प्राप्त कर 
पाता ॥ 257॥॥ 


(यहाँ पूजा श्रोर महत्त्व-प्राप्ति रूप साधारणघर्म में वस्तु-प्रतिवस्तूपमा है । 
जिस प्रकार तुम्बीविहीन दण्ड महत्त्व प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार संगविहीन 
पुरुष पूज्य नहीं होते, दोनों वाक्‍्यों में यह साम्य गम्य है ।) 


(यहाँ पूर्वश्लोक (“आापद्गतो5पि”) में साथम्यं से तथा बाद वाले श्लोक 
(“वश्मत्रो/) में वेधम्य (नियेध) से उपमा ज्ञात होती है । 


अर्थालंकार-निरूपणम्‌ 357 


“काव्यप्रकाश” में माला प्रतिवस्तुपमा भी कही गयी है, जैसे--- 

यदि अग्नि जलती है तो इसमें क्या अदमुत है? यदि पर्वत में गौरव 
(मारीपन) है तो उससे क्या हुआ ? सागर का जल सदेव खारा होता है। दुःखी 
नहीं होना, यह सज्जनों का स्वभाव ही है ॥॥ 258 ॥॥ 

प्रतिवस्तूपमा का प्रकरण समाप्त हुआ || 7. 

8, दृष्टान्त-- 


साधारणधर्म के समान ही उपमान आदि (उपमान, उपमेय श्रौर उनके 
विशेषण ) का भी विम्बप्रतिविम्बभाव होने पर पूर्ववर्ती आचाये दृष्टान्त झलंकार 
कहते हैं । सू. [48 ॥। 

उक्त दो वाक्‍्यों के श्रथों के ग्रवयवभूत उपमान, उपमेय, साधारणघम श्रादि 
के विम्बप्रतिबिम्वभावयुक्त होने पर दृष्टान्त होता है । उदाहरण, जैसे--- 

सज्जनपुरुप उपकार की श्रपेक्षा के बिना ही दूसरे का हित करते रहते हैं । 
किप्तके कहने से चन्द्रमा श्रपत्ती किरणों से कुवलय-वललय को विकसित करता 
है ।। 259 | 

यहाँ हित श्लौर विकास में विम्बप्रतिबिम्बभाव है । 

प्रतिवस्तृपमा अलंकार में साधारणधर्म शुद्ध सामान्य श्र्थात्‌ वस्तुप्रतिवस्तु- 
भावापन्न रहता है, किन्तु दृष्टान्त में वह साधारण धर्म भी विम्बप्रतिविम्बमाव- 
युक्त रहता है, यही इन दोनों में भेद है । 

विमशिनीकार (“अ्लद्धूरसवेस्व” प्र विमशिनी नामक टीका लिखने बाले 
विद्वान) का कहना है कि प्रतिवस्तूपमा में प्रस्तुत श्रथे के साइश्य की प्रतीति कराने 
के लिये अप्रस्तुत भ्रथे का ग्रहण किया जाता है । यहाँ (दृष्टान्त) में (अप्रस्तुत अर्थ 
का ग्रहरा) प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति में एक प्रकार की स्पष्टता लाने के लिये ही 
किया जाता है, साइश्य-प्रतीति के लिये नहीं, यही इन दोनों में भेद है । 

यह दुष्टान्त अलड्भार वेधर्म्य द्वारा भी देखा जाता है, जैसे-- 

जब तक कोमलाज्ी के कटाक्ष नहीं चलते हैं, तब तक मनसिज (काम) 
का दुःख मन में होता है, चन्द्रमा के उदित होने पर कुमुदिनी के भीतर श्रन्धकार 
का स्थान कहाँ रहेगा ? ॥| 260 ॥ 

यहाँ कटाक्षित रूप स्थिति तथा अन्घकार के अमाव का वैधर्म्य से बिम्ब- 
प्रतिबिम्बमाव है । 

दृष्टान्त अलड्भार समाप्त हुआ ।। 8, 


हज 
की] 
प्ले 


काव्याज्ञोक: 


ठुल्पवाययार्थयोराथाध्मेदो थे उपमाध्यः। 
सा बावयायं पदार्थेषपि फैश्चिदुक्ता निदर्शना ॥सु. 49 ॥॥ 


तुल्यत्वमर्ययोरुपात्तत्वे प्रयोजकं एतेनातिशयोवत्यादों नातिव्याप्ति: । 
वाच्यरूपकवा रणाय आरार्थ इति । प्राथमिकान्वयवोधा5विषयत्व श्रार्थत्वम्‌ । 
उदाहरणम्‌-- 
ह॒दि सनन्‍्तमनन्त' येडपरेरमरैस्त्वां तुलयन्ति सन्‍्ततम, । 
दिवि ते दिननायक न कि सममिच्छन्ति खगैरनुज्ज्वलैः ॥26व॥ 


यथा वा शूली-- 


[6]व] त्वामन्तरात्मनि ले & सन्त मनन्तमज्ञा- 
स्तीथेंपु हन्त मदनानतक* शोधयन्त: । 
विस्मृत्य. कण्ठततटमध्यपरिस्फुरन्त 

न्तामशि क्षितिरजःसु* गवेषयन्ति ॥262॥। 


पूव॑स्मिनु भिन्नवाक्ये इह त्वेकवाक्ये इति भेद: | श्रत्र प्रकृतकधरमम- 
गतत्वेन विशिष्टार्थयो राथभिदेन वाक्‍्यार्थनिदर्शना । 


पदार्थनिदर्शना यथा--- 


बृष्भासनकमलासनगरुडासनकांक्षितप्रसरमू ॥। 
क्षीराब्चिलहरिलीलाललितं तब वीक्षितं जयति ॥263॥। 


अत्र लहरिलीलावीक्षितयो:ः साद्श्यमूलस्ताद्र प्याभिमान:। यथा 
वा गज्भाधरे-- 


पाणौ कृतः पारि[रिलासुताया: 
सस्वेदकम्पोी रघुनन्दनन | 
हिमाम्वुमन्दानिलविह वलस्य 
प्रमातपदमस्य बभार शोभाम्‌ ॥264॥॥ 





[. है (मू. पा. टि.) 

2. हे शिव (मू. पा, टि.) 

3. <*रजांसि 

४, टृदिसन्तमित्यन्न (मू. पा. दि.) 
हि 


ध्यीक्षतयों: 


अर्थालिद्धतर-निरूपणम्‌ 359 


उपमानोपमेययोरन्यतरध्मस्यान्यतरत्रारोप इति भावः। न चोभ- 
यत्र रूपकध्वनिना! निगीर्य्याध्यवसानरूपयातिशयोक्त्या च गतार्थतैति 
वाच्यम्‌ । रूपकस्य गुणीभूतत्वेनाध्योगातूु, उपमेयगतोपमानाभेदस्थ तत्‌ 
[62श्र] शरीरत्वेन परस्पराभेदस्योभयत्र विश्वा & न्तिशरीराया वाक्यार्थ- 
निदर्शनायाश्च भेदात्‌ निगरणा5निगरणास्यां चातिशयोक्‍ते: पदार्थनिदर्श- 
नाया भिन्नत्वात्‌ । 


“सुम्भवतासम्भवता वा वस्तुसम्बन्धेन गम्यमानमौपम्यं निदर्शने 'ति 
कश्चित्तन्न रूपकातिशयोक्त्यादाव [ति] व्याप्ते: । 


इति निदर्शना ॥9. 
9, निदर्शना--- 


समान दो वाक्यार्थों की अर्थ से ज्ञात होने वाली भ्रभिन्नता जो उपमाश्रित 
है (सादृश्य में जिसका प्यंवसान होता है) वह किन्‍्हीं (विद्वानों) द्वारा निदर्शना 
कही गयी है। वह (निदर्शना) वाक्यार्थ में अश्रथवा पदार्थों में भी होतो 
है ॥सू.49।। 


तुल्यता (सांदृश्य/ अर्थ से उपात्त हो, यही प्रयोजक है, इस बात से प्रतिश- 
योक्ति आदि शलझ्ारों में अ्रतिव्याप्ति नहीं होती है । वाच्यरूपक से अलग करने 
के लिए “आर्थ” (अर्थ से ज्ञात होने वाला) यह कहा गया है। “आर्थ” का अभि- 
प्राय है कि प्रथम बोध में जो अन्वयबोध का विषय नहीं हो (अर्थात्‌ प्रथम शाब्दं- 
बोध में भेद प्रतीत हो, बाद में भर्थानुसन्धान के बल से अभेद भासित हो) । 


निदर्शता का उदाहरण जैसे-- 


है अनन्त शिव ! जो लोग हृदय में निरन्तर रहने वाले तुम्हारी तुलना 
अन्य देवताओं से करते हैं, वे आकाश में सूर्य को अनुज्ज्वल नक्षत्रों के समान क्‍यों 
नहीं मानते । (शिव को अन्य देवताओं के समान मानना सूर्य को अन्य नक्षत्रों के 
समान मानता है । यह अभेद-बोध अर्थतः ही होता है, अतः यहाँ निदर्शना 
है ।)।26 [।। | 


अथवा जंसे “शूली” (रसगज्भारघकार) द्वारा दिया गया उदाहरण--- 


4. वाक्यनिदर्शनायारूपकध्वनिना गताथ॑त्व॑ पदनिदर्शनाया अतिशयोकक्‍्त्या- 
गतार्थत्वं न वाच्यम्‌ (मर. पा. टि.) 


360 काव्यालोक: 


है मदनान्तक (कामदेव का अन्त करने बाले) शिव ! अनन्त (प्रन्तहीन) 
घोर ग्न्तरात्मा में सुशोभित होने वाले (निवास करने वाले) शभ्रापको तीर्थों में 
दुदते हुए (प्रजानी जन) कण्ठतट के मध्य चमकने वाली चिन्तामणि को भूलकर 
प्थ्वी की घल में ढंढते हैं । (शिव का भ्रन्यत्र अन्वेषण करना कण्ठस्थित चिन्ता- 
मणि का घत में भ्न्वेषण करने के समान है, इस साद श्य से ही दोनों वावयों की 
ग्रमिन्नता ज्ञात होती है।) ॥262॥। 


पूर्व “हुदिसन्तम्‌” इत्यादि पद्च में अभेद भिन्नवावयगत (दो वाकयों में) है 
ग्रौर “'त्वामन्तरात्मनि” इत्यादि पद्य में अ्रभेद एक वाक्यगत है । यहाँ उक्त एक 
साधारणाधर्मता के द्वारा विभिष्टार्थ का अर्थतः भेद होने से वावयार्थ निदर्शना 
है । 


पदार्धथनिदर्शना जैसे--- 


बृपभासन (बैल पर आरूढ अर्थात्‌ शिव), कमलासन (कमल पर स्थित 
श्र्थात्‌ ब्रह्मा), गरडासन (गरुड पर शआसीन अर्थात्‌ विष्णु) इन तीनों के द्वारा 
जिसके प्रसार (दृष्टि प्रसार) की श्राकांक्षा की जाती है, (अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश जिसकी बहुत भ्रधिक श्राकांक्षा करते हैं) ऐसी क्षीरसागर की लहरों 
की क्रीडा के समान सुन्दर ग्रापकी दृष्टि की जय हो ॥॥26 33। 


यहाँ “लहरियों की लीला” और (शिव को) इप्टि के सादृश्यमूलक ताद्ूप्य 
का स्थापन (प्रभिमान) किया गया है | 


श्रथवा जैसे “रसगजद्भाघर” में दिया गया उदाहरण-- 


रघुनन्दन (रामचद्धजी) के द्वारा श्रपने हाथ में लिए गये, स्वेद और कम्पन 
से युक्त पृथ्वीपुत्री (सीता) के हाथ ने पाले के जल श्रोर मन्द हवा से व्याकुल प्रातः 
कालीन कमल की शोभा को धारण किया ॥264॥। 


उपमान झौर उपमेय में किसी एक धर्म का दूसरे में आरोप होना यही 
भाव (प्र्थात्‌ निदर्शना कही जाती) है। दोनों (वाक्या् तथा पदार्थ निदर्शना) में 
ही वाक्यायनिदर्शवा रूपकध्बचनि से गतार्थ नहीं है और पदार्थनिदर्शना को 
निमरणपूर्वक अतिशयोक्ति से गताय नहीं कहना चाहिये । रूपक में व्यंग्य गुणीभूत 
होने से ध्वनि नहीं है, उपभेय में उपमान का अ्रभेद होने से रूपक का, तथा (निदर्शना 
में उपमान का उपम्रेय में तथा उपमेय का उपमान में अ्रभेद प्रतीत होता है श्रतः) 
उम्यविध्रान्त अभेदरूपा वाक्याथथनिदर्शना का स्वरूप से ही परस्पर भेद होने से 


श्र्थालड्भा र-निरूपश म्‌ 364 


(दोनों अगग-अलग हैं) । रूपक-ध्वनि तथा अतिशयोक्ति में तिगरण-अनिगरण 
का भेद है, वस्तुतः श्रतिशयोक्ति में भी उपमेय में उपभ्रान का अभेद होता 
है । अतः उसी प्रकार अ्रतिशयोक्ति और पदार्थनिदर्शना भिन्न-भिन्न हैं । 


अलद्भारसवेस्वकार ने निदर्शना का लक्षण दिया है, कि-स्वतःसम्भवी श्रथवा 
कवि-कल्पित वस्तु-सम्बन्ध से प्रतीत होने वाले औपम्य का नाम निदर्शना है । 
यह उचित नहीं है, क्योंकि यह लक्षण रूपक श्रौर श्रतिशयोक्ति आदि में अति- 
व्याप्त हो जाता है । 
निदर्शवा अलछ्ार का प्रसद्धभ समाप्त हुआ ॥9. 
उपमानादुत्कर्षो ग्रुसावत्वैनेव वर्ण्य [विषय | स्य व्यतिरेकोी ॥स.450॥। 
निशि सुप्तं न पद्ममनिशप्रवुद्धमुखतुल्यम्‌ । 
उपमानादुपमेयोत्कर्षों व्यत्तिरेक इति भाव:। आधिक्यमात्र 
व्यतिरेक इति मम्मट्भट्ठा:। यथा वा-- 
कटु जल्पति कश्चिदल्पवेदी यदि चेदीदृशमत्र कि विदध्म:। . 
कथमिन्दुरिवाननं त्वदीयं सकलड्ूू: सर कलडूहीनमेतत्‌ ॥265)। 


अचाउयमभिप्राय: उपसेयोत्कर्षकोपमानापकर्षकयोंवँधर्म्ययोद् योर-- 
प्युपादानं अनुपादानं एकतरानुपादानं/चेति व्यतिरेकस्य चत्वारो भेदा: । 
तत्रोपमाया: श्र त्यर्थक्षेपयोगेव हादश तत्रापि श्लेषस्थ योगायोगाश्यां 
[62व] चतुर्विशतिभेदा: सर्वे चोपमाशेदाः संभ & वन्ति । 


कटु जल्पतीति गड्भाधरोदाहरणे उभयोसुपादान श्रौत्युपमा३ । 


शशिता तुल्यं वदतं यदि कथयति को&पि तन्र कि ब्र मे: । 
अ्क्षयकलाभिरामं क्षीराकलेनेन्दुना समं हि.£। कुतः ॥266॥। 


क्रत्रार्थी4 । 


परिमिततरुसु रवाटीप रिपाटी हसति कानन कुसुमैः । 
अमिततवरुतरलपललववलयं तव वल्लवाधिपते. ॥267॥॥* 


से इन्दु: सकलडू: झानने तु कलड्भूहीनम्‌ (म. पा. टि.) 
उपमेयोत्कर्षकानुपादानम्‌ उपमानापकर्षकानुपादानमेव दयम्‌ (मू.पा.टि.) 
इव शब्दोपादानात्‌ (म्रू. पा. दि.) 

तुल्यपदोपादानात्‌ (मू. पा. टि.) 

वल्लवानां गोपानामाधिपते हे हरे (मू.पा.टि.) 


ध्जा बं> 7 (3 «४-5 


362 काव्यालोक: 


अत्र हसतीति श्र्‌ त्यर्थमार्गोल्लंधिन्युपमाक्षिप्तव । 
20. व्यतिरेक-- 


गुए-विशेष से संयुक्त रहने के कारण ही उपमान से वर्ण्य-विपय (उपमेय ) 
पा उत्कर्ष व्यतिरेक अ्रलच्भार होता हैं ॥सू.50॥। 

जँसे-रात्रि में प्रसुप्त (वन्द) कमल दिन-रात प्रवुद्ध मुख के समान 
नहीं हैं । 

उपमान से उपमेय का उत्कप व्यतिरेक होता है, यही श्रभिप्राय है| व्यति- 
रेक का पअ्रभिप्राय है. (विशेषेण अतिरेक: व्यतिरेक:) आ्राधिवयमात्र, यह मम्मट- 
भट्ट का कथन है । 


श्रयथवा अ्रन्य उदाहरणु--- 


(नायिका के प्रति नायक की उक्ति-) यदि (तेरा मुख चन्द्रमा के समान 
है) इस प्रकार के कटुबचन कोई अल्पज्ञ व्यक्ति कहता है, तो इसमें हम कया करें ? 
तुम्हारा मुख चन्द्रमा के समान किस प्रकार हो सकता है ? वह चन्द्रमा तो 
कलंकयुक्त है लेकिन तुम्हारा मुख कलंकहीन है ॥| 265 ॥। 


यहाँ यह श्रभिप्राय है कि व्यतिरेक श्रलद्ूार के चार भेद हो जाते हैं-- 
() उपमेय के उत्कपंक तथा उपमान के श्रपकर्षक, इन दोनों वैधम्यों का शब्दतः 
साथन होने पर, (2) दोनों वंधर्म्यों का शब्दतः कथन नहीं होते पर, (3) उप- 
मेय के उत्कर्प का कथन नहीं होने पर श्लौर (4) उपमान के अपकर्पषक का कथन - 
नहीं होने पर | इन चारों प्रकारों के उपमा के श्रौती, श्रार्थी और श्राक्षिप्ता, इन 
तीनों भेदों के द्वारा बारह भेद हो जाते हैं। इन वारह प्रकारों के भी श्लेप का 
प्रयोग तथा श्लेप-विहीन होने पर चौवीस भेद हो जाते हैं और उपमा के सभी 
भेद सम्मव हो सकते हैं । 


“रसगद्भाधर” के “कटु जल्पति.” इस उदाहरण में (निष्कलद्भुरूप उप- 
मेयोत्कपंफ तथा सकलडू रूप उपमानोत्कर्पक, इन दोनों वैधरम्यों का शब्दतः कथन 
होने से व्यतिरिक का) उम्योपादानम्‌ भेद है और “इव” शब्द के रहने से श्रौती 
उपमा है । 


(दूसरा उदाहरण है-) तुम्हारा मुख चन्द्रमा के समान है, इस प्रकार के 
वचन यदि कोई कहता है तो हम क्या कहें ? क्योंकि निरन्तर क्षीण न होने वाली 
कलाओं से सुन्दर (मुख) तया क्षीणकलाओं वाले चन्द्रमा की समानता कैसे द्दो 
सकती है ? ॥ 266 ॥। 


प्र्थालडू॥ र-निरूपणम्‌ 


यहाँ "तुल्य” शब्द का प्रयोग होने से आर्थी उपमा है । 
हे गोपों के अधिपति श्रीकृष्ण ! तुम्हारे अनेक बुक्षों के हिलते हुए पल्‍लवों 
से युक्त कंकश के कारण, कानन (वन) सीमित वृक्षों वाले देवउद्यान की व्यवस्था 
(क्रम) पर हँसते हैं ।॥ 267 ॥। 
यहाँ “हसति”--इस पद में श्रौती एवं श्रार्थी के मागे का उल्लंघन करने 
के कारण “श्राक्षिप्ता” उपमा ही है । हर 
अन्रेवः ववचिच्छाब्द्रसाइ्यनिषेधाक्षिप्तावुपमेयोत्कषोंपमानापकर्षों, 
क्वचिच्च शाब्देनोपमेयोत्कर्ष णाक्षिप्तो उपमानापकर्षसासश्याउभावौ, 
क्वचिच्चोपमानापकर्षेणाक्षिप्तीौ उपमेयोत्कर्षतदभावौ, कवचिच्च त्रित- 
यमप्या क्षिप्तमेव ।! यथा-- 
अपारे खलु संसारे विधिनकोश्जु न: झतः । 
कीर्त्या निर्मेलया भूष त्वया सर्वेष्जु ना: कृता: ॥ 208 |] 


यत्तु कुवलयानन्दकृतोदाहतम्‌-- 


रक्तस्त्व॑ नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्य: प्रियाया ग्रुणे- 

स्त्वामायान्ति शिलीमुखा: स्मरघनुमु क्ताः सखे मामपि । 

कास्तापादतलाहतिस्तव मुदे.. तद्न्ममाष्यावयो: 
[63अ] सर्व तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कू& तः॥ 269 ॥। 


अत्र सशोकत्वेनाइशोकापेक्षयाउपकर्ष : पर्यवस्यतीति, तदेतदपास्तमा- 
धिक्‍यमात्र॑ व्यतिरेक इति काव्यप्रकाशकारोक्त॒येव साहश्यदूरीकरणे 
ध्वनिक्ृता चा5स्योदाहत्वाच्च । ह 


भ्यद्यप्यनुभयपर्यवरसायित्वे व्यतिरेकस्योदाहरणम्‌-- 
रढतरतिवद्धमुष्टे: कोषनिष [०] ण॒ुस्य सहजमलिनस्य । 
कृपण॒स्प कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेद [:] ॥| 270 ॥| इतति । 
तदपि न तथा हृद्यम्‌ । उत्कर्षकधर्मानुपस्थितेरुपमानादुत्कर्षरूपस्या- 
5भावात्‌ अ्रपकर्षरूपस्योक्तिमात्रेणाप्यसद्भतेरहद्यत्वाच्च । तस्माहिशेषण- 


]. ० क्षेप्तमेव 
2. आनन्‍्दवद्ध नेन (मू. पा. टि.) 
3. यदप्यनुभवप ० 


364 काव्यालोक: 


साम्यात्‌ कपणक्ृपाणयोस्तुल्यतेवाकारभेदत्वादक्षरभेदों न विरुद्ध इति 
गम्योपमंव न व्यतिरेक इति । 

उदाहरसान्तरं तु प्रकाश एवावलोकनीयम्‌ । उभयानुपादाने भेदत्रयं 
तु दुरुपपा [दा] द्‌ हीदमित्यप्यवधेयम्‌ । 

इति व्यतिरेक: ॥ 20. 


यहीं (व्यतिरेक अलद्धार में) कहीं पर साइश्य का निपेघ शब्द से वरणित 
होता है श्रौर उपमेय का उत्कर्ष तथा उपमान का अ्रपकर्प अक्षिप्त होते हैं। और 
कहीं पर उपमेय का उत्कर्प शब्द के द्वारा कहा जाता है और उपमान का 
प्रपषकर्ष तथा साध्श्य का भ्रमाव आ्राक्षिप्त होता है और कहीं पर उपमान के अपन 
कर्ष का कथन होता है और उपमेय का उत्कर्ष तथा सःरश्य का अश्रभाव थ्राक्षिप्त 
द्ोता है श्रौर कहीं पर तीनों श्राक्षिप्त होते हैं। यथा-- 

है राजन ! अपार संसार में विधाता ने एक ही अजुन (नामक व्यक्ति) 
बनाया है, पर तुमने अपनी निर्मल कीति से सबको अजुन (घबल, उज्ज्वल) 
कर दिया ॥ 268 ॥। 


कुवलयानन्दकुमार श्रप्पय दीक्षित ने उदाहरण दिया है-- 


(भ्रश्नोक दृक्ष के प्रति किसी विरही की उक्ति-) है श्रशोक ! तुम नवीन 
पललवों से रक्त (रक्तिम) हो और मैं भी प्रिया के प्रशस्त गुणों में रक्त (अनुरक्त) 
हैं। है ससे | तुम पर शिलीमुख (श्रमर) श्राते हैं और मेरे पास भी कामदेव 
के घनुप से छूठे हुए शिलीमुख (वार) आाते हैं। सुन्दरी स्त्री के पदतल का 
ग्राधात तुम्हारी प्रसन्नता का कारण होता है शौर उसी के समान मेरी भी 
(प्रसन्नता का कारण होता है) । इस प्रकार हम दोनों के सब कुछ समान है । 
केवल विधाता के द्वारा मुझे सशोक (शोकयुक्त) बनाया गया है । (पर्थात्‌ सभी 
समान होने पर मी तुम श्रशोक हो, में सशोक हूँ )) ॥ 269 ॥। 


यहाँ “सशोक” पद के द्वारा उपमान अशोक से (उपभेय विरही का) अपक 

परंबसित होता है। पर काव्यप्रकाशकार ने कहा है कि (/उपमान से उपभेय 
का) आवधिक्ममात्र व्यतिरेक है”, इस उक्ति के द्वारा (“कुवलयानन्द में दिया 
गया “रक्तस्त्वं” इत्यादि) यह उदाहरण अनुचित सिद्ध हो जाता है (क्योंकि इस 
पथ में उपमेय का न्यूनत्व बशित किया गया है) । और ध्वनिकार श्रानन्दवर्धन 
में मारशण्य के दूरीकरण में “रक्तस्त्वम्‌” इत्यादि पद्य उदाहत किया है । 

प्‌ कुवलयानन्दकार अप्पयदीक्षित ने अनुमयपर्यवसायी व्यतिरेक अल- 
झुर का उदाहरण दिया 


अर्थालड्ुगर-निरूपणम्‌ 365 


कृपण (कंजूस व्यक्ति) तथा कृपाण (त्तलवार) में केवल आकार से (“आ” 
की मात्रा से, स्वरूप से) भेद है। कृपण दृढ़तरनिवद्धमुष्टि (रृढ़ता से मुठ्ठी 
वाँघने वाला अर्थात्‌ पैसा न छोड़ने वाला) होता है और कृपाण भी दृढ़तरनिवद्ध- 
मुष्टि (जिसकी मूठ बहुत मजबूत बँघी हुई होती है ऐसा) है । कृपण कोपनिषण्ण 
(खजाने पर बैठा हुआ) होता है और कृपाण भी कोषनिषण्ण (म्यान में स्थित) 
होता है। कृपण सहज मलिन (स्वभावतः मलिन वेष वाला) होता है श्र 
कृपाण गी सहज मलिन (काले रंग का) होता है ॥ 270 |॥। 


यह भी इसी प्रकार उचित नहीं है । उत्कर्षक घर्मं की उपस्थिति नहीं होने 
से उपमान से उत्कर्षरूप व्यतिरेक यहाँ नहीं हो सकता । उपमान से प्रपकर्षरूप 
व्यतिरेक भी यहाँ नहीं है क्योंकि शब्दमात्र में भी (हस्वमात्रा वाला उत्कर्ष और 
दीर्घमात्रा वाला अपकर्ष होने से) असंगति है । और यह अ्रपकर्ष वाला भेद सुन्दर 
भी नहीं है । “दढ़तरनिबद्धमुष्टि” आदि विशेषण दोनों में समान होने से कृपण 
और क्ृपाण में समता ही है। आकार (अ्राकृति) का भेद होने से अक्षर का भेद 
भी विरुद्ध (केवल उपमेय का उत्कषंक) नहीं होता, झत:ः यह उपमागम्य ही है, 
व्यतिरेक नहीं । 


व्यतिरेक का अन्य उदाहरण “काव्यप्रकाश' में ही देख लेना चाहिये। 
उभय के अनुपादान के जो तीन भेद होते हैं, उनके (उदाहरणों) की दुलंभता है । 
यह ध्यान में रखना चाहिये ! 
व्यतिरेक ग्रलद्भार समाप्त हुआ ।॥| 20. 
गौसप्रधानभावाच्छिन्नसहार्थसंबंध : ।। सु. 754 ॥ 
. प्राण: सम॑ रिपूणां जीवा चक्ृषे! सहोक्तिरियस्‌ ।॥। 
[63ब] एकार्थाभिधायक & त्वेषि सहार्थवलादुभयावगमकत्वमिति भट्टा: । 
यथा वा--- 
भाग्येन सहं रिपूणामुत्तिष्ठसि विष्टरात्‌ क्रुधाविष्ट: । 
सहसेव पतसि तेषु क्षितिशासन? मृत्युनता साकम्‌ ।। 27 ॥॥ 


पूर्व तु कमंण:, इह तु कत्तु रिति भेद: । अ्रत्रोभयत्रापि तृतीया- 
प्रयुक्तो गुणभाव:। प्राधान्येन क्रियान्वये तुल्ययोगिता दीपक वा। 


). त्वयेति शेष: (मं. पा. टि.) 
2. है (मृ.पा. टि.) 





2, दाचब्याल:क्ष: 

५ नल अल 23 0४ रन जप पलक न कक ० «20200: +++-२ ० अं ल कब 4 5“ विनज पान 

हाट बज जहा 5६ 5३४८4, पिब्ट। पिवायए ४ँा७ै। ८5६४४ ७०३5 १45 4 *४5 54७३० 
् श्् न न 


5 
कक च्ब३ः 

स्तन झानाप:चमान्लझाजिन्दिझन्धिदा ८पश्रयः 

20 5 2 0 अर 20 ० अल 8 आर व ८3 आम कर 














2, 
< 
दस सद्राइतः: ! 2 
5 का कक 0 0 5 मु 3 (० 
5 5 
3 कम अब >> पलक धिनोडफिदरिति कक न श्र्ाड्चजदत द 
झुद्ददम्धन्धद सन 4 दनारकारए/ रिस्यसम्दन्धघ 5. 252 77 
श्र 
हद चल झा साध्य इ का दक्षनन | उदाहुरसानू-- 
डी ्स ्> ् 
ल्‍् & 76675 ४ ३ 
3० कक अमन लक पलक कल न कम ० अमर मर 
नेता सा्न्थ्यशन दायर उस्माददारेभसनपन | 
20502 55 30 दि टी > जनक मर 
थम सागन्ध्यस्था::देलासाइपआापद दा दादा नचहछ्धः 
८४ मंद पिनाधंसम्दसदतों दिनोत्तिरिहः 
कक. व अल 2. सब. 
रमार5पघ5रमर्ादु् पिनापसन्दन्धदेा परुनाक्तारहुत 
पघ्यापिससास्यमापतमच्यों >> आज हज अं अध्5 
झाहलूकान्पनूपरु | रुमन्सादत्ा रूबात॥ा हू. इडठउ ता 
हर न ल्‍< 
मर कक. ही अपन. 2 मील जन कल: लक म अमन कक. विज की जाम 2 वी टक जे हब बम कद 
दन्तसुदा रमपजायतल्ाररमभादत्दानल्या दा । उतदगय्यस्ल्ड्ारत्दर 
ह> 
8८25+%:7 क्‍्न्ल्क्त््िपा ऊन दओाटतीसन्सक ऊझजउपाप्ादाहरए 
[6<द] सनपकमुलनद रमयायत्वम्‌ । उनयद्ाप्युदाहरण दबा काव्य - 
र्ड टँ 
इक ८ 


झाप चिनिएआाया विदा रााते साशिना 242 पन्नू 7232%5 
सु नुशदा पदसका गहरा सारा दाप बता सह्चसनस: ॥ 


4 जप कत #5 ७5३ ० ४ नर्स 
उइसयनदगा पता सनामद झुानतद सच चअक्ारत कायम ] > /«> ॥] 
2 >> 


ह>स5 नम नली सटे लत + 
४६०२ ४४०४८ | र॒वचरांव चदंदधां--- 














्थ 
्य ८६१ 
नसाधमिया दिना चिचिदत्ादत्रारए तनितञ्ञा ८दट्ापईर 
डर ४5६ 5%7६५६ 45754 45॥०७:४+*<प८ ] ख््गहमः । 
अमन तिमन्दराशयोप्य सहदा नरेन्‍्द्रसनः 4। 2735 
८ २७-५०७४८"+ 0090 >जपटउ5ु नो (है। 
को 4 हा 
व्न्पिरिसम्तसादिषक नल सपानाधेर: 
5 मे 3 2 । द&:53 ४ ४४े।५०८-- 
> > ४7 
राम बहता बरनाजरन्त मनाया मऊरागयस्द श्ब्प्स्त रा 
ल्‍ ण्ा+ दे कम मल. अ् 
नल न्‍ हर बे 
न अंजलि 25-25 2-० ७+->< 
४डल्थय दिखा मात नारा मे आाबरामरः: ॥ 274 || 
०5 सकने पवन ननत5 
पु बजज्प 
कक ४ बन>,न१ 
ल्‍्प ६ 
3 न्वदल (टू. पा. 75] 
ह दर 
है धम्यासरा रसमभप_् दिद अचस्या दिनोउन एफ्फि 
हि «पक पिनदत दब गेस्था दइदाइद रमरादता (म.पा.टि. ) 
ढ 
श् अब "का को .] हा 5 ५ 
-.. ए्नचन्द्र मात्यथा: पमू.पा.दि. | 
स्पा हि 
जार ': 





ग्र्थालद्भार-निरूपराम्‌ 


अत्र प्रतिवस्तूपमानुकूलत्वेन चमत्कार: | 
इति विनोक्ति: ।। 22. 

24, सहोक्ति-- । 

गौण और प्रधान भाव से युक्त अर्थ “सह” (शब्द) से सम्बद्ध होते पर वह 
सहोक्ति कहलाती है। (अर्थात्‌ एक ही पद “सह” अर्थ के सामथ्यं से गोण और 
प्रधान दोनों श्र्थों का बोधक होता है) ॥। सू- 45 | 

उदाहरण जैसे--(हे राजन ! तुमने) शत्रुओं के प्राणों के साथ धनुष की 
प्रत्यञज्चा खींच ली । (यहाँ गौण प्राणों का और प्रधान प्रत्यज्चा का सहाथे 
सम्बन्ध है । ) 


मम्मठ भट्ट का कथन है कि एकार्थवाचक होने पर भी सह शब्द के श्र 
के सामथ्य से जहाँ दोनों का बोध होता है, वह सहोक्ति है। श्रथवा उदाहरण 
जैसे--- 

हे पृथ्वीशासक ! तुम क्रोधाविष्ट होने पर शत्रुओं के भाग्य के साथ उठते 
हो (अर्थात्‌ तृम्हारे आसन से उठते ही शत्रुओं का भाग्य भी उठ जाता है) और 
मृत्यु के साथ सहसा ही उन पर गिरते हो । (तुम्हारे आक्रमण के साथ ही मृत्यु 
का भी श्राक्रमण हो जाता है ।) ॥ 27] ॥। 

प्रथम उदाहरण (“प्रार्णः समं.””) में कम॑ कारक की सहोक्ति है (कर्षण 
क्रिया के कर्म प्रत्यञ्चा का प्राणों के साथ सहभाव है) | इस(“भाग्येन.'' ) उदाहरण 
में कत कारक की सहोक्ति है (उत्थान और पतन क्रिया के कर्ता राजा का भाग्य 
तथा मृत्यु के साथ सहभाव है) | इन दोनों उदाहरणों में यही भेद है । दोनों 
उदाहरणों में ही (“सहयुक्ते5प्रधाने” सूत्र से) तृतीया विभक्ति के विधान के 
कारण गुणमभाव है। प्रधानरूप से क्रिया के साथ अच्चय होने पर तुल्ययोगिता 
प्रथवा दीपक श्रलद्भार हो जाता हैं ।/सह” आदि शब्दों का प्रयोग न होने पर 
सहोक्ति गम्य हो सकती है । “दद्धो यूना” इत्यादि पाणिनि सूत्र के अनुसार तृतीया 
विभक्ति के प्रयोग से उसका ज्ञापन होता है और अतिशयोक्ति होने पर ही सहोक्ति 
में चमत्कारित्व रहता है, अन्यथा (सहभाव के रहने पर भी अतिशयोक्ति का 
सम्बन्ध नहीं रहने से) “पुत्रेण सहागत: पिता” इत्यादि में अलंकार नहीं है । 

सहोक्ति अलद्धार का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 2. 

22. विनोक्ति-- 


नित्य सम्बन्ध होने पर जो असम्वन्ध (दो वस्तुओं के सम्बन्धामाव) र 
कथन होता है, वह विनोक्ति है ॥ सू. 52 ॥ 


गत 


वा नौ री 


ह प्टाओ 5 | रपल का 5. 
शक 3 बी ४ 


हिल 0 है ई गाध रंधाजूप या धनामात नियय सम्बन्ध होते पर मी 
है. 


द्‌ घर, 
] ५४»: कक पक कल 2३७ कम्लअ>आछ हा अककी लंबा 
हु ्डृ 93045 6५ ४४ #४क है 7३4१ , रा 


इन शजियश (है! मा हैं किरगीप झंशयां प्रस्‍्मणीय दाने 


कक फनी क्ज्त्ह कर हे 5 हर जो. 
26 शहद # ठ्द 4 गाम्बन्य से पह् (>मार भा) में) "वनों होती 
३ है विश वाह है दिया शाई परत उमशोय ही ग्रपया किसी सस्तु के 
डा है बह6 इर्गायवय 75, कट विलोयिा टोगी )। मन्य प्रलकार के संम्यक से 
रु 2 एक कक एप जब कह आनन्द 9 दा 
हि जे के हल जज 0 फ्रन्‍ध 7 व] 7. [ 5 _35.]7 
दे? हे एमटीदार छोर ग्रमणीयाय भे विनोकि दो प्रकार को है । गद्दी 
री दर नल्ट्ट्डा द्च पक कक अं: +म 77: ल्न्कप बा ई 
47 हि वहिर ३) छत हा ववाइ वा सम्दकक शा र्मा।मता झा की 
दे 2 है २४४४ ४४% - केक क कक, 7७ आफ के हज पर ऋष्के कफ हक 
एज जा इर, हु चिटदडप्ररार मट+र 


पि आई दिला (दिन हे) दमा हानििविटीन हो जाता है और यह राति 
दा के विला वे पर पतवकारस्युस 7 जाती है । राधि और फरट्टमा दोतो 


पे! हट कवजव है गा नि नदी] ॥ 272 


पल वि के बिना लतओ धोर प-न्द्रमा के बिता राति की अगोमवीयता 


बी ह बवज #। धरगग।द त या हंदाराय है । रगंगीबता होने पर विदोवति 


डे 
न्ज 
ग 
५ 
ँ 
रे 
5 
4९2५ 
नया 
कु 
लक 
जज 
जड़ 
किक 
खरे 
हा 
| 
हक 
न 
हे; 
श्ड 
रु 
ग 
कह 
5०% 
>+ 
<ई 
पक 
++ 
कक 
जाई 
लक 
नम 
] 
्फ 
जल 
्य 
हक 
७५ 
शा 
जे 
जा 
दिल 
गज 
्न्ब 
जब 
| 


डुड 7६ प्री थी हमा मे प्रष/ टो जाता है । (ठगी प्रकार किसी 


दाह हिय ? कधच मे हरा बन जगा है, परत) एस (दुष्ट) मित्र के बिना 


$ के: कट 


हर] 


36 हैक हुरल 8 टए कक हक क्र ५ ञ. 2 73 | 


है + बे ड़ 


पाई शग धरने धहोर दुट मित्र के ने रहने धर राजपुत्र की शोभनता का 


रहा हए, न खड़े यह विवि की समंगीबाा का उदाहरण है ।) 


है] ध 2 हि हज का है 
कई ६७ # ४2४ ँ्क् ४६ «४77४४ ९३7३ ०३ 768 हएइहह४ह: नमक 
है एड ही फिट क हए ह सात बज का उद्ाहसाा दिया हो तर 


5 8272 *> फ++> है कुल हम ७ हि पा पः बा 
_ 6 गण आग ईं ग्राम । के दिया शुशोमि। होते हैं, मदियाँ राग (रंग) 


वि व निर हा ता ख । मद ये टिक दिखना) के बिता सुशोजित होया 
है हा दजिदट धन) | बिता गुभोमिय नही होगे] 274 ॥॥ 


अर्थाल डा र-निरूपणम्‌ 369 


विनोक्ति अलझ्धार का विवेचन समाप्त हुआ ।। 22. 


प्रकृतार्थप्रतिपादकवाक्येन श्लिष्टपुरकमहिस्ना । 
श्रप्रकृतस्या5यंस्पाईइभिधानमाहुः समासोक्तिस्‌ ॥ सू. 54 ॥। 


पूरक विशेषण स्पष्ट समासेन संक्षेपेणाथद्वयप्रतिपादनातू समासो- 
क्ति: । श्रप्नस्तुतव्यवहारारोपश्चारुताहेतु:। अप्रस्तुतरूपसमारोपवाचक- 
पदसमभिव्याहारा5भावाजन्न रूपके इति प्रसद्भ-। उदाहरणं यथा-- 


[604 ब] रजोरूक्षेरंगेस्तव & पयसि* तृष्णाकुलधिया 
लुठनू भूयों भूयो भुवि चपलयज्नक्षि परित्त: । 
समारोह॒त्यड्र यदि कथय गझु तव कर्थ॑ 
दयावेल्लद्ीची. वलयविषयं नैष्यति जन: ॥ 275 ॥ 


अन्न शिशुजननी वृत्तास्त: प्रकृताभिन्न:। यथा वा-- 


देव त्वां परितः स्तुवन्तु कवयो लोभेन, कि तावता 

स्तव्यस्त्वं भवितासि, यस्य तरुणश्वापप्रतापोध्धुना । 

क्रोडान्तः कुशतेतरां वसुमतीमाशा:2 समालिज्लुति 

यां चुम्बत्यमरावतीं च सहसा गच्छत्यगस्थामपि ॥ 276॥॥ 


यथा वा-- 


4व्यावल्लत्कुचभारमाकुलकचं व्यालोलहारावलि [ : ] 
प्रेंबत्कुण्डलशो भिगण्डयुगलं प्रस्वेदि वक्‍त्राम्बुजम्‌ । 
शश्वद्तत्तकरप्रहा रमधिकश्वासं रसादेतया 
यस्मात्कन्दुक॑सादरं सुभगया संसेव्यसे. त्तत्कृती ॥277॥ 


श्रत्र विपरीतरतासक्तनायिकावृत्तान्त: प्रतीयते। पूर्वत्र .विशेष- 
णानि श्लिणष्टानि इह तु साघारणानीति" भेद: । विशेषणसाम्यबलादप्र 


8. रजो घूलिगु णश्च (मू. पा. दि.) 
2. पयसि जले दुग्घे च (मू. पा. टि.) 
3, ०तीम॑ग 

4. व्यावल्लात्कु० 

5. है [मू. पा. टि.) 

6. 


व्तीत 


बा काव्यालोक: 
स्तुतव सान्तस्फ्त्ति : समासोक्तिरित्याशय: विशेषणसाम्यवलादप्रस्तुतस्प 
गम्यत्यमिति सर्वस्वकारोक्ते: । 


शर्त स्मासोक्ति: ॥ 23. 


23. समासोक्ति-- 
प्रदृत (प्रस्तुत) झ्र्थ के प्रतिपादक वाक्य के द्वारा श्लेपयुक्त विशेषणों के 
प्रमाय से, जो प्रप्रकृत श्र्य का कथन है, उसे समासोक्ति कहते हैं ।।| सू., 54 ॥ 


“पूरक! का प्रम्िप्राय है जो विशेषणों से स्पष्ट हो, वह समास से श्र्याव्‌ 
संशेपत से (प्रस्तुत घर प्रप्रस्तुत) दोनों श्रयों का कयन होने से समासोक्ति है । 
प्रप्रस्तुत व्यवहार का ग्रारोप सुन्दरता का कारण है। पश्रप्रस्तुतकूप समारोप 
पानय पद के प्रयोग का श्रमाव होने से यहाँ रूपक नहीं है । 


उदाहरण जैसे-- 


है गज ! तुम्हारे पय (जल) केः प्रति तृष्णा से झ्ाकुल बुद्धि के कारण रज 
(रणोगुणा) से रुसे भंगों से बार-बार घरती पर लौटता हुप्ना तथा चारों शोर नेत्न 
पुमाता हमरा तुम्हारा भक्त यदि तुम्हारे भंग (जलरूप तरज़) पर शभ्रास्ड होने 
सगता है (जैसे घूल से रूसे प्रंगों से कोई बालक माँ के पय (स्तन्य) के लिये 
दृधित होकर मचलता हुम्ना, धरती पर वार-वार लोटता है भौर चंचल नेत्रों से 
धतुदिक्‌ माता को सोजता है) तो वह दया से हिलती हुई वीचियों के वलय का 
विधय कंसे नहीं बनेगा ? (माता श्रपने हिलते हुए वलय वाले हाथ बढ़ाकर पुत्र 
को गोद में कैसे नहीं उठा लेगी ?) ॥275॥॥ 


यहाँ (ए्लेषयुक्त ब्रिभेषणों के कारण गद्धा और भक्त के व्यवह्ारसप 
प्रस्तुत प्रय के साथ) माता पौर शिशु का घ्यवहार-रूप पप्रस्तुत भ्र्थ भी मासित 
छोत 5 
ता # 


अथवा “रमगद्भावर में उद्धत उदाहरण-- 


(राजा के प्रति किसी कवि का कथन-) हैं देव ! कविलोग लोमवश 
हुम्हारे वास स्तुति करें, पर इससे क्या तुम स्तुतियोग्य हो जाम्रोगे ? श्रव भी 
जिसईे घनप का तहंझय प्रताप पृथ्यी का आलिंगन करता है, दिशाप्रों का 
प्ररलिगय बारता है, स्वर्ग का चुम्बन लेता है और पझ्रगम्य (स्रप्राप्य, गसन के 
प्ररेगर) नो प्रमरावती को सहसा गमन करता है ॥276॥॥ 


श्र्थालद्भार-निरूपण म्‌ 377 
(यहाँ राजा-प्रताप-बृत्तान्त रूप प्रस्तुत भ्र्थ के साथ ही परस्त्रीकामुकरूप 
श्रप्रस्तुत दृत्तान्त भी प्रगट होता है |) 


अथवा पश्रन्य उदाहरण--- 

प्राच्छादित करता स्तन-भार हैं, केश बिखरे हुए हैं, हिलती हुई हारावली 
है, भूलते हुए कुण्डलों से सुशोमित कपोल-युगल हैं, स्वेदकणों से मुखकमल भीगा 
हुआ है, निरन्तर हाथ का प्रहार किया जा रहा है तथा श्वास वहुत तेज चल रही 
है। इस प्रकार हे कन्दुक ! पूरे रस के साथ इस प्रिया के द्वारा तुम भादर के 
साथ सेवित हो, इसलिये धन्य हो ॥॥277॥। 


* यहाँ विपरीतरतासक्त-नायिका-बृत्तान्त प्रतीत होता है । पूर्व पद्मयों में विशेषण 
एलष्ट हैं, पर यहाँ साधारण हैं, यही भेद है । विशेषण-साम्य के बल से अप्रस्तुत 
बृत्तान्त का स्फुरण (प्रकटीकरण ) समासोक्ति होता है, यह भ्राशय है। भलक्धार- 
सर्वेस्वकार का कथन है कि विशेषण-साम्य के बल से श्रप्रस्तुत श्रथ ज्ञात होना 
ही समासोक्ति है । । 

समासोक्ति का प्रकरण समाप्त हुआ ॥23..... 
[65भञ्र] साभिप्रायकमुक्त॑ विशेषणं परि#करस्तन्न प्रकृतार्थोषययोगिचमत्कारि- 


व्यडस्यत्वं साभिप्रायत्वम्‌ सू.855॥॥ 
उदाहरति-- 
तापं हरतु [ह] रो मे गद्भाजलमज्जदमलजटः । 
अन्न तापहरणकतु त्वे हरस्य गद्भाजलमज्जदमलजटत्वविशेषणस्य 
चमत्काराधायकत्वम । ह 
श्रत्न कश्चित्‌ निष्प्रयोजनविशेषणोपादाने»पुष्टाथेरूपदोषात्साभि- 
प्रायकपदोपादाने तु तदभाव एव, न कश्चिदलद्ार:। तन्न, चमत्कारित्वे 
सत्युपस्का रस्याल छा र॒त्वप्रयोजकस्यशदोषाभावस्वरूपभिन्नत्वात्‌ू । श्रतएव 
श्रीरामार्याष्टोत्तरशतर्माणमालायामस्मद्गुरूणां. पद्चे परिकरप्रस्ताव:। 
यथा-- 
कोशलपाल कृपालय पालय मामपि लघीयांसम्‌ ।। 
तिरयति कथं तमो मां त्वामनुसृत्यांशुमालिवंशमणिम्‌ ।॥278॥॥ 
. अ्रंपुष्टो वितते व्योम्नि विलोक्येन्दु त्यज  क्र,घममित्यत्रापुष्टो$र्थदोषः 
- (मू. पा, दि.) 
2... ०कस्यों 


75 काव्यालोकः 


१५५ 


विहितविशेषणवत्त्वस्थ सम्बोधनस्य पालनप्रार्थनारूप- 
प्रह्नतार्नत्थ कोशलदेशपालनसमर्थत्वसम्बोधनमहिम्ना वाकक्‍्यार्थोपस्कारस्य 
[65व] सत््वादलझ्भारनिर्धोष: । दोषाभावस्तु यथापा/त्यस्य देशपालकस्य 
कियन्मम पालनमित्यर्यचमत्कारसंवलितस्यापि अपुष्टार्थत्वपरिहार एव 
नानटगारकारणतेति चमत्कारापकर्षाभाव एवं दोषाभावो नोपस्कारको$-- 
पीति परिकर: ॥24. 


24. धरिकर--- 


सामिप्रायक विशेषश को परिकर कहा जाता है। प्रकृत (वर्रानीय) श्र्थ 
में उपयोगी भमत्कारी व्यंग्य को साभिप्रायत्व कहा जाता है। (श्र्थात्‌ उन 
विशेषणों को सामिप्राय कहा जायेगा जिनसे वर्शोनीय विषय संगत प्रथवा पुष्ट 
होता है भौर चमत्कारयुक्त व्यंग्य श्र्थ निकलता है |) ॥सु.55॥। 


उदाहरण है--- 


गज्ाजस से घुली होने के कारण स्वब्छ जटाप्ों वाले हर (शिव) मेरे 
ताप (दुःस) को हरें (टूर करें) । 


| तापहरण के कर्ता हर का विशेषण 'गज़ाजलमज्जदमलजट: चमत्कारा- 
धायक है । 


किमी विद्वानूु का कथन है कि प्रयोजनरहित विशेषण ग्रहण करने पर 
'प्रपुष्टार्य”” नामक दोष बताया गया है, (अपुप्टार्थ जैसे-“विस्तृत गगन में चन्द्रमा 
को देखकर क्रोप को त्याग दो), तो प्रयोजनयुक्त पदों का ग्रहण होना केवल उस 
(दोष) का प्रमाव ही है, कोई श्रलद्भार नहीं है-यह कथन उचित नहीं है। 
चमस्दगरिता होने पर अझ्लंकारत्व के प्रयोजक -- वर्णोनीय वस्तु के उपस्कारक 
(विणेनीय वस्तु को पुष्ट तथा सम्पादन करने वाला साभिप्रायक विशेषण ) का 
स्वसप तथा दोय के प्रभाव वा स्वरूप भिन्‍न-शिन्‍न है । अतएवं हमारे गुरु (हरि 
प्रमाद के गुरु) वी कृति “श्री रामार्या अप्टोत्तररतमणिमाला” के पद्म में परिकर 
गा प्रयोग हमरा है, जेसे-- 


हू कृपा मे प्रातय कोशलपाल राम ! मुम तुच्छ की रक्षा करो | सूर्यवंश 
हे मधिलवसूप तुम्हारा अनुसरण करने पर मुझे भ्रन्धकार कैसे भाच्छादित कर 


महा /॥278॥ 


अर्थालझ्वार-निरूपराम्‌ 373 


हाँ विशेषण रूप में रखा हुआ सम्बोधन “कोशलपाल” “पालन”-रक्षा 
करने की प्रार्थना रूप प्रकृत अर्थ का उपकारक है । कोशलपाल पालन करने में 
समर्थ है-इस सम्बोधन के कारण वाक्‍्यार्थ पुष्ठ होने से यहाँ परिकर श्रलक्कार 
है | दोषाभाव जैसे-- 


देश का पालन करने वाला यदि पालन नहीं करे तो मेरा पालन कैसे होगा, 
इस प्रकार श्रर्थ-चमत्कार से मिश्रित होने पर भी श्रपुष्ठाथत्व का भ्रमाव ही 
भ्रलड्भार का कारण नहीं है, चमत्कार के अपकर्ष का श्रभाव ही दोपामभाव है, वह 
उपस्कारक नहीं है । - 


परिकर अलझ्डार-प्रकरण समाप्त हुआ ॥24- 
एकश्रुत्या श्लेष: कथनमनेकार्थंविषयं चेत !। सु.56 ॥। 


उदाहरति-- 
उदयत्ति मालिन्यहरं: संवितामहसां प्रतापस्ते । 
श्रत्र सूर्य: प्रतापश्च एकश्रुत्या श्लेषविषय: । यथा वा-- . 


करक्ृतचत्रप्रीतेना शिततमसो हरेःर प्रसमम्‌ । 
कमलाकरेण लब्धघा विकाशसंपत्‌ सुखाय घो भूयात्‌ ॥279॥। 


ग्रयमभंगश्लेष:. चक्रतमःकमलाहरीणामवयवविभागं विनेव 
द्वितीयार्थथ्थनात्‌ । यथा वा-- प 

सम्भूत्यर्थ सकलजगतो विष्णुनाभिप्रपन्नम्‌ । 

यन्नालं स त्रिभुवनग्रुरुवेंदन/थो? विरख्त्चि: ॥ 

घ्येयं धन्यालिमिरतितरां स्वप्रकाशस्वरूपम्‌ । 
[66ञ्र] पद्माख्यं* तत्किमपि ललितं वस्तु वस्तुष्टयेस्तु ॥280॥ 


अत्र सभ गश्लेष: । 
अत्र गद्भाधर: प्रायेणायमलड्ारो विषयमलक्ूारान्तरस्य तत्र 
बाधकत्वं सद्भीणंत्वं बाध्यत्वं वा । 


. हरेरिति विष्णोः सुय्यंस्थ च (मू. पा. टि.) 
2. ०तापो 
3... पञ्म पंकर्ज पद्मा लक्ष्मीश्व (मू. पा. टि.) 


काव्यालोक: 


3 
० 


प्रशाहुरद्भटाचार्या :-“यैन नाअप्राप्ते य श्रारम्यते स तस्य बाधक” 
इति न्‍्यायेनालझूारान्तरविषय 7एवायमारम्यमाणोब्लड्भारान्तरं बाधते। 
न चास्यः विविक्तों “विषयों येनान्यं न वाघेत, तथाहि, अश्रप्रकृतमात्रयो: 
प्रश्नतमात्रयोर्वा तुल्ययोगिता प्रकृता5प्रकृतयोर्दीपकमुपमादयश्च तदनुगता 
एय । 


25, इसेप--- 


यदि एक श्रुति प्रर्यात्‌ किसी पद प्रथवा पदांश के एक बार श्रवण से भ्रनेक 
अर्थों के विधय का कयन हो तो श्लेप होता है ॥सू-56।॥ 


उदाहरण है-- 


मालिन्य (भन्धकार को) दूर करने वाला सूर्य भ्रोर मालिन्य (दु:खों को) दूर 
यरने वाला तुम्हारी दीप्ति का (तेज का) प्रताप उदित हो रहा है । 


यहाँ सूर्य भ्रौर प्रताप एकश्रुति से श्लेप के विपय हैं । श्रथवा णैसे-- 


(करमृतचक्रपीते) हाथ में लिये हुए सुदर्शनचक्र में प्रीति रखने वाले (विष्णु) 
(करकृतचक्रप्रीते) किरणों से निमित कालचक्र में प्रीति रखने वाले (सूर्य), 
(हरिपक्ष में) हठात्‌ श्रजान का नाश करने वाले, (सूर्य पक्ष में) अ्न्धकार का 
नाश करने वाले, (हरिपक्ष में) लक्ष्मी के हाथ से प्राप्त प्रसन्नता रूपी सम्पत्ति 
(मूर्य पक्ष में)कमलों के समूह द्वारा प्राप्त की हुई प्रफुल्लतारूपी सम्पत्ति आपके सुख 
के लिये हों ॥ 279 ॥॥ 

यहाँ चक्र, तम, कमला भौर हरि पदों को झलग-अश्रलग क्रिये बिना ही 
ये पद दो-दो प्रथों को बहते हैं, भ्रतः यहाँ श्रमंगश्लेप है | भ्रथवा जैसे--- 


(“मंभृत्यथ इत्यादि पद्य में “पद्च/--मगवान की नासि का कमल तथा 
“प्रथा --सह्मी, इन दोनों पक्ष में श्र है ।) पद्म के पक्ष में श्र्थ है--समस्त 
ममार की उत्पत्ति के लिये विष्णु की नाभि का जिसने श्राश्रय लिया है, जिसकी 

नाल (डम्टल) को तीनों लोकों के गुद भौर जगदुत्पादक ब्रह्मा मी नहीं जानते, 


प्रयं ब्लेष: (मं. पा. टि.) 
इ्पेपस्य (यू. पा. टि.) 
भिक्नी विषयः (मूं. पा. टि.) 


६.3 ९३3 «5 
थ ५ हू 


अर्थाल छू र-निरूपणम्‌ 375 
जो भाग्यशाली भ्रमरों द्वारा अत्यन्त ध्यान करने योग्य हैं, जो स्वप्रकाशस्वरूप है 
(सूर्य के पूर्व ही इसकी उत्पत्ति होने के कारण जो स्वयं अपने आप खिलता 
है, सूर्य के प्रकाश से नहीं खिलता ), ऐसी पद्म नामक जो श्रवर्णनीय रूप से सुन्दर 
वस्तु है, वह भ्रापके सन्‍्तोष के लिये हो । 

पद्मा (लक्ष्मी) के पक्ष में श्र्थ होगा--वह विमुवत ग्रुरु, वेदनाथ, ब्रह्मा 
समस्त जगत्‌ के संभूत्यर्थ (सम्यक्‌ ऐश्वयें) के लिये समर्थ नहीं है (र्थात्‌ ब्रह्मा 
वेदों के द्वाराज्ञान दे सकते हैं, समग्र संसार को उत्पन्न कर सकते हैं, पर ऐश्वर्य नहीं 
दे सकते, लक्ष्मी ही ऐश्वयेस्वरूपा है) । जो विष्णु के द्वारा स्वीकृत की गई है 
जो धन्य (भाग्यवान्‌) लोगों की पंक्तियों (समूहों) से अत्यन्त ध्यान करने बोग्य 
हैं, जो स्वप्रकाशस्वरूप है, वह पद्मा (लक्ष्मी) नामक कोई सुन्दर वस्तु भ्रापके 
सन्‍्तोष के लिये हो ॥ 280 || 

यहाँ ('पद्माख्यम्‌--इस एक श्रुति से पद्म ७ कमल तथा पद्मानल्लक्ष्मी 
इन दो श्रर्थों की प्रतीति होती है श्रतः) समंगश्लेष है । 

यहाँ “रसगज्भाधर” में कहा गया है कि यह भ्र॒लंकार (श्लेषालंकार ) प्रायः 

अन्य अ्रलंकार के विषय का बाधक होता है, यहाँ (अन्य अलंकारों के साथ) इसे 

संकर कहा जायेगा या इसे बाध्य समझता जायेगा । 


यहाँ झाचार्य उद्भट का कहना है कि “जिसके श्रप्राप्त न होने पर (अर्थात्‌ 
श्रवश्य प्राप्ति होने पर) जो आरम्म होता है वह (दूसरा) उस (प्रथम) वा 
वाघक होता है,” इस न्याय से दूसरे अलझ्डारों के विषय में किया जाने वाला 
यह श्लेष अलंकार अन्य अलकछ्ारों को बाधित करता है | इस श्लेष का ऐसा 
कोई भिन्न विषय नहीं है जिससे अन्य को बाधित नहीं करे क्योंकि 
केवल दो भ्रप्रस्तुत का अ्रथवा केवल दो प्रस्तुत का वर्णन होने पर तुल्ययोगिता 
झलंकार होगा । प्रस्तुत झौर श्रप्रस्तुत का वर्णन होने पर दीपक श्र॒लंकार होगा 


और उसंसे अनुगत उपमा श्रादि भी रहेंगे ही । 


तस्न, “सर्वेदो माधव: पातु यो गड्भां समदीघरदि”ति पद्च श्लेषा- 
तिरिक्त: को४्लंकार: । न चात्र प्रकृत हरिहरयो: सादश्यप्रतिपादिवि- 
षयेन तुल्ययोगिता तस्याश्च साहश्यप्रत्ययनियतत्वात्‌, तदेकश्र त्यार्थद्व- 
यप्रतिपादनमेव चमत्कारजनक नालझ्धारास्तरप्रसद्ध:, तत्सावकाशत्वान्ना- 
664] लक्ष्शारान्तरापवादकत्वं सचद्धीर्ण « त्वं तु स्थात्‌ । 


प्रकृताप्रकृतोभय विशेष्ययो रपि श्लिष्टपदोपात्त त्वे). ध्वनिविषय: । 
बथा-- 


अर्थानडूार-निरूपणम्‌ 377 
निरन्तर गिरने वाली दान के संकल्प-जल की घारा की दृष्टि से पृथ्वीतल 
को जिसने सिक्‍त कर दिया और जिसका स्वरूप घनदाताशों के द्वारा सर्वेप्रथम 
पूजित होता है, ऐसे इस सार्वमौम (समस्त पृथ्वी का शासक) राजा की उत्कृष्ट 
विजय हो । (यह इस पद्च का प्रस्तुत अर्थ है । अप्रस्तुत दिग्गज का श्रर्थ भी यहाँ 
प्रतीत होता है-)निरन्तर गिरती हुई मदजल की घारा की दृष्टि से जिसने पृथ्चीदल 
को आाद्र कर दिया है और जिसका स्वरूप कुबेर के सामने भी पूजित है, ऐसा यह 
सार्वभौम नामक दिग्गज (उत्तरदिशा का हाथी) सबसे उत्कृष्ट है ॥॥ 28 ॥॥ 


यहाँ राजा रूप प्रस्तुत श्रर्थ के रहने पर भी अप्रस्तुत रूप उत्तर दिशा का 
दिग्गज अर्थ भी व्यञ्जना के द्वारा प्रतीत होता है। प्रस्तुत और भअप्रस्तुत श्रर्थों में 
उपमानोपमेय भाव दिखाना यहाँ वक्‍ता का तात्पये है, यही कल्पना की जाती है, 
अतः यहाँ शब्दशक्तिमुलक अनु रणुनरूप संलक्ष्यक्रमव्यंग्य नामक ध्वनि है। 


“काव्यप्रकाश” में यह पद्म दिया गया है-- 


सुन्दर आरात्मा वाले, दूसरों द्वारा अनभिभवनीय शरीर वाले,  उच्चवंश में 
उत्पन्न, बाणों का संग्रह (अभ्यास) करने वाले, भ्रवाधित गति वाले, शत्रुओं का 
वारण (नाश) करने वाले राजा का हाथ निरन्तर दान के जल के सेवन से सुन्दर 
रहता था । ह 

द्वितीय अर्थ है--- 

जो श्रेष्ठ जाति का है, जिसकी देह पर चढ़ने में कठिनाई होती है, जिसकी 
पीठ की हड्डी विशाल और उन्नत है, (मदजल के कारण) जिसने भ्रमरों का संग्रह 
कर रखा है, जिसकी गति धीमी है, ऐसे (परवारण) उत्तम हाथी की सूंड मद- 
जल के बहने से सदा सुन्दर प्रतीत होती है ॥॥ 282 ॥॥ 


इत्यादि श्लोक में श्लेष अलंकार है | 


श्लेष अलंकार समाप्त हुआ ॥ 25. 


श्रप्रस्तुतीत सदृर्श प्रस्तुतमवगम्यत्ते. यस्यां 
कायश काररं दा साप्तान्यविशेषयोषिलोधमर्पषि 
भ्रप्रस्तुतप्रशंशसा सा चेषा पजञु्चधा भवति ॥ सु. 57 !। 


श्रप्रस्तुतेन व्यवहारेणोक्तान्यतरेणाउप्रस्तृतव्यवहारस्थ वर्णनमात्र 
[07ग्र ] & मश्रस्तुतप्रशंसा । तत्राउप्रस्तुतेव स्वसरशं प्रस्ततं गम्यते कार्य 
कारण कारणुन कार्य स्ामान्येन विशेषो विशेषेण सामान्य चेति विलोम- 


78 काव्यालोक: 


से 


[म] पिः भब्दार्य: | क्रेणोदाहरणानि-- 


प्रमत्दारवित्दोररत्पन्दमान म॑ रद मि सिन्‍्दस्य* सानन्दता$भूत्‌ । 
फर्य तस्व तुच्छे करीरस्य युच्छे प्रवच्छोत्त रं न क्षता रक्षति:३ स्थात्‌ ।। 
॥ 283 ॥॥ 
यथा वा-- 


करिविरहितमवनीतलमेतस्य+ वभूव खरनसरे: । 
सम्प्रत्याखुकदम्वे पूर्णा कथमेव करणज्जकण्डूति: ॥ 284 ॥॥ 


कार्येश कारण गम्य॑ं यधा-- 


कमले निरणायि नाइन्तरा न शिरीयेडपि मनोध्नुरज्यति । 
तब कोमलमजूमीक्षत: कक्‍्य पुनः पल्लतब्रपेशला रक्ष: ॥285॥॥ 


अन्र कमलादितिरस्कारेण कार्येणाज्भसोकुमार्यातिशय: कारणम | 
यया वा काव्यप्रकाशे-- 
याता: कि न मिलन्ति सुन्दरि पुनश्चिस्ता त्वया मत ऋृते 
नो कार्या सुतरां कृशाई्सि कथयत्येव॑ सवाप्पे मयि । 
[67 व] लज्जामन्वरतारकेश निपत्ततीनाशुणा. चक्षुपा & 
इप्ट्वा मां हसितेन भाविमरणखोत्साहस्तवा सूचित: ॥ 286 ॥। 


श्रत्र कार्ये पृष्ठे कारणमभिहितम्‌ । 

26. प्रप्रस्तुतप्रशंसा-- 

() जिसमें अप्रस्तुत के द्वारा सदश प्रस्तुत का चोच कराया जाता है, 
(2) कार्य से कारण की श्रयवा (3) कारण से कार्य की प्रमिव्यक्ति होती है, 
(4) सामान्य से विशेष की अबबा (5) विशेष से सामान्य की अभिव्यक्ति 
होती है, इस प्रकार यह अमग्रस्तुतप्रशंसा पाँच प्रकार की होती है ॥ सु. 57 ॥| 





ग्लोमापि 

मकरन्दैमिलिन्दस्य अमरस्य (मु. पा. दि.) 
बास: (पृ. पा. दि.) 

एनस्थ सिदस्थ (मू. पा. दि.) 


करजज> 


३९४ बैड 3 (3 #अ 
5. * हि & 


शर्थालद्धार-निरूप णम्‌ 379 


अप्रस्तुत व्यवहार के द्वारा अथवा वक्त भ्रन्य किसी रूप में अप्रस्तुत व्यवहार 
का वर्णुन मात्र श्रप्रस्तुतप्रशंसा है । यहाँ () अप्रस्तुत के द्वारा स्वसश प्रस्तुत की 
अभिव्यक्ति हो, (2) कार्य के द्वारा कारण अथवा (3) कारण के द्वारा कार्य, 
(4) सामान्य के द्वारा विशेष श्रथवा (5) विशेष के द्वारा सामान्य की अभिव्यक्ति 
होना यही “विलोममपि” शब्द का श्रथ है । 


क्रम से उदाहरण देते हैं--- 


खिले हुए कमल के भीतर हिलते हुए पुष्पों के रस से भ्रमर आनन्दित होता 
था | उस अभ्रमर का करीर के वृक्ष के तुच्छ गुच्छे में बिना घायल हुए कैसे निवास 
हो सकता है ? (यहाँ शअप्रस्तुत भ्रमर के दृत्तान्त से किसी पुरुषविशेष का द्वत्तान्त 
प्रतीत होता है ।) ॥| 283 ।। 


श्रथवा दूसरा उदाहरण 


इस सिंह के तीक्ष्ण प॑जे से पृथ्वीतल हाथियों से रहित हो गया । भ्रव चूहों 
के भुण्ड में उत्ते नाखूनों की खुजली कंसे दूर हो ॥॥ 284 ॥॥ 


कार्य के द्वारा कारण गम्य होने पर उदाहरण है--- 


मन न तो कमल की ओर आकषित होता है, न ही शिरीष पुष्प में प्रसन्न 


होता है । तुम्हारे कोमल अ्रंग को देखने को पल्‍लव (नवीन पत्त ) के समान कोमल 
नेत्र कहाँ हैं? ॥ 285 ॥॥ 


यहाँ कमल भ्रादि का तिरस्कार करना, इस कायें से सौकुमार्यातिशयरूप 
कारण व्यक्त होता है। श्रथवा 'काव्यप्रकाश” में दिया गया उदाहरण-- 


हे सुन्दरि ! क्‍या (बाहर) गये हुए (प्रियजन) पुनः नहीं मिलते ? (झतः) 
तुमको मेरी चिन्ता नहीं करनी चाहिये, (तुम तो) वैसे ही बहुत दुबली हो । इस 
प्रकार अश्रुसजल नेत्रों से मेरे कहने पर, आँसू श्राने पर लज्जा के कारण स्थिर 
पलकों वाले तथा गिरते हुए आँसुशों को पी लेने वाले नेन्नों से मुझको देखकर 


उसने (नायिका ने) हँसने के द्वारा भाविमरण के प्रति (अ्रपना) उत्साह सूचित 
कर दिया )॥ 286 ॥। 


यहाँ (किसी के द्वारा यात्रा का विचार क्यों छोड़ दिया, इस) कार्य के पूछे 
जाने पर (नायिका ने )कारण को कहा है । 


कारण काय यथा तन्नव--- 


काव्यालोक: 


राजन्‌ राजयुता न पाठयति मां देव्योडपि तृष्णीं स्थिता: 
कुब्जे ! भोजय मां कुमारसचिवनयापि कि मुज्यते । 
इत्ये नाथ! शुकस्तवारिमवने मुक्‍्तोअ्ध्वग: पझजरा--- 
च्चिव॒स्थानवलोक्य श्ान्यवलमावेकैकमा मापते ॥॥ 287 ॥। 
अत्र प्रस्थानोद्यतं भवन्तं ज्ञात्वा सहसेव त्वदरय: पलाय्य गता इति 
कारणे प्रस्तुते कार्यमुक्तम्‌ । 
सामान्येन विशेषो यथा कुवलयानन्दे-- 


सौहाहंस्वर्णरेखाणामुच्चावचभिदाजुपाम्‌ । 
परोक्षमिति कोध्प्यस्ति परीक्षानिकपोपलः ॥ 288 । 


प्रत्र प्रत्यक्ष इव परोक्ष: हितमाचरन्तुत्तम इति विशेषस्य सामान्‍्ये- 
नावगति: । 


विशेषेण सामान्यावगतिय था-- 


हारं वक्षसि केनापि दत्तमजशेत मर्कटः । 
लेढि जिप्नति संक्षिप्य करोत्युन्नतमाननम्‌र ॥॥ 289 ॥॥ 


अन्नाप्रस्तुतेत. म्कटवृत्तान्तेनाइनभिज्ञ पु रमणीयवस्तुसमर्प्पणम्‌ । 
काव्यप्रकाशे तु-- 


सुदृद्रधूवाष्पजलप्रमार्जन॑ करोति वैरप्रतियातनेन! यः। 
[68 श्र] स एव पृज्यः स पुमान्‌ स नीतिमान्‌ सुजीवि4 त॑ तस्यस भाजन स्रियः 
॥ 290 | 


श्रत्रेताध्यकर्मकररों त्वं श्लाघ्य इति विशेषेण सामान्यमुक्तम्‌ । 
इति श्रप्रस्तृतप्रशंसा ।। 26. 


कारण के द्वारा कार्य की प्रभिव्यक्ति का उदाहरण “काव्यप्रकाश” में ही 
दिया है-- 





पुत्री (मू. पर. टि.) 

घून्यवल० 

०मासनम्‌ 

शत्रुनागकरणोन (मू. पा. टि.) 


न १० फिर 


अर्थालद्धार-निरूपणम्‌ 38] 


राजपुत्री मुझे नहीं पढ़ा रही है, रानियाँ भी चुपचाप बैठी हैं, अरी कुब्जा 
(दासी), मुझे भोजन दे, क्या राजकुमार और ममन्त्रियों ने अभी तक खाना नहीं 
खाया है ? (जो मुझे अ्रभी तक खाना नहीं दे रही हो), हे राजन्‌ ! राहगीरों 
द्वारा विजड़े से मुक्त किया हुआ तोता तुम्हारे शत्रु के भवन में शून्य कोठे पर 


चित्रों में अंकित प्रत्येक से इस प्रकार सम्माषण कर रहा है ॥। 287 ॥। 
यहाँ आपको प्रस्थान के लिये उद्यचत जानकर आपके शत्रु सहसा ही पलायन 


कर गये हैं, इस प्रकार कारणुरूप प्रस्तुत से कार्य का कथन किया गया है । 

सामान्य के द्वारा विशेष की अभिव्यक्ति जैसे “कुवलयानन्द' में--- 

मित्रता रूपी स्वर्णरेखा की शुद्धता एवं अशुद्धता के श्रच्तर की परीक्षा के 
लिये परोक्ष ही परीक्षा रूपी कोई कसौटी होती है ॥ 288 |। 

यहाँ (कोई व्यक्ति अपने मित्र से यह कहना चाहता है कि यदि तुम) मेरे 
सामने होने पर जैसा हित करते हो वसा ही मेरे परोक्ष में मी हित करोगे तभी 
उत्तम मित्र कहे जाओगे । इस विशेष रूप प्रस्तुत अर्थ की व्यम्जना सामान्य के 
द्वारा की गयी है । 

विशेष के द्वारा सामान्य की अभिव्यक्ति जैसे-- 

किसी ज्ञानविहीन व्यक्ति के द्वारा वक्षःस्थल पर पहनाये गये हार को 
वन्दर चाटता है, सूघता है भौर उसे समेटकर (अपना) -मुख ऊँचा करता है । 

॥ 289 ॥| 

यहाँ अप्रस्तुत बन्दर के वृत्तान्त से अ्नभिज्ञों को रमणीय वस्तु का समर्पण 
(रूप प्रस्तुत अर्थ) व्यक्त होता है। “काव्यप्रकाश” में तो (उदाहरण है)--- 

जो व्यक्ति शत्रु का नाश करके मित्र की पत्नी के आँसुओं को पोंछता है 
वही पुज्य है, वह पुरुष है, वह नीतिमान्‌ है, उसी का जीवन सार्थक है (और) 
वही लक्ष्मी का अधिकारी है ॥॥ 290 ॥॥ 


यहाँ इस प्रकार के कर्म करने से तुम प्रशंसनीय हो, यह विशेष से सामान्य 
कहा गया है । 


अप्रस्तुतप्रशंसा अलच्भार समाप्त हुआ ॥ 26. 


भदर्यन्तरेशाकथन विवक्षितार्थस्प पत्र भवेतु । 
श्राक्षेपो वा युक्‍त॑पर्यायोक्तः वदन्ति बुधाः ॥ सू. 458 ॥ 


अन्राहुरभिनवगुप्तपादाचार्या:-“पर्यायिण वाच्यातिरिक्त- 
प्रकारेण व्यडूग्येण चोपलक्षितम्‌। ववतुमभिहितः पर्यायोक्तमि” ति 


82 काव्यालोकः 


१५३ 


योगाय लक्षणम्‌ । तत्र पर्यायशब्देन प्रकारान्तरं धर्मान्तरं यद्य व्येत तदा 
विवक्षितार्यतावच्छेदकाति रिक्तथर्मपुरस्कारेणाभिहितमिति योगाथे :स्यात्‌ । 
“दशवदननिधनकारी दाशरथि: पुण्डरीकाक्ष” इत्यत्र रामत्वातिरिक्तधम- 
पुरस्कारेण रामस्येवाभिधानात्‌ पर्यायोक्तम्‌ । अत्र व्यड्म्यस्यैव लक्षणे 
प्रवेशावश्यकतापययिण तस्येव यृहीतुमुचितत्वात्‌ प्रकारान्तरग्रहणं नाव- 
उ्यकमित्युकत भ्राक्षेपो वेति । 


77 ._ 


यत्तु “नमस्तस्मे कृती येन मुधा राहुवधूकुचावि” त्यत्र राहुवधूकु- 
चर्वयथ्यंकारित्वेन भगवानभिहित इति तत्त्‌ च्छम्‌ । भगवतो विशेषणम- 
[68व] हिम्ना लम्यत्वे राहुशिरच्छेदका रित्वस्येव व्य4ज्यत्वात्‌ । 


उदाहरण यथा गज्भाधरे-- 


त्वां सुन्दरी निवहनिष्ठ्रधैर्यंगरव7--- 
निर्वापणकचतुरं! समरे निरीक्ष्य । 
केपामरिक्षिति भृतां नवराज्यलक्ष्मी: 
स्वामिब्रतात्वमपरिस्खलितं बमार ।। 29] ॥। 


प्रत्र सर्वापि शत्रुराज्यसम्पत्त्वां प्राप्तेत्यर्थों रूपान्तरेशा भिहितः । 
इति पर्यायोक्तम्‌ ॥ 27. 


27, परयोक्ति-- 


जहाँ विवक्षित श्र्थ का किसी दूसरी भंग्रिमा (शैली) में कथन किया जाये 
भयवा भाक्षेप किया जाये उसको विद्धज्जन युक्त पर्यायोक्त या पर्यायोकति कहते हैं । 
॥ सू. 58 ॥। 

इस विपय में आचाये श्रमिनवगुप्त का कथन है कि पर्याय--वाच्यातिरिक्त 
प्रकार भ्र्यात्‌ व्यंग्य से उपलक्षित होकर कहने के लिये श्रभिधा द्वारा प्रतिपादित हो 
उमे पर्यायोकित कहते हैं। यह उनका योगार्थ के आधार पर लक्षण है । यहाँ पर्याव 
शदद से प्रकारान्तर भ्रयवा धर्मान्तर यदि कहा जाये तो वक्‍तव्य वस्तु को जिस 
रूप में कहना चाहते हैं उसके अतिरिक्त भश्रन्य रूप को पुरस्कृत करके श्रभिधा से 
प्रतिधादन करना, यही योगा होगा । इस स्थिति में “दशवदनरावण का वध 
झरने वाले कमलनयन दशरथपुत्र” इत्यादि में रामत्व से भ्रन्य धर्म (पुण्डरीकाक्ष) 
).. »निष्टुरधयंगर्व 
2. प्पनंकचतुरं 


अथलिड्भार-निरूपण म्‌ 383 


के पुरस्कार द्वारा “राम का ही भ्रमिधा से कथन होने के कारण पर्यायोक्ति होने 
लगेगा । यहाँ लक्षण में व्यंग्य का ही प्रवेश आवश्यक माना जाय तो पर्याय शब्द 
से उसे (व्यंग्य) का ही ग्रहण करना उचित होने से “'प्रकारान्तर” का ग्रहण 
झावश्यक नहीं है, अतः हमने “आक्षेपो वा” यह भी कहा है । 


श्रौर जो--राहुवघू के स्तनों को व्यर्थ करने वाले उस (भगवान्‌ वासुदेव) 
को नमस्कार है । यहाँ राहुबधूस्तनवैयथ्य॑कारित्व रूप से भगवान्‌ वासुदेव श्रभिहित 
(वाच्य) हुआ है, यह कहना उचित नहीं है । भगवान्‌ की विशेष महिमा से प्राप्त 
राहुशिरच्छेदकारिता के ही व्यज्ज्जित होने के कारण (यह कथन अनुचित है) । 
“रसमज़्राधर” में पर्यायोक्ति का उदाहरण दिया गया है- 


(राजा को सम्बोधित करके कवि कह रहा है-) सुन्दरी-समूह के निष्ठुर 
धमे-गर्व को (हम किसी भी परपुरुष को देखकर विचलित नहीं हो सकतीं, इस 
गये को) समाप्त करने में अनुपम चतुर भ्रापको युद्ध में देखकर किन शत्रु-राजाश्रों 
की नव राजलक्ष्मी ने अखण्डित पतिक्नता घर्म को घारण किया ? ॥294|। 


यहाँ सभी शत्रुओं की राज्यसम्पत्ति तुमको प्राप्त हो गयी, यह्‌ श्र्थ (राज- 
लक्ष्मी का पतिब्नतधर्म खण्डित हो गया, इस प्रकार) अन्य रूप में कहा गया है । 
पर्यायोक्ति भ्रलद्भार का निरूपण समाप्त हुआ ॥॥2 7. 
निन्‍्दास्तवनास्यां यत्पर्यंबसानं तयोविलोसने! [गस्ये| । 
व्याजस्तुतिर्य चैथा ध्वनिविषयो? बाधितत्वेन ।। सू.59॥॥ 


ग्रत्राद्या यथा गद्भाधरे-- 


उर्बवी शारुति मय्युपद्रवलवः कस्यापि न स्थादिति 

प्रौद व्याहरतो वचस्तव कथ्थ॑ देव प्रतीमो वयम_। 
प्रत्यक्ष मवतो विपक्षनिवहैर्यामुत्पतद्मिः क्रूधा 

यद्य प्मत्कुलकोटिमूलपुरुषो नि्चिद्यते भास्कर: ॥292।। 


श्रत्र भिन्‍्दा बाधिता स्त्‌ तो पर्यवस्यति । द्वितीया यथा-- 


साधु दृति पुनः साधु कत्तेब्य॑ किसत: परम 
यन्मदर्थे विलूनासि दन्तैरपि नखेरपि ॥293।। 





«. ०मन 
2. व्यंग्यविषयः (मु. पा. दि.) 


3३4 काव्यालोक: 


अ्त्र साधुकारिणीत्वरूपास्त्‌ तिनिन्दायाम्‌ । 
इति व्याजस्त्‌ ति ॥28. 
[69ग्र) अ्रथ ब्राक्षेप :--तत्र केचित?& “उपमेयस्थ उपमानसम्बन्धि- 
सवालप्रयोजननिष्पादनक्षमत्वादुपमानकमथ्य्यें:मुपमाना धिक्षेपरूपमा- 
क्षेपमा हु? । 
तत्नोदाहरणम्‌-- 
वसुधावलयपुरन्दर! विलसति भवतः कराम्भोजे । 
चिन्तामणिकल्पद््‌ मकामगवी भिः झृते जगति ॥294॥। 
उपमाप्रयोजननिष्पादनमार्थम्‌ । 
अपरेग त्‌ “पूर्वोपन्यस्तस्यार्थस्थ पक्षान्तरालम्बनप्रयुक्तनिषेध” 
इत्याहु:। तत्रोदाहरणम_-- 
सुराणामारामादिह भकटिति भकानिनहत: 
पतेच्छाखीन्द्रो"ध्यं यदि तदखिलो नन्‍्दति जन: । 
किमेभिरवा कार्य शिव शिव विवेकेन विकलै- 
श्चिरं जीवन्नास्तामधिवरणि दिल्‍लीनरपतिः ॥295।। 
28. व्याजस्तुति-- 
निन्‍दा भ्रौर स्तुति का जो पर्यवसान श्रौर उनका प्रतिकूल क्रम से (पर्यवसान) 
है, वह व्याजस्तुति है (अर्थात्‌ निन्‍्दा का स्तुति में और स्तुति का निनन्‍्दा में पर्ये 
वसान होना, दोनों ही व्याजस्तुति है। श्रौर (प्रथमत: प्रतीत निन्‍्दा और स्तुति 
के) बाधित होने से यह (व्याजस्तुति) व्यंग्य का विषय (ध्वनिविपय) नहीं 
है ॥सू.] ०9॥। 
यहाँ प्रथम (निन्‍्दा के द्वारा स्तुतिरूपा व्याजोक्ति) का उदाहरण “रस- 
गद्भुवर” में है-- 


विमशिनीकारादय: (मू. पा. टि-) 


). 

2... फिमयंस्य भाव: कंमथ्यंम_ (मू. पा. टि.) 
3. ०विश्लेपरूपाक्षेपमाहु: । 

4. है (मू. पा. टि.) 

5. रत्नाकरादय: (मू. पा. टि.) 


6... पल्पवृक्ष: (मू. पा. टि.) 


अर्थालद्धार-निरूपणम्‌ 385 
(किसी राजा की स्तुति करते हुए कवि का कथन--) है देव ! “मेरे 
पृथ्वी पर शासन करते हुए किसी को भी संकट का अंश भी प्राप्त नहीं होगा”, इस 
प्रकार दइ़ता से कहते हुए आपके वचन का हम कैसे विश्वास करें ? क्योंकि आपके 
सम्मुख स्वगं की ओर उछलकर जाते हुए शत्रु-समूह द्वारा क्रोध से आपके कुल 
परम्परा के मूलपुरुष सूर्य को निर्भिन्न (प्राच्छादित) किया जाता है ।।292।। 


यहाँ (राजा का वर्णन) निन्‍दा से बाधित स्तुति में पर्यवसित होता है। दूसरा 
(स्तुति का निन्‍दा में पर्यंवसित होने का) उदाहरण है-- 


हे दूति ! तुमने अ्रच्छा किया, बहुत अच्छा किया । इसके श्रतिरिक्त क्या किया 
जा सकता था, जो मेरे कारण दाँतों से भी श्र नखों से भी छिंद गयीं ॥293।॥ 
यहाँ “भला करते वाली” इस रूप में स्तुति का (दूती-विरुद्ध श्राचरण करने 
के कारण धिक्कार है इस) निन्दा में (प्रर्थ व्यक्त होता है) । 
व्याजस्तुति अलद्धार का प्रसद्भ समाप्त हुआ ।28. 
29, श्राक्षेप-- 
श्रब आक्षेप भ्रलद्भार का निरूपण प्रारम्म होता है--- 


इस विषय में (विमशिनीकार श्रादि) कतिपय विद्वानों का कथन है कि 
' उपभेय के उपमान सम्बन्धी समस्त प्रयोजनों के निष्पादन में समर्थ होने के कारण 
उपमान किसके लिये है, इस प्रकार उपमान का तिरस्कार कहने पर आराक्षेप कहते 
हैं। इसका उदाहरण दिया है--- 


हे पृथ्वी-मण्डल के इन्द्र ! प्रापका हस्त-कमल जब सुशोभित हो रहा है तो 
जगत्‌ चिन्तामरि, कल्पक्क्ष और कामघेनु से युक्त हो गया है 294॥। 

यहाँ (चिन्तामरिय आ्रादि) उपमान (के जन-मनोरथ पूर्ति आदि) प्रयोजन 
का (राजा के हस्तकमल रूप उपमेय के द्वारा) निष्पादन श्रार्थे (श्रर्थ से) ज्ञात 
होता है । 

अन्य (रत्नाकर आदि विद्वानों) का कथन है कि पृर्ववर्णित अर्थ का प्रन्य 
पक्ष के श्रवलम्बन से प्रयुक्त निषेघ (प्राक्षेप है)। इसका उदाहरण है-- 


यदि देवताओं के उद्यान से यह कल्पदक्ष आँघी से आहत होकर शीघ्र ही यहाँ 
(पृथ्वीपरं) गिर जाये तो समस्त मनुष्य प्रसन्न हो जायें । श्रथवा ! शिव ! शिव ! 
विवेक से रहित (जड़) इन (कल्पवृक्षों) से क्या प्रयोजन है ? दिल्ली नरेश चिर- 


फाल तक पृथ्वी पर जीवित रहें (संसार में व्यक्तियों के लिये यही सब कुछ 
हैं) ॥295॥। 


5$6 काव्मालोकः 


(यहाँ पद्म के पूर्वाध में कथित पक्ष का, उत्तराध द्वारा दूसरे पक्ष का 
ग्रयलम्बन कर प्रतिक्षेपमात्र किया गया है ।) 
काव्यप्रकाशकारास्त्‌ -- 
निषेधों बबतुमिष्टस्यथ यो विशेषामिधित्सया । 
वक्ष्यममाणोक्तविषयः स भ्राजक्षेपो द्विधा मतः ॥॥ 


विशेषव्यहग्यरूपमर्थविशेषं वक्‍तु' विवल्षितस्थ प्रकृतार्थस्य निषेधो 
निषेधसदृशकथनादिप्रत्याख्यानरूप: । स वक्ष्यमाणविषय उक्तविषयश्चेति 
[69ब | द्विधेत्याहु: । तत्रोदाहरणम /-- 
रीति गिराममृतदृष्टिकिरां त्वदीयां 
तां चाकृति कृतवरेरभिनन्दनीयाम्‌ । 
लोकोत्तरामय कृति करुणारसाद्दा 
ज्ञातु न कस्यचिदुदेति मनः प्रसार:॥॥296॥। 
वर्णनीयस्यानिर्वाच्यता वोधयितु करिष्यमाणस्थ मतिप्रसारस्य 
निषेषः। 
शवासो&्नुमानवेद्य: शीतान्यद्भानि निश्चला दृष्टि: । 
तस्याः सुमग कथेय तिप्ठतुः तावत्कथान्तरं कथय ।॥29 7) 


अन्ये पुन:?-... 

ग्राक्षेप: स निषेध: सब्यहः ग्यस्तत्त कीतितः कविभि: । 

उक्तानां... भेदानामिहेद * यस्मात्समावेशः ॥सू-60॥॥ 
उदाहरणम -- 


त्वामवश्यं सिसृक्षन्‌ यः यूजति सम कलाघरमू । 
कि बाच्यं तस्य दैदुष्य॑ पुराणस्य महामुनेः ॥298॥ 
इत्याक्षेप: ॥29. 
काव्यप्रकाशकार का कथन है--- 
जो बात कहना चाहते हैं उसमें वैशिप्ट्य के कथन की इच्छा से जो निपेध किग्रा 
जाये वह आश्षिप होता है । वह आक्षेप दो प्रकार का है-() वमस्ष्यमाणविपयक, 
4,. #साद: 
2. गव्ाटत 


>>. स्वमतमाह (मु. था. टि.) 


भ्रर्थालड्रा र-निरूप शु म्‌ 387 


(जो बात आगे कहनी है उसका पहले ही निषेघ कर देना), (2) उक्त-विषयक 
(पूर्व कथित बात का निषेघ) १ 


विशेष का अ्रभिप्राय है व्यंग्यरूप अर्थविशेष, (वक्‍तु' विवक्षितस्थ ) कहने 
की इच्छा करने का अथ है प्रकृतार्थ और निषेध से अभिप्राय है कि निषेध के ._ 
समान कथनादि का प्रत्याख्यान---कहकर बदल जाना । वह (अआक्षेप) दो प्रकार 
का कहा गया है-- वक्ष्यमाणविषय और उक्तविषय | इस मत का उदा- 
हरण है-- 

अमृतवर्षण करने वाली आपकी वाणी की शैली, श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा 
अभिनन्दनीय श्रापकी उस झ्ाकृति और करुणारस से आद्र' अलौकिक कृति को 
जानने के लिये किसके मन में प्रसन्नता (उत्सुकता) उदित नहीं होती (किसके मन 
का प्रसार नहीं होता) ।॥। 296 ॥। 


वर्णनीय (महापुरुष के गुणों) की श्रनिवंचनीयता को बताने के लिये अ्रवश्य 
होने वाले मतिप्रसार का निषेध किया गया है। (अतः यह उक्त लक्षण का उदा- 
हरण हो जाता है ।) 

(आक्षेप के द्वितीय भेद का उदाहरण-) नायिका की सखी नायक से कह 
रही है--है सुमग ! उसकी श्वास अनुमान से ही जानी जाती है, अंग शीतल हैं, 
इष्टि निश्चल है, यही उस (नायिका) की कथा है। पर इस प्रसंग को छोड़ो, 
दूसरी बात कहो ॥। 297 ॥ 


(काव्यालोककार स्वमत कह रहे हैं कि) श्रन्य कुछ विद्वान्‌ कहते हैं--वह 
निषेधमात्र आ्ाक्षेप है। वह निषेघ कवियों द्वारा व्यंग्यार्थयुक्त कहा गया. है । 
जिससे उक्त सभी भेदों का इसमें समावेश हो जाता है ॥ सू. 60 ॥ 

उदाहरण है-- | 

किसी सुन्दर व्यक्ति के प्रति कथन है--तुम्हारा सृजन अ्रवश्य करने की 
इच्छा रखते हुए भी जिसने चन्द्रमा का निर्माण किया, उस बूढ़े महामुनि (ब्रह्मा) 
की विद्वत्ता का क्या कहना ? ॥। 298 || 

(यहां “तुम्हारे रहते चन्द्रमा की क्‍या झ्रावश्यकता है ? ”-यह बात ध्वनित 


होती है । “इद्ध ब्रह्मा में विद्वत्ता नहीं है”, यह निषेघ श्राक्षेप की ध्वनि है।) 
श्राक्षेप अलंकार का प्रकरण समाप्त हुआ ।। 29 


प्रविरोधे४पि विरुद्ध वचन स विरोध इत्युक्त: । 
जात्यादीनां हासाहिरुद्धता तेन दशमेदाः ॥सू. 64॥ 


388 काव्यालाक: 


जातेरजात्यादिभिश्चतुर्भि'गुं णस्य त्रिभिरेवः क्रियाया द्वाभ्यां३ द्रव्यस्य 
केनैवेति दशभेदा:। क्रिया चात्र न वेयाकरणानामिव शुद्धा भावना, 
[70प्र]| नापि नैयायिकानामिव & स्पन्दरूपा, किन्तु तत्तद्धातुवाच्या 
विशिष्टव्यापाररूपा । 


उदाहरण काव्यप्रकाशे-- 


“अमभिनवनलिनीकिसपलयमृणालवलयादि दवदहवराशिः । 
सुमग” ! कुरड्भदशोध्स्या विधिवशस्त्वद्वियोगपरिपाते ॥ 299 ॥। 
शगिरयोध्प्यनुश्नतियुजो मरुदप्यचलो&वब्धयोः्प्यगम्भी रा: । 
विश्वम्मराप्यतिलघुनेरनाथ” ! तवान्तिकिे नियतम्‌ ॥ 300 ॥ 


०येयां. कण्ठपरिग्रहप्रणयितां सम्प्राप्प घाराधर!-- 
स्तीक्ष्ट: सोध्प्यनुरज्यते च 7*कमपि स्नेहूं!8 पराप्नोति च | 
तेपां सज्भरसद्भसक्तमनसां राज्ञां त्वया भूपते ! 
पांशूनां. पटल: प्रसाधनविधिनिवंत्येते. कौतुकम्‌ ॥। 30 ॥। 


30, विरोध-- 


वस्तुतः विरोध नहीं होने पर मी, विरुद्ध बचन होने पर वह विरोध कहा 
जाता है । जाति आदि के 'ह्ास से विरुद्धता होने पर विरोध अलंकार के दस भेद 
हो जाते हैं ॥। सू. 6] ॥! 


). जातिगुणक्रियाद्रव्यैश्चतुरनिः (मू- पा. दि.) 
2. . ग्रुणक्रियाद्रव्येस्त्रिभिरेव (मू. पा. टि) 
3. क्ियाद्व्याम्यां (मूं. पा. टि.) 

4. द्र॒ब्येनेव (मू. पा. टि.) 

5. जात्याजातिविरुब्यते (मू. पा. टि-) 
6. किशल ० 

7. है (मू. पा. टि.) 

8. जात्या ग्ुणो विरुष्यते (मू. पा. टि.) 
9. है ([मू. पा. टि.) 

0., जात्या क्रिया विरुध्यते (मू. पा. टि.) 
]. सज़ः (मू. पा. टि.) 

2, किम ० 

3.. मम्जादिभेदनात्‌ स्नेहम्‌ (मू. पा. डि.) 


अर्थलि्ला र-निरूपण म्‌ 389 


जाति का जाति आदि चार (जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य) के साथ, ग्रुण 
का (ग्रुण, क्रिया और द्रव्य) तीन के साथ, क्रिया का (क्रिया और द्रव्य) दो के 
साथ, द्रव्य का केवल उसके (द्रव्य के) साथ ही विरोध हो सकता है, इस प्रकार 
विरोध (विरोधामास) भ्रलंकार के दस भेद हो जाते हैं। यहाँ क्रिया वेयाकरणों 
के समान शुद्ध भावना (सामान्य कृति) नहीं है, न ही नैयायिकों के समान 
स्पन्दरूपा (गत्यात्मक व्यापार) है, किन्तु उन-उन धातुओं से वाच्य होने वाली 
विशिष्टव्यापाररूपा है । 

(सभी भेदों के) उदाहरण “'काव्यप्रकाश”” के अनुसार हैं-- 

. जाति का जाति के साथ विरोध का उदाहरण--- 

है सुभग ! भाग्यवश तुम्हारे वियोग (वत्न) के गिरने पर हरिण के समान 
नेत्रों वाली उस (नायिका) के लिये नवीन कमलिनीपतन्र और कमलनाल के वलय 
प्रादि दावाग्नि के पुज हो जाते हैं। (यहाँ नलिनीकिसलय श्ौर मृणालवलय 
इन दोनों जातिवाचक शब्दों का दवदहन जातिवाचक शब्द के साथ विरोघ होने 
से विरोधामास का उदाहरण है |) ॥ 299 0 


2. जाति से गुण का विरोध होने पर विरोध झलंकार का उदाहरणु--- 


” है राजन्‌ ! आपके सम्मुख पर्वत भी नीचे हो जाते हैं, पवन भी निश्चल, 
समुद्र भी गम्मीरता से रहित श्र प्रथ्वी भी निश्चय ही श्रतिलघु हो जाती है । 
(यहाँ पर्वत आदि जातिवाचक शब्दों में भनुन्नतत्व आदि वरित होने से जाति का 
गुण के साथ विरोध बताया गया है ।) ॥| 300 ॥ 

3, जाति से क्रिया का विरोध होने पर--- 


जिनके कण्ठ का आलिंगन प्राप्त करके वह तीक्ष्ण (निष्ठुर) धलवार शअनुरक्त 
(रक्त से लाल, भ्नुराग युक्त) हो जाती है ओर किसी अनुपम स्नेह (रक्त से प्राप्त 
चिकक्‍कणता, प्रीति) को प्राप्त कर लेती है, हे राजनू ! युद्ध की श्रमिलाषा में 
श्रासक्त मन वाले उन्त राजाओं को श्राप घूल के आवरण से अलंकृत करने का 
कार्य करते हैं, यह भ्राश्वयंजनक है । (यहाँ खद्भ जातिवाचक शब्द का अनुराग 
प्रोर स्नेह-प्राप्तिरूप क्विया के साथ विरोध दिखलाया गया है )) ॥॥ 30| ॥ 


)सुजति च जगदिदमवति च्‌ संहरति च हेलयव यो नियतम्‌ । 
प्रवसरवशत: शफरो” जनादेन: सो5पि चित्रमिदम्‌ । 302 ॥ 
[. जात्या द्रव्यं विरुष्यते (मू. पा. टि.) 
2. मत्स्यरूपः (मू. पा. दि.) 


300 काव्यातोक: 


!सतत मुसलासकता” बहुतरगृहकर्मघटनया लृपते ! 
हिजपत्नीनां कटिना: सत्ति मवति१ करा: सरोजसुकुमा रा: ॥ 303 ॥ 


कई 


ध्रेशलमप खलवचने दहतितरां मानस “*सुतत्त्वविदाम्‌ । 

[7(व] परुषमपि सुजनवाबर्य मलयजरसबत्प्रमोदयर्शति ॥ 304 ॥। 
क्रौज्चो5द्रिसद्वमरपत्‌ रृढो$सो, यन्मा्गणानगंलशातपाते? । 
ग्रभून्नवाम्मोजदलाभिजात:, स भागंबः सत्यमपूर्वसगं: ॥ 305 ॥. 


#वरिच्छेदातीत:ः सकलवचनानामविपय: 
पुनर्यन्मन्यस्मिन्ननुभवपद॑ यो न गतवानू । 
विवेकप्रध्वंसादुपचित महा मो हगहनो 

विकार: कोध्प्यन्तजंंडयति च ताप॑ च कुरुते ॥ 306 ॥ 


4, जाति से द्रव्य का विरोध होने पर विरोध झलेकार--- 

जो इस संसार का निर्माण करते हैं, रक्षा करते हैं औऔर श्रनायास ही संहार 
कर देते हैं, वे जनादन भी भ्रवसर के वशीभूत होकर मछली (मत्स्यावतार) बन 
जाते हैं, यह श्राश्चर्य की वात है। (यहां शफरत्व जाति का जनार्दनरूप द्रव्य से 
विरोध प्रदर्शित किया गया है ॥) ॥ 302 ॥॥ 


5. गुण से गुण का विरोध होने पर विरोधालंकार का उदाहरणु-- 


है राजन्‌ ! निरन्तर मूसल में लगे रहने वाले और घर के श्रनेक काम करने 
से छठोर हुए ब्राह्मणपत्नियों के हाथ आपके होने पर कमल-सदश सुकुमार हो 
गये हूँ । (पअ्रभिप्राय यह है कि ब्राह्मणों को आपने इतना दान दिया कि उनकी 
पत्नियों को कार्य नहीं करना पड़ता, श्रत: उनके हाथ कोमल हो गये हैं । यहाँ 
कठिनत्व और सुकुमारत्व दोनों ग्रेणों का विरोध वशित किया गया है ।) ॥303॥ 


प्रग् गुणोेन गुणो विरुष्यते (मू. पा. टि.) 
मुशलाशक्ता 
त्वयि (मू. पा. टि> 
अत्र गुरोन क्रिया विरुष्यते (मू. पा. टि.) 
सुतत्व ० 
भ्रव् गुणेन द्रव्यं विरध्यते (मू. पा. टि.) 
तीश्णपाते सति (मू. पा, टि.) 
प्रश्न क्रियया क्रिया विरुध्यते (मू. पा. टि.) 
परिशामरहितः (मू. पा. टि.) 


0 की के थ७ ७ # तर >> 


अर्थालड्भार-निरूपणम्‌ 39] 


6, गुण के द्वारा क्रिया का विरोध-- 


दुष्ट व्यक्तियों का वचन कोमल होने पर भी तत्त्वज्ञ व्यक्तियों के मत को 
ग्रत्यन्त सन्‍्तप्त करता है। सज्जन व्यक्तियों का वचन कठोर होने पर भी 
चन्दन के रस के समान आानन्दित करता है । (यहाँ पेशलत्व गुण का दाह-क्रिया 
के साथ तथा परुषत्व गुण का प्रमोदन-क्रिया के साथ विरोध लक्षित होता है 4 
॥ 304 | 
7. गुण के द्वारा द्रव्य का विरोध--- 
विशाल चट्टानों से सुरढ़ यह क्रौँंच नामक पर्वत, जिन (परशुराम) के बारों 
की अनियन्त्रित तीक्ष्ण दृष्टि से नवीन कमल-पत्र के समान कोमल हो गया, वे 
भागंव (सगुतन्दन परशुराम) सत्य ही अपूर्वे (अलौकिक) पुरुष हैं । (पहाँ कोमलत्व 
गुण का क्रौंच द्रव्य के साथ विरोध भासित होता है ।) ॥ 305 ॥ 
8. क्रिया के द्वारा क्रिया का विरोध-- 
जो परिणामरहित है, सभी वचनों (की शक्ति) से जो परे है, जो इस जन्म 
में कभी अनुभव का विषय नहीं वन सका, विवेक नष्ट होने से बढ़े हुए महान्‌ 
भ्रज्ञान के कारण जो गहन हो गया है, इस प्रकार का कोई (कामजन्य) विकार 
अन्तःकरण को .जड़ बना रहा है और सन्‍्ताप भी उत्पन्न कर रहा है ॥॥ 306 ॥ 
यहाँ जड़ बना रहा है और सनन्‍्ताप कर रहा है, इन दोनों क्रियाओं में 
विरोध है । 


श्रय॑ वारामेको निलय इति रत्नाकर इत्ति 
श्रितोध्स्मा भिस्तृष्णातरलितमनोभिर्जल्‌निधि:ः । 
क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरग्ं 
क्षणादेन॑ ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनिः ॥307॥॥ 


“समदमतज्भजमदजलनिस्यन्दतरज्िणीपरिष्वद्भात्‌ । 
क्षितितिलक ! त्वयि तटजुषि शंकरजूटापगापि* कालिन्दी ॥308॥। 


वस्तुतस्तु विरोधस्तावदेकाधिकरणासस्बद्धत्वेन+ प्रसिद्ययोरेकाधि- 


प्रत्र क्रिया द्रव्यं विरुष्यते (मू. पा. टि.) 
अत्र द्रव्येव द्रव्यं विरुष्यते (मू. पा. टि.) 
गज (मू. पा. टि.) 

० रणसम्बद्धत्वेन 


नै. (0 जे ०७ 


392 काव्यालोकः 


करणसम्बद्धत्वेन प्रतिपादनम्‌ । सच प्रतीतिसमकालमेवाविरोधवुद्धि- 
तिरस्कृतों भवति । कार्यकारणादिवुद्ध यनालीढ इति यावत्‌ । 


[7ग्र] अत्र जात्यादिविरोधों धर्ममात्र & स्योपलक्षणम्‌ । तेन “शुद्ध- 
सत्त्वात्मनोप्यस्य यपा मूत्तिस्तमोमयी?”, “*अश्रगोद्धारप्रवृत्तस्थ नागोद्धार- 
बता" ध्यथेत्यादी सखण्डोपाधिरभावश्व सद्भच्छते । 


प्रब्दत्वश्लेपमूलत्वाम्यां द्विविध एवायं* रमणीय: । शब्दस्य द्योत- 
कत्वे माव्द: अन्यत्र त्वार्थ इति प्राचीनाचार्योक्‍्ते: । जात्यादिविरोधस्त्व- 
हथ इत्यनुसन्धेयम्‌ । 


इति विरोधालद्ूार: ॥ 30. 


9, क्रिया के द्वारा द्रव्य का विरोध--- 


यह समुद्र जल का एक श्रावास है, रत्नों की खान है, ऐसा सोचकर तृष्णा 
से व्याकुल मन से हमने इसका झ्ाश्रय लिया । पर कौन यह जानता था कि अपने 
हाथ की अ्रंजलि के भीतर समाये हुए श्ौर फड़फड़ाते हुए तिमि श्लौर मगरमच्छों 
वाले इस समुद्र को अगरत्य मुनि क्षणामर में हो पी जायेंगे । (यहाँ पान क्रिया 
का भगरत्य मुनि तथा समुद्ररूप द्रव्य के साथ विरोध दिखलायी देता है)॥307। 


0. द्वब्य से द्रव्य का विरोध होने पर विरोध श्रलंकार का उदाहरण है--- 


है पृथ्वी के तिलक (राजन) ! श्रापके (गंगा नदी के) तट पर उपस्थित 
होने पर (ग्रापकी सेना के) मदयुक्त हाथियों का (दृष्णवर्णावाला) मदजल निकल 
कर नदी में मिल जाने से शिवजी के जूड़े से निकलने वाली गंगा भी (जल के 
रृष्णवर्ण हो जाने है) यमुना बन गयी । (यहाँ गंगा श्रोर यमुना नदीरूपी द्रव्यों 
का परस्पर विरोध दिखाया गया है) ॥ 308 ॥॥ 


बम्तुतः विरोध झलंकार तो एक आश्रय से सम्बद्ध नहीं रहने वाले प्रसिद्ध 
दो पदार्थों का, एक झ्राश्नय से सम्बद्ध रूप में वर्णोत्र किया जाना है, और वह 
दिरोघ की प्रतीतति उस समय होने पर भी श्रविरोध-ज्ञान से तिरस्कृत हो जाती 


). कृष्णा [मूं था. दि.) 

2. गोवद्ध न (मू. पा. हि.) 
पासियोद्धारकता (मं पा. टि.) 
० वार्या 


+2 


चं 


अथरलिड्धार-निरूपणम्‌ 393 


है । क.यं कारणमभावादिज्ञान से श्रचुम्बित (विरोधामास रहने पर) ही विरोध 
ग्रलंकार होता है | 


यहां (विरोध अलंकार में) जाति श्रादि का विरोध धर्ममात्र का उपलक्षरा 
है (अर्थात्‌ जाति आदि भी घमंरूप होने से भ्रभीष्ट अवश्य हैं, पर जाति आदि से 
श्रन्य धर्म भी ग्राह्मय हैं) । अ्रतएवं “शुद्धसत्त्वात्मा होने पर भी इसकी यह जो 
मूत्ति तमोमयी (ऋृष्णवर्ण की) है” (यहाँ 'सत्त्वात्मनः” तथा 'तमोमयी” में विरोध 
है, पर तमोमयी पद का श्रर्थ कृष्णवर्ण करने पर विरोध का परिहार होता है ।) 
“अगोद्धार >गोवद्ध न पर्वत को उठाने में जो प्रवृत्त है, उसकी नागोद्धारकता ८ 
पव॑त को न उठाने वाला गुण जिस प्रकार है।” (यहाँ “अगोद्धारकत्व” तथा 
“नागोद्धा रकत्व” में विरोध है, पर नागोद्धारकर्ता में नाग ८ कालियसर्प का उद्धार 
करने वाले, इस प्रकार शअ्र्थ लेने पर विरोध का परिहार होता है।) 
इन उदाहरणों में सखण्ड उपाधि और अ्रभाव का ग्रहण हो जाता है। (यहाँ 
“शुद्धसत्त्वात्मत्व” तथा “अगोद्धारकत्व” कोई जाति नहीं, अ्रपितु केवल धमें हैं, 
ऐसे धर्म को “सखण्डोपाधि” कहते हैं । (यहाँ “शुद्धसत्त्वत्व” तथा “आत्मत्व” 
इसी प्रकार “अगत्व” तथा “उद्धारकत्व” ये दो-दो खण्ड हैं। इसी तरह “शुद्ध- 
सत्वात्मत्वाभाव” तथा “अगोद्धारकत्वाभाव” भी जाति के श्रन्तगंत नहीं श्रपितु 
धर्म के अन्तगंत श्राते हैं। धर्म उस वस्तु को कहते हैं जो कहीं रहने वाली हो 
प्रभाव भी कहों रहता है, श्रतः धर्म है ।) 


शब्द के श्लेषमूलत्व होने से (शुद्ध और शलेषमूलक इस प्रकार विरोध अल- 
ड्रटर के) ये दो भेद ही सुन्दर होते हैं । शब्द के द्योतक होने पर शाब्द विरोध 
होता है और श्रन्यत्र श्राथ विरोध होता है, यह प्राचीन आझाचायों का कथन है । 
जाति श्रादि के आधार पर विरोध अलद्धार के भेद सुन्दर नहीं हैं, यह जानना 
चाहिये । 


विरोध अ्रलक्भार समाप्त हुआ ॥। 30. 


हेतोः? प्रतिषंधेषपि व्यक्ति: कार्यस्य यत्र भवेत्‌ | 
हेत्वन्तरकल्पनया न॒विरोधः सा विभावना भवति ॥ सू. 462 ॥ 


कारणव्यतिरेकसमानाधिकरण्येन प्रतिपाद्यमाना कार्योत्पत्तिस्तत्रा- 
ग़ततया भासमानो विरोध: कारणान्तरकल्पनया निवत्त्येते । यथा-- 


[.  हेतोः कारणस्य (मू. पा. टि.) 


काव्यालोक:ः 


१५३ 
55 
है 


मीलितनयनोऊवि मुनि: पश्यति सकलें विवेकविमलमतिः । 
शरदि शशाहईं विलसति कुबलयमडू स्वर्य समायाति ॥ 309 ॥। 


प्रत्न॒ पूर्वाद्ध वितोकनकारणं चक्षुस्तदभावे5प्युपनिवध्यमानमवलो- 
[7व] कनमापातविरुद्धमपि विवेकनैम ल्यरूपहेतुकतया पर्यवस्थ & ति। 
अत्र त्रिशूली यत्तक्तं कुबलयानन्दे-कारणं विना कार्योत्पत्तिरेका । 
कारणानामसमग्रत्वे द्ितीया । सत्यपि प्रतिबन्धके कार्योत्पत्तिस्तृतीया । 
प्रकारणात्कार्योत्पित्तिश्वतुर्थी । विरुद्धात्कार्यजन्म पंचमी ) कार्यात्कारण- 
जन्म पप्ठी! । 


3], विभावषना--- 


बगरण का प्रतिपेष (अभ्रमाव) होने पर जहाँ कार्य की भ्रभिव्यक्ति हो वहू 
विभावना अतद्भार होता है। भ्रन्य हेतु की कल्पना से यहाँ विरोध नहीं रहता 
है ॥ सू. 62 ॥॥ 


बगरण के बिना उसी स्थिति में कार्य की उत्पत्ति वणित होने पर, वहाँ 
बाहरी रुप में प्रतीत होने वाला विरोध भनन्‍्य कारण की वःल्पना से दूर हो जाता 
। उदाहरण जैसे--- 


विवेक के बंगरण निममल बुद्धियुक्त मुनि नेत्रों को बन्द रखने पर भी सब कुछ 
देखता है। शरद ऋतु के चमकते चन्द्रमा के श्रंक में नीला कुमुद स्वयं भ्रा जाता 
हैं ॥ 309 ॥। 


यहाँ श्लोक के पूर्वाद्ध में देखने का कारण नेत्र है, पर उसके अभाव में भी 
देखने का कार्य बताया गया है, जो प्रथम दृष्टि में विरुद्ध प्रतीत होने पर भी 
विवेकनमंत्यरूप हेतु के द्वारा (विरोध) दूर हो जाता है । 


यहाँ त्रिशूली (पण्डितराज जगन्नाथ) ने लिखा है कि “कुवलयानन्द” में छह 
प्रकार को विभावना बताबी गई है--., कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति, 
2. कारणों की अ्रसमग्रता (अपूर्णता) में कार्य की उत्पत्ति, 3. प्रतिबन्धक विद्य- 
मान रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति, 4. श्रकारण (अन्य कारण) से कार्य की 
उत्पत्ति, 5. विदद्ध वस्तु से कार्य की उत्पत्ति श्रौर 6. कार्य से कारण की 
उत्पत्ति । 





ग्र्थाले कार-निरूपण म्‌ 


क्रमेणोदाहरणम्‌--- 
अप्यलाक्षारसासिकतं रक्‍त॑ तस्या: पदाम्बुजम्‌ । 
अस्त्रेस्तीक्गषकठिन ज॑ गज्जयति मन्मथ: ।। 
सातपत्र दहत्याशु ' प्रतापतपनस्तव । 
शंखाद्वीणानिनादोध्यमुदेति मह॒दद्भुतम्‌ ॥। 
शीतांशोः किरणा हन्त दहन्ति सुदृशो दृशो । 
यश:पयोधिरभवत्करकल्पतरोस्तव | 


।इत्यादिस्तत्रोच्यते । किमत्र विभावनासामान्यलक्षणं यस्यैते 
प्रकाश: । कारणं विना कार्योत्पत्तिरिति चेत्‌ न प्रकारभेदान्त:पातित्वात्‌ । 
कि च प्रथमद्वितीययो: प्रकारयोभेंदो दुस्पपाद: कारणतावच्छेदकसम्बन्धेन 
कारणतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियो गिताका$भावस्य विवक्षितत्वात्‌ । एवं 
[72अ्र] प्रतिबन्धकममपि कारणाभाव एव, प्रतिबन्धकाभा/वस्य 
कारणत्वात्‌ । इति तृतीयोषपि भेदो न विलक्षण: । चतुर्थेषपि भेदे 
कारणाभाव आर्थ: | “शंखाद्वीणानिनादोयमि” त्युक्ते वीणां विनैवेति 
प्रत्ययादवैलक्षण्यम्‌ । तस्माद्भेदषष्कोपपादनमनुपपन्नम्‌ । 


इनके क्रम से उदाहरण दिये गये हैं-- 


उसके चरणकमल लाक्षारस न लगाने पर भी लाल हैं । 

कामदेव श्रतीक्ष्ण और कोमल अस्त्रों से जगत्‌ पर विजय पाता है । 
आपका प्रतापरूपी सूर्य छत्रधारी को शीघ्र जलाता है । 

शंख से यह वीणा क़ी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यह बहुत अद्भुत है । 
खेद है कि चन्द्रमा की किरणें सुनयना के नेत्रों को जला रही हैं । 
आपके हाथरूपी कल्पवृक्ष से यशरूपी समुद्र उत्पन्न हुआ । 


इत्यादि उदाहरण यहाँ दिये गये हैं । जिस (विभावना) के ये प्रकार बताये 
गये हैं उस विभावन। का सामान्य लक्षण क्‍या है ? “कारण के बिना कार्य की 
उत्पत्ति” यदि यह लक्षण माना जाये तो उपयुक्त छह प्रकार के भेद इसके 
अन्तगंत नही श्रायेंगे । इसके भ्रतिरिक्त प्रथम और द्वितीय प्रकारों में भेद प्रमाणित 
नहीं होता है क्योंकि कारणता के अ्रवच्छेदक (परिचायक या निर्धारक) सम्बन्ध 
से, कारण के अवच्छेदक (धर्म से अ्रवच्छिनन) विशिष्ट प्रतियोगिताक 


छ ० की ४9 ७ '- 


. पाण्डुलिपि में “तव” और “इत्यादि” में सन्धि करके “तवेत्यादि” पाठ 
दिया है । 


396 काव्यालोक:ः 


३] 
ञ्प 
ता 
विश 
>प 
सम 
थ्ध 
| 
है है। 
ग्प 
<4. 
744 
की 
: 
श्भ 
तल 
£: 
3) 
ब्न् 
2 
पं 
थ्य 
ह्चई 
3 । 
6% 
७ । 
श्र 
हा । 
(2 
2 मे 
५ 
अधकक, 
थ्पं 
| 
न्ध 


में ताधारसत्व से युक्त कारण का प्रमाव वर्णित होने से विभावना होती है । 
द्वितीय उदाहरण में जगतृ-विजय का कारण तीक्ष्णता शौर कठोरता से युक्त 
प्रस्त्र ही है भ्रतः तीद्ष्ण तथा कोमल शस्त्रों के रहने पर भी तीक्ष्णत्व धौर कठोरत्व 
अस्प्रस्वक्ृप कारणतावच्छेदक धर्म से यूक्त कारण का भ्रमाव वर्णित होने से दोनों 
प्रकारों में भेद नहीं रह पाता है) । इसी प्रकार प्रतिवन्‍्धक भी कारण का अभाव 
ही है बयोंकि प्रतिबन्धक का प्रभाव (कार्यमात्र के प्रति) कारण है | झतः कुबल- 
यानन्दकार के द्वारा कबित तृतीय भेद (“प्रतिवन्धक रहने पर भी कार्य की 
उत्पत्ति”) भी विलक्षण (भिन्न) नहीं है । चतुर्थ भेद भी झरार्थ कारणाभाव है । 
“इंस से यह वीणा की घ्वनि उत्पन्न हो रही है”, यह कहने पर वीणा के बिना 
ही (वीणा की ध्वनि हो रही है) यह भय प्रतीत होने से यहाँ भी विलक्षणता 
नहीं है । इस प्रकार छह प्रकार की विभावना कहना युक्तियुक्त नहीं है । 


तदेवं समर्थनीयं विनापि कारणं कार्यजन्मेति विभावना सामान्‍य 
लक्षणम्‌। सा द्विधा-शाब्दी श्रार्थी च। आद्या त्रिविधा-प्रतिबन्धकाति- 
रिक्तकारणब्यक्तिप्रतियोगिकाभावोक्तिपूविका. कार्याभाववेकल्योक्ति- 
पूविका प्रतिवन्धको व्तिपूविका! चेति। आर्थ्यंपि त्रिधा-प्रकृतकार्यसमान- 
जातीयकार्यान्तरस्य कारणातू, प्रकृतकार्य विरुद्धकार्यस्य कारणात्‌, 
स्वकार्याद्वा प्रकृतकार्यस्योत्पत्ति: । 
विभावना द्विवा-उक्‍्तनिमित्ता श्रनुक्तनिमित्ता च। झ्राद्या यथा-- 
कटिः क्षीणा मनन्‍्द हसितमसिता वीक्षणगतिः । 
प्रवालान्तःपाति स्फुरति च यदास्याघरतलम्‌ । 
तदाद्याभीरीषां हृदयमनलेनाननुगतं 
मुहुस्ताम्यत्यन्तक्षेलदिव मनो मुह्मतितराम्‌ ॥30॥॥ 


[72व] यथा वाई 
बिता विप॑ मूच्छेयति सम यूनां, 
मनो मृगाली हमसितेन मन्दम्‌ । 
प्रतः पर यौवननाविताज्ी, 
सनब्रीडमन्तदंहतीति युक्तम्‌ ॥3॥। 


!. टृपू बंका 


अ्र्थालेंका र-निरूपएम्‌ 397 


द्वितीया यथा-- 


विनातपरत्न सवता नृपाणां नरेश! संतप्यमपाइत यत्‌ । 
प्रचण्डदण्डेप्यनुरज्य राजन राजन्वतीमेतु जनस्ततों गामु ॥32॥। 


इति विभावना ।।3[. 


कुबलयानन्दकार के कथन का इस प्रकार समर्थन करना चाहिए कि “कारण 
के बिना कार्य की उत्पत्ति” यह विभावना का सामान्य लक्षण है। यह (विभावना) 
दो प्रकार की है--. शाब्दी (जहाँ शब्द के द्वारा कारणाभाव का वर्णन हो), 
श्रौर 2. श्रार्थी (जहाँ कारणाभाव अर्थ से ज्ञात हो) । प्रथम (शाब्दी विभावना) 
तीन प्रकार की है--. प्रतिवन्धकातिरिक्तकारणव्यक्तिप्रतियोगिकाभावोक्तिपूविका 
(कारण के अभाव का वर्णन प्रतिबन्धक के रूप में न होकर कारणरूप वस्तु के 
भ्रभाव का वर्णव ।)2. कार्य के अ्रमाव की कमी (कारणगत जिस घिशेष के कारण 
कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकी है उस कमी) की उक्तिपू्विका विभाबना, 3, प्रति- 
बन्धक की उक्तिपुविका (प्रतिबन्धक रूप में कार्य की उत्पत्ति) । ग्रार्थी विभावना 
भी तीन प्रकार की है--. प्रस्तुत कार्य के समानजातीय श्रन्य कार्य के कारण 
से (कार्य की उत्पत्ति), 2. प्रस्तुत कार्य से विरुद्ध कार्य के कारण से (कार्य की 
उत्पत्ति), 3. अपने कार्य से ही प्रकृत कार्य की उत्पत्ति । 


विभावना दो प्रकार की है-. उक्तनिमित्ता और 2. अनुक्तनिमित्ता । 
प्रथम (उक्तनिमित्ता) का उदाहरण यथा--- 


जब क्षीण कटि, मन्द हास्य, नीले नेत्र, मुख पर भोष्ठ जैसे प्रवाल (किसलय) 
समाविष्ट होकर स्थित हैं तब से लेकर श्राभीर जाति की स्त्रियों के हृदय अग्नि 
के बिना ही वार-बार पीड़ित होते हैं, भीतर से जले हुए के समान मन और भी 
प्रधिक उहिग्न हो जाता है । (यहाँ पर क्षीण कटि, मंद हास्य, नीले नेत्र, किसलय 
जैसे शोष्ठ रूप निमित्त उक्त हैं, जिससे बिना अग्नि के ही भ्रामीर जाति की 
स्त्रियों के हृदय पीड़ित होते हैं और उद्विग्न होते हैं 30।। 


अ्रथवा जैसे उदाहरण-- 
मृग के सदृश नेत्रों वाली नायिका धीरे से हंसकर यूवकों के मन को बिना 
विष के ही मूच्छित कर देती थी । इसके पश्चात्‌ यौवन से युक्त अ्रंगों वाली होने 


). है (मू. पा. टि.) 


398 काव्यालोक: 


पर भ्रव लज्जा के साथ प्रत्तः:करण को जलाती है, यह उचित है। (यहाँ मंद 


हँसना झूपर निमित्त उक्त हैं जिससे बिना विप के भी युवकों का मन मृच्छित 
होता है ।) ॥3]]॥॥ 


द्वितीय (भ्रनुवतनिमित्ता विभावना) का उदाहरण है-- 
है राजन ! भापके द्वारा बिना छत्र के राजाओं को पीड़ित करके दूर कर 
दिया गया । हे राजन्‌ ! प्रचण्ड दण्ड होने पर भी आपके प्रति अनुरक्त होकर 
प्रव लोग राजन्वती (श्रेष्ठ राजा से युक्त ) प्रृथ्वी को प्राप्त करें ॥32॥। 
विभावना प्रलझ्वार का निरूपण समाप्त हुआ ॥3।. 
फारणकलापसत्त्ये! कायनित्पत्तिरसिहिता कविभिः । 
ध्दृष्टा न विशेषोक्तियु सहानी साम्यदाइय तु ॥सू.63॥ 


एकगुणहानिकल्पनायां साम्यदाढ य॑मिति वामन:। यथा-“दतं हि 
नाम पुरुपस्यासिहासन राज्यम्‌” तदेतन्नातीव युक्तिसहम्‌ । द्‌ ते राज्यस्य 
तादात्म्यारोपे सिहासनराहित्यकल्पना दृढारोपरूपकस्यव युकतत्वात्‌ । 
उदाहरणम्‌-- 
साधुमुखकमलवासितमापीतमपीह कर्पर्णपु्े: । 
हरिनामामृतमसक्ृत्तथापि नो तृप्तये भवति ॥33॥ 


यथा बा--- 
श्रुतिशतनिर्णीतममिदं जयदखिलमसत्यमेव चुघा: । 
प्रमुमूयतेषपि हा हा तथापि नासक्तिरपयाति ॥34।। 
[73ञ्र] इति विशेषोक्ति: ॥32.& 


32. विशेषोंक्ति-- 

कवियों के द्वारा कारण-समूह वर्तमान रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति का 
कयन न करना (विशेषोक्ति है) । “गुण (धघर्मविशेष) के श्रमाव की कल्पना करके 
सादृश्य की रढता में विशेषोक्ति नहीं है ।।सू.! 63॥। 

प्राचार्य वामन का कथन है कि एक ग्रुण (धर्मविशेष) के श्रभाव की 
फत्पना में साम्य की रृढ़ता (विशेयोक्तित) है । जैसे--जुआ पुरुष के लिये सिहासन- 
4.. च्त्वे 


27. द्र७ 


अर्थालद्भूार-निरूपणम्‌ 399 


रहित राज्य है” । यह युक्तिसंगत नहीं है| घृत में राज्य फा तादात्म्य सम्बन्ध 
से आरोप होने पर (राज्य में भी) सिहासनराहित्य की कल्पना की गयी है, अतः 
यहाँ रढ़ोरोप रूपक कहना ही उचित है (विशेषोक्ति नहीं) । (विशेषोक्ति का 
उदाहरण है--- 

इस संसार में सज्जन-पुरुष के मुख-मकल से सुगन्धित, कानों रूपी पत्तों के 
दोनों से बार-बार पान किया हुआ होने पर भी हरिनामामृत हमारी तृप्ति के लिये 
नहीं होता है। (प्रभु का नाम बार-बार सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती।) ।33॥। 


अथवा गअ्रन्य उदाहरणु--- 


सैकड़ों श्रुति-वाक्यों से निश्वय किया है कि यह समस्त जगत्‌ असत्य है, 
विवज्जन इसका अनुभव भी करते हैं। परन्तु खेद है कि इसमें भ्रासक्ति दूर नहीं 
होती । (यहाँ श्रासक्ति दूर होने का कारण वर्णित होने पर भी आसक्ति दूर होने 
रूप कार्य नहीं होने से विशेषोक्ति श्र॒लद्भार है ।)) ।। 34 ॥। । 


विशेषोक्ति अलझ्लार का विवेचन समाप्त हुआ ॥। 32. 
वेयधिकरण्यम्रुभयोविरुद्धमिव हेतुकार्ययोरयत्र सू. ।। 64 ॥॥ 
श्र॒त्यन्तचारिनयनं मुवित: केशेष्वसद्भतिः सेयम ।। 

यथा वा--- 


भ्रवा पौष्यं चापं नमयति दरशान्यस्यति शरान्‌ 
समक्ष सर्वेपामियमतुललावण्यवसतिः । 
स्मरस्ताम्यन्‌_'वारमेंस हृदयविश्वामपदवीं 
श्तितिक्षन्‌ न क्षान्ति ब्रजति कथमद्याप्यनुपदम्‌ ॥॥ 35 ॥॥ 


पूर्वोदाहरणे श्लेषमूला, अत्र तु विभावनादिसम्वलिता शुद्ध व 
चमत्कारहेतु: । 


“समानाधिकरणत्वेन प्रसिद्धयोवेयधिकरण्येनोपनिवन्धनमसज्भति- 
स्तह्विपरीतो विरोधालद्भार:” इति कश्चित्‌ । 


इत्यसंगति: ।। 33. 
]. बा० 
2... तितक्ष० 


3. असंगतिः (मू. पा. हि.) 


400 काव्यालोक: 
33. प्रसद्भति-- 


जहाँ कारण व कार्य की भिन्नदेशता होने पर दोनों विरुद्ध के समान प्रतीत 
, वहीं यह असज्भ ति है ॥ सू- 64 ॥। 


] 


होते 


न््फाः 


जसे-- (नायिका के) श्रुत्यन्त (वेदान्त, कानों के छोर) का परिशीलन 
(अन्यास, स्पर्श) करने वाले नयन हैं, किन्तु केशों में मुज्ित होती है । (यहाँ श्रुत्य- 
स्तचारिनयन कारण हैं तथा केशों में मुक्ति कार्य है जो भिन्नदेशता से संयुक्त है और 
विरुद्ध से प्रतीत होते हैं । पर “नयनों के वेदान्त का परिशीलन करने से केश मुक्त 
ही जते हैं” इस पर्थ का भ्नुसंधान करने पर विरोध समाप्त हो जाता है ।) 


अथवा दूमरा उदाहरण--- 


यह अनुपम लावण्य की वासस्थली (नायिका) सभी के सम्मुख भौंहों के 
द्वारा पृष्प-धनुष को तानती है, नेत्रों से बाण छोड़ती है । कामदेव मन में सन्तप्त 
होता हुम्ना, अपने बाणों से मेरे हृदय के विश्वाम-मार्ग को छोड़ने की इच्छा करते 
हुए भी किसी प्रकार अब भी पद-पद पर घैर्य धारण नहीं करता है ॥ 35 ॥ 

प्रथम उदाहरण “श्रुत्यन्तचारि” इत्यादि में श्लेपमूला श्रसंगति है (यहाँ 
प्रति पद श्लिप्ट है) | प्रस्तुत (“भ्रूवा” इत्यादि उदाहरण) में विभावना आदि से 
मुक्त शुद्धा म्रसंगति ही चमत्कार का कारण है । 

फिसी विद्वान्‌ (पण्डितर.ज जमन्नाय) का कथन है कि यदि दो पदार्थ एक 
धाधार में रहने के लिये प्रसिद्ध हों और उन दो पदार्थों को भिन्न-भिन्न श्राधारों में 
बणित किया जाये तो भ्रसंगति अलंकार होता है। और इसके विपरीत होने पर 
(पर्थात्‌ दो पदार्थ भिन्न-भिन्न ग्राधारों में रहने के लिये प्रसिद्ध हों और उन दो 
पदार्थों की स्थिति एक आधार में वणित हो तो) विरोघालंकार होता है । 

प्रसंगति अलंकार का प्रकरण समाप्त हुझा ॥। 33. 

थ्नुरुपः संसर्गः सममसमं तद्दिलोमेन ॥ सू. 465 ॥॥ 


अ्नुरूपमिति योग्यतार्या', अनुरूपं यत्र न विद्यत इति त्वसम॑ युक्त- 
मिदर्मिति लौकिकव्यवहारागोचरत्वमित्यर्थ: । उत्पत्तिलक्षण: संयोगादि-- 
तत्षगणच द्विधा संसर्ग: । तत्र सम॑ यथा गद्भाधरे-- 
!मन्त्र.पितहविर्दीप्तहुताशनतनू मुवः । 
(73 ब] शिखास्पर्वरशशेन पाञ्चाल्या [:] स्वाने दग्घः सुयोधन: ॥36 ॥॥ 


:.. सम,लद्डार (मूं. पा. टि.) 2... मन्त्रापित० 


श्र्यालंका र-निरूपण म्‌ 40] 
इति समालझछ्कारः ॥। 34. 
असमो यथा-- 


राकासुधाकरसहोदरता. मुखस्य 

व्यक्ता करस्य कमलेन तुला तथापि । 

त्वत्तः कथं कथय वागियमग्निकल्पा 

जाता लिपिश्च कठिना मम दाहहेतु: ॥ 37 ॥ 


इत्यसमालछ्ार: ।॥॥ 35. 
34 .सम तथा 35. श्रसम अ्रलड्भार-- 


लोक-व्यवहार के अनुरूप (योग्य) सम्बन्ध समालड्डार होता है और इसके 
विपरीत (अ्ननुरूप सम्बन्ध) को अ्रसम अलझ्धार कहते हैं ।। सू. 65 ।। 


लोक व्यवहार के अनुरूप से भ्रभिप्राय है--योग्यता होने पर समालंकार 
होता है और जहाँ अनुरूप नहीं होता वह श्रसमालंकार होता है । संसर्ग दो प्रकार 
का होता है--उत्पत्ति रूप श्रौर संयोगादि रूप । सम अलंकार का उदाहरण 
/“रसगज्भाधर” के अनुसार है-- 


मनन्‍त्रों के साथ दी गयी हवि से प्रदीप्त अग्नि के शरीर से उत्पन्न द्रौपदी की 
शिखा (चोटी) के स्पर्श से दुर्योधन उचित ही दग्घ हुआ । (अग्ति की शिखा के 
स्पर्श से दाह होता है उसी प्रकार अग्नि से उत्पन्न द्रोपी की शिखा--चोटी के 
स्पर्श से भी दाह होना उचित है, क्योंकि कारण का ग्रुण काये में भी होता है। 
यहाँ लोक व्यवहार के अनुरूप सम्बन्ध होने से समालंकार है )) ॥। 36 ॥ 


समालद्टार समाप्त हुआ ।। 34५ 
असमालंकार का उदाहरण--- 


मुख की सहोदरता (समानता) पूर्णिमा के चन्द्रमा से और हाथ की तुलना 
फमल से व्यक्त है । फिर भी कहो कैसे तुमसे श्रग्ति के समान यह वाणी और मेरे 
दाह की हेतु यह कठिन लिपि उत्पन्न हुयी । (पूर्णिमा के चन्द्र के समान मुख भ्रौर 
कमल के समान हाथ कोमल व सुन्दर होने पर उससे अग्नि के समान वाणी और 
दाहक कठोर लिपि की उत्पत्ति प्रतिकुल होने के कारण आश्चयंकारी है ।) 
 37 | 
असमालझ्ूार समाप्त हुआ ।॥। 35. 


402 काव्यालोक: 


अ्रन्यतरस्पाधिक्यादाधाराधेययोरघिकर्मा ॥ सू. ] 66 ॥। 
तत्र श्राधेयाधिक्यं यथा गड्भाधरे-- 
लोकानां विपदं घुनोषि, तनुपे संपत्तिमत्युत्तता-- 
मित्यल्पेतरजल्पितैजेंडघियां भूपाल मा गा मदम्‌ । 
यत्कीत्तित्तव वल्लमा लघुतरब्रह्माण्डमाण्डोदरे 
पिण्डीकृत्य महोन्नतामपि तनु कपष्टेन हा वत्तंते ॥ 38 ॥। 
अ्रव कीत्तेराधेयाया महत्त्वेर, तेन च व्याजस्तुति: पृष्ठा भवति । 
गिरामविषयो राजन विस्तारस्तव चेतसः | 
सावकाशतया यत्र शेते विश्वाश्रयो हरि: ॥ 39॥। 
प्रताधारस्याधिक्यम_ । 
इत्यधि [का] लद्धार : ॥॥ 36. 
इष्टविपरोतकल्पनमिध्टाय तद्विचित्रमिह ॥ सू. 467 ॥ 
विपरीतकल्पनं प्रतिकुलताप्रकटीकरणाम । 
[74 श्र] वन्धोन्मुक्त्ये खलु मखमुखान्‌ कुर्वते (कर्मपाशान्‌ 
प्रन्तः शान्त्ये मुनिशतमतानल्पचिन्तां मजन्ति । 
तीर्थ. मज्जन्त्यशुमजलथेः पारमारोढुकामा: 
सर्व प्रामादिकमिह मवश्नान्तिमाजां नराणाम्‌ )। 320 ॥। 
इति विचित्रम ॥ 37. 
उपकारोन्योन्यस्यान्योन्यम्‌ ॥ सू- 68 ॥। 
उपकारो ग्रुणक्रियादिख्पविशेषाधानम_। 
श्रमसलिलकणमाला अ्रपि तनुकान्तिसुवर्ण प्रस्परं रुचिमुदब्चयति | 
कुवलयानन्दे तूदाहतम -- 


यपवोर्ध्वाक्ष: पिवत्यम्बु पैथिको विरलांग्रुलिः । 
तथा प्रपापालिकापि घारां वितनुते तनुम३2॥ 32] ॥। 


इत्यन्योन्यालद्ूार: | 38, 
प्रधिकमित्यधिकालंकार इत्यर्थ: (मू. पा. दि.) 


ण्त्वं 


सूद्ष्मां (मं. पा. दि.) 


(९५3 किन, आओ 
। बढ 5 


श्र्थालंकार-निरूपणुम्‌ 403 


36. श्रधिकालडूगर--- 


ग्राधार और आधिय में से किसी एक का आधिक्य वर्शित होने पर 
श्रधिकालडूार होता है ।। सू. 466 ॥। 


झराधिय का आधिक्य वर्णित होने पर अ्रधिकालझ्लार का उदाहरण 
“रसगज्भाधर” के अ्रनुसार--- 

है राजन्‌ ! आप लोगों की विपत्ति को दूर करते हैं और सम्पत्ति का अत्य- 
घिक विस्तार करते हैं, इस प्रकार की जड़ बुद्धिवाले व्यक्तियों की बड़ी-बड़ी बातों 
से गव॑ नहीं करें। क्योंकि आपकी प्रिया कीति इस छोटे से ब्रह्माण्डरूप पान 
(बर्तन) के भीतर अपने अत्यधिक विशाल शरीर को सिकोड़कर बहुत कष्ट से 
रहती है ।। 38॥। 


यहाँ कीत्तिरूप श्राधेय का महत्त्व है श्रौर उससे व्याजस्तुति पुष्ट होती है । 
(राजा की निन्‍दा के कथन द्वारा स्तुति की गयी है, भ्रतः व्याजस्तुति अधिका- 
लद्भार से पुष्ट हो रहा है ।) 

(अधिकालद्धार के द्वितीय भेद, जहाँ श्राधार का आ्राधिक्य होता है, उसका 
उदाहरण है---) हे राजन्‌ ! तुम्हारे चित्त का विस्तार अवशुनीय है, जिसमें 
समग्र विश्व को ग्राश्नय देने वाले भगवान्‌ पूर्ण विस्तार से सोते हैं ।। 39 ॥॥ 

इस पद्य में (राजा के चित्तरूप) श्राघेय का आधिक्य वर्णित है । 


ग्रधिकालड्डार-प्रकरण समाप्त हुआ ।। 36. 
37. विचिन्न-- 


इष्ट-सिद्धि के लिये यहाँ इष्ट के विपरीत कल्पना होने पर, वह विचित्र 
झलड्ूार होता है ॥ सू. 367 ॥॥ 

विपरीत कल्पता का अ्रभिप्राय है--भ्रतिकूलता का प्रकटीकरण । 
उदाहरण है--- 

इस लोक में संसार की श्रांति से युक्त मनुष्यों के सभी कार्य प्रमादजनित 
होते हैं । क्योंकि वे बन्धन-मुक्त होने के लिये यज्ञादि कर्मपाश करते हैं। अत 
शान्ति के लिये सैकड़ों मुनियों के मतों का पालन करते हैं, श्रत्यधिक चिन्ता करते 
हैं । श्रशुम समुद्र को पार करने की इच्छा करते हुए तीर्थ में स्‍्वान करते हैं । 
(इस उदाहरण में वन्धन से मुक्ति के लिये कर्मपाश की. रचना, अन्तःशान्ति के 
लिये विभिन्न मतों का अनुसरण, अत्यधिक चिन्ता, अशुभ समुद्र से पार के लिये 


404 काव्यालोक: 


तीर्य-स्नान, ये कार्य इप्ड-सिद्धि के लिये द्ोते हुए मी इष्ट के विपरीत हैं. श्रतः 
यहाँ विचित्र प्रलद्भार है ।) ॥320 ॥। 
विचित्र ग्रतद्भार का प्रसद्भ समाप्त हुआ ॥ 37. 
38, ब्नन्योस्य-- 
एक दूसरे का उपकार भ्रन्योन्य भलड्भार है ॥ सू. 268 ॥॥ 
गुण क्रिया भ्रादि रूप विशेष आंधान उपकार है। (उदाहरण है-) 
परिश्रम के कारण उत्पन्न जल-विन्दु माला शोर स्वर्ण के समान शरीर की 
कान्ति मी परस्थर शोमा उत्पन्न करते हैं । 
“कुवलयानन्द ” में इसका उदाहरण दिया गया है-- 
जिस प्रकार पथिक भ्राँखें ऊपर करके प्रंगुलियों को दूर-दूर करके जल पी 
रहा है, उसी प्रकार प्रषापालिका (पानी पिलाने वाली नायिका) भी जलधारा 
को सूक्ष्म कर रही है ॥| 32] ॥॥ 
भ्रन्योन्य असझ्लार का निरूपण समाप्त हुझ्ना ॥। 38. 
प्रयिताश्रयं बिनेवाघेयस्योक्तिविशेष इत्याहु: ॥] सू. 69 ॥ 
उदाहरणम्‌-- 
दिद्डमौलिपु छुसुममिव स्थितमस्य यशों विभाति घरणीन्दोः । 
यथा वा रुद्रटालड्डारे--- 
दिवमप्युवयातानामाकल्पमनल्पगु णगगणा येपाम्‌ । . 
रमयन्ति जगन्ति गिर: कथमिह कवयो न ते बंद्या: ।। 322 |॥ 
अ्रयं च निराधारत्वेन पूर्वस्तु श्राधारान्तरगतत्वेनोकत:ः । 
युगपदनेकतन्न भवदेक॑सोप्येकभावेन । श्रय॑ द्वितीयों विशिष: यथा-- 
[744] स्थित एवं स्थितिमेषि त्व  मरिमनस्यथ कवेवंचसि । 
यथा वा-- 
)सा वसइ तुज्क हिँ्रए सच्चियअच्छीसु” सा श्र वश्नरोसु । 
प्रम्हारिसाणं) सुन्दर उदम्रासोर णत्यि पावाणम्‌? ॥ 323 ॥॥ 


कक 
] 


सा वसति तब हृदये सैवाक्षिपु सा च वचनेपु । 

अस्माइशीनां सुन्दर ! श्रवकाश: कुत्र पापानाम्‌ ।। इति संस्क्ृतम्‌ ॥ 
सवाक्षियू (मू, पा. टि.) 

अस्मादरणानां (मू. पा. टि.) 

प्रवकाण: (मं. पा. टि.) 

प्राप्त (मू. पा. टि.) 


रा 4» ० 


श्र्थाल द्ूार-निरूपण॒म्‌ 405 


काव्यप्रकाशे यदपि किड्चिद्रभसेनारभमाणस्तेनेव यत्नेनाशक्यमपि 
कार्यान्‍न्तरमारभते सोप्यपरो विशेष: । यथा-- 
सफुरदद्भुतमुत्रतापतापज्ज्वलनं त्वां सृजतानवद्यविद्यम्‌ । 
विधिना ससूजे नवो मनोभूभु वि सत्यं सविता वृहस्पतिश्च ॥324 । 
इति विशेषालद्धार ॥ 39- 
39, विशेष--- 
प्रसिद्ध आश्रय के बिना आवेय का कथन (होने पर एक प्रकार का) विशेष 
प्रलद्भधार होता है, ऐसा कहा गया है ॥ सू. 69 ।॥ 
उदाहरण है--प्रृथ्वी के चन्द्रमा रूप में स्थित (राजा) की कीति दिशाश्रों 
के मस्तक पर पुष्प के समान सुशोभित हो रही है। (यहाँ श्राधेय कीति का 
प्रसिद्ध आश्रय राजा है, उस कीति का दिशाशओ्रों के मस्तक रूप अन्य आधार में 
वर्णन किया गया है, श्रत: विशेषालड्ार है ।) 
अथवा अन्य उदाहरण आचार्य रुद्रट के “काव्यालझूार” में दिया गया है- 
दिवंगत हो जाने पर भी जिनकी भ्रसीम ग्रुणों से युक्त (काव्यरूप) वाणी 
कल्पान्त (प्रलय) पययंन्त संसार को आनन्दित करती रहती है, वे कवि किस प्रकार 
से वन्दनीय नहीं हैं ॥ 322 |॥। 
यहाँ पर निराधारत्व रूप से आधेय वर्णित है और पूर्व पद में श्रन्य श्राधार 
के रूप में आधेय वशणित है । (इस प्रकार यह विशेष श्रलंकार दो प्रकार का 
हुआ---. प्रसिद्ध श्राधार से भिन्न आधार में आ्रधिय वर्णित होने पर तथा 
2. सव्ंथा आधार के अभाव में ही झ्ाधेय वर्णित होने पर |) 
एक ही वस्तु की एक ही रूप से अनेक श्राधारों में एक साथ स्थिति वर्णित 
की जाये, वह दूसरे प्रकार का विशेष श्लद्भूार होता है। जैसे-- 
तुम शत्रुओं के मन में स्थित ही थे। अब कवि के वचनों में भी स्थिति 
प्राप्त कर ली। (यहाँ चायक रूप आधेय की स्थिति शत्रु-मन तथा कवि->वचन 
रूप आधारों में वर्णित की गई है, श्रतः विशेषालंकार का द्वितीय भेद है ।) 
प्रथवा दूसरा उदाहरण-- 
वह (नायिका) तुम्हारे हृदय में रहती है, वही श्राँखों में श्रौर वही घचनों 
में रहती है। हे सुन्दर ! हम जैसी अमागिनियों के लिये कहाँ स्थान है ? 
323 ॥ 


]. स्फुरदुदमु ० 


406 काव्यालोक: 

“काध्यप्रकाश” में कहा गया है कि जो कुछ शीघ्रतावश कार्य को आरम्भ 
फरने वाला उस्ो श्रयत्न से दूसरे अ्रशक्‍्य कार्य को भी भारम्म कर देता है वह 
मी अन्य (तोसरे प्रकार का) विश्वेप श्रलब्डूगर है । जैसे-- 

पदमृत चमकने वाले, तीत् प्रताप के ताप को मिटाने वाले भ्ौर श्रेष्ठ 
विद्या से सुशोमित आपका सृजन करते हुए विधाता ने पृथ्वी पर सत्य ही नवीन 
कामदेव, सूर्य भ्रौर बृहस्पति की रचना कर दी । (यहां विधाता ने एक कार्य-राजा 
पा निर्माण करते हुए दूसरे भ्रशक्य कार्य कामदेव, सूर्य तथा बृहस्पति को भी 
उत्पन्न कर दिया है, भ्रतः तृतीय प्रकार का विशेषालड्ूार है ।)) ।। 324 ॥॥ 


विभेषालद्धूर का प्रकरण समाप्त हुम्ना ॥ 39. 
श्रत्न जगन्ताथ: -यत्र ह्येकेन कर्ना येन हैतुना कार्य किड्स्चिन्निष्पा- 


दित॑ निष्पिपादभिपितं वा तदन्येन कर्ना तेनेव कारणेन तद्विरुद्धकार्यस्य 
निष्पादनेन निष्पिपादयिपया वा व्याहन्यते स व्याघात: । 


यद्यथा साधितं केनाप्यपरेश तदन्यथा । 
तथब तद्विबीयेत) स व्याघात इति स्मृत्तः ॥ 


इति काव्यप्रकाशे उदाहतं च-- 
रशा दमग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृरशव या:? । 


विसुपाक्षस्य जयिनीस्ता: स्तुवे वामलोचना: ॥ 325 ॥। 


[75श्न ] अत्र जयिनीविरूपाक्षस्य वामलो & चना इति व्यतिरेकस्य 
प्रकाशानात्स एवालद्भार: । न च व्यतिरेकोत्यापकतया व्याघात: श्रलद्धा- 
रोत्यापकतयालद्डारे नियमविरहात्‌ । 

श्व्याहन्यतेःल्पहेतुकमिर्प्ट व्या [घा] ते इत्युक्तम्‌ ॥ सू. 770 ॥॥ 

भीरुरिति नयतु भुजयों: प्रियेति मा त्यजतु सहवासात्‌ ॥। 

इति व्याघातालद्भार: ॥ 40. 


० धीयते 
स्त्रियः (मू. पा. टि.) 
रबमतमाह (सृ. पा. दि) 


६३ 3 ४ 


अर्थालड्ू।र-निरूपण म्‌ 407 
40. व्याघात्त-- 


पण्डितराज जगन्नाथ का कथन है कि जहाँ एक कर्ता के द्वारा जिस कारण 
से कोई कार्य सम्पन्न किया गया हो अथवा करना चाहा हो, वह अन्य कर्त्ता द्वारा 
उसी कारण से उसके विरुद्ध कार्य के निष्पादन से अथवा निष्पादन की इच्छा से 
विगाड़ दिया जाये, वहाँ व्याघधात अश्रलद्धार है। 

(“काव्यप्रकाश ” में व्याघात का लक्षण दिया है---) किसी बात को कोई 
जिस प्रकार से बताये, उसको अन्य कोई उसी प्रकार से बदल डाले, उसे व्याघात 
कहते हैं ! 

यह “काव्यप्रकाश” में कथित है और (राजशेखर-विरचित “विद्वशाल- 
मंजिका” का) उदाहरण है--- 

जो स्त्रियाँ (शिवजी के तृतीय) नेत्र से भस्म हुए कामदेव को अपने नेत्र 
(के कटाक्ष) से ही जीवित कर देती हैं, उन शिवजी को जीतने वाली मनोहर 
नेत्रों वाली स्त्रियों को मैं स्तुति करता हूँ | 325 ॥ 


'वैविरूप नेत्रों वाले शिवजी को जीतने वाली वामलोचना-सुन्दर नेन्नों वाली” 
यहाँ व्यतिरेक का प्रकाशन होने से वही (व्यतिरेक) अलंकार है | श्र व्यतिरेक 
के उत्थापक रूप में व्याघात नहीं है, क्योंकि अलंकार का उत्थापक अलंकार ही 
हो, यह नियम नहीं है । 

हरिप्रसाद स्वयं का मत बता रहे हैं--अल्पहेतुक इष्ट (कार्ये) को जहां 
बिगाड़ दिया जाता है, उसे व्याघात कहते हैं | सु. !70 ॥ 

(नायिका कह रही है कि मैं) भीरु हूँ, ऐसा समझते हो तो अपनी भुजाओं 
में ले लो । मैं प्रियतमा हूँ, ऐसा समभकर सहवास को मत छोड़ो । 

ब्याघात अ्रलझ्भार का निरूपण समाप्त हुआ ।। 40. 

पंक्तिनिबद्धार्थानां पूर्वोत्तरयोश्च संसृष्टि:। । 
श्रनयव श्वृंखलया फारणमालादयो बद्धा: ॥ सू. 77॥ 


पंवितरूपेण निवद्धानामर्थानां पूर्वस्योत्तरस्मिन्नुत्तरस्य वा पुर्वेस्मिन्न- 
सक्ृत्प्रयुज्यमानाः संसृष्टि: श्वु खला। आनुगुण्यस्य कार्यकारणभावरूपत्वे 


,.  संयोगः (मू. पा. टि.) 
2. सक्वदित्युच्येत तदा उपमानोपमायामततिव्याप्ति: (मू. पा. दि.) 


408 काव्यालो कः 


पूर्वस्थ कारणत्वे परस्य कार्यत्वं परस्य कारणत्वे पूर्वस्य कार्यत्वं वेति 
कारणमाला भवति । विशेष विशेष्यभावरुपत्वे त्वेकावलीत्यादिपदार्थ: । 
क्रमेयोदाहरणम_-- 


सुकृतेन लम्यते धनमथ विद्या विनयसम्पदषि च तथा । 
तैश्च यशों मुवने5स्मिन्‌ तेन! च नित्यों भवेन्नाकः ॥ 326 ॥। 


काव्य प्रकाशे--- 


[75 ब]. जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारण गुणप्रकर्पो विनयादवा/डप्यते । 
गरुणप्रकर्पण जनोअ्नुरज्यते जनानुरागप्रमवा हि सम्पदः ॥ 327 ॥ 


यथा च भारते-- 


न सा सभा यत्र न सन्ति दद्धा 

न ते दृद्धा ये न दिशरिति धर्मम्‌ । 

नासा धर्म: सत्यपथादपेतो 

न तत्सत्यं यत्त्‌ चछलेनानुविद्धम्‌ू ॥ 328 ॥॥ 


पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरं प्रति विशेष्यत्वे विशेषणत्वें च द्विधवेकावली । 
श्रत्न पूर्व: पूर्व: परस्योपकार: क्रियमाणो यद्येकरूपस्तदा मालादीपक- 
व्यवहार: ।“दीपर्ककावलीयोगान्मालादीपकमिष्यत” इति तु भ्रममात्रम्‌ । 


इत्येकावली ।। 42.० 
शुंखलामुलक प्लखद्ूूार--4, फकारणमाला, 42. एकावली--- 


धनादिभि: [मू. पा. टि.) 
यबशसा (मू. पा. टि.) 
इत्ति शा खला 4] कारणमाला 42 एकावली 43 एवं च्रयोलछ्ाराः 
(म. पा. टि.) 

#पाण्डुलिपि की पादटिप्पणी में ग्रलद्धारों की संख्या लिखते हुए “म्यृंखला”' 
वो अलग अलझ्भूार मान लिया गया है शोर आगे भी अ्रलछ्टारों में इसी क्रम से 

। लिसी है। परन्तु उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यहाँ श्ृंखला-मूलक अ्रलद्धारों 
का बसन क्रिया जा रहा है, भ्रतः यह स्वतन्त्र श्रलद्धार नहीं है| श्रलद्धार-संख्या 
मं लिपिकार की भूल मानकर यहाँ श्रागे तक संख्या क्रम ठीक कर दिया गया है । 


शक पक खमला 


श्र्थलिंकार-निरूप राम्‌ 409 


पंक्तिरूप में निवद्ध श्र्थों में पूर्व और उत्तर (अरथों) का परस्पर संयोग 
“संसृष्टि” कहलाता है। कारणमाला आदि इसी श्रृंखला से सम्बद्ध होते हैं । 
॥ सू. 774 ॥। 
पंक्तिरूप में निवद्ध (वर्णित) अ्र्थों में पूर्व अर्थ का उत्तर श्रर्थ में अथवा 
उत्तर अर्थ का पूर्व अर्थ में वार-वार प्रयुक्त संसृष्टि (संयोग)म्ट्टखला भ्रलक्कार है । 
(शृंखला में ही) अनुरूपता(संयोग). के कार्यकारणमावरूप होने पर, पूर्व के कारण 
होने पर, पर (उत्तर) कार्य हो, पर के कारण होने पर पूर्व काये हो तो कारण- 
माला अलंकार होता है। (श्रृंखला में ही) विशेषण--विशेष्य भाव (सम्बन्ध) 
होने पर एकावली इत्यादि श्रलंकार होते हैं | क्रम से उदाहरण हैं--- 


श्रच्छे कार्य से घन प्राप्त होता है, तव विद्या, विनय श्रौर उसी प्रकार 
सम्पत्ति भी प्राप्त होती है। उन घन आदि से इस लोक में यश मिलता है और 
उस यश से स्वर्गलोक नित्य सुलभ हो जाता है ॥॥ 326 ॥। 


“काव्यप्रकाश” में दिया गया उदाहरण है-- 


जितेन्द्रियता विनय का कारण है, विनय से गरुणप्रकर्ष प्राप्त होता है,ग्रुणप्रकर्ष 
से लोगों का अनुराग होता है और लोगों के अनुराग से सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं । 
॥॥ 327॥ 
(यहाँ दोनों उदाहरण में पूर्ब-पूर्व के प्रति उत्तर-उत्तर की हेतुता वर्णित 
होने से कारणमाला श्रलड्ूगर है ।) 


“महाभारत” में दिया गया पच्च उदाहरण के रूप में है-- 


वह सभा नहीं है, जहाँ इद्ध नहीं हैं | वे इद्ध नहीं हैं, जो धर्म का उपदेश 
नहीं देते । वह धर्म नहीं है, जो सत्यपथ से हट कर हो । वह सत्य नहीं है, जो छल 
से संयुक्त हो ॥ 328 || 


पूब--पूर्व का उत्तर-उत्तर के प्रति विशेष्यत्व तथा विशेषणत्व होने पर 
एकावली के दो भेद हो जाते हैं । यहाँ पूर्व--पूर्व के द्वारा किये जाने वाला पर 
(उत्तर) का उपकार यदि एक रूप हो तव इसे माला दीपक शब्द से व्यवहार 
किया जाता है । “दोपक और एकावली के योग से मालादीपक बनता है, 
(कुबलयानन्दकार अप्पयदी क्षित का) यह कथन केवल भ्रममात्र है। 


(शंखलामूलक कारणमाला ॥। 4. तथा) एकावली श्रलंकार का विवेचन 
समाप्त हुआ ॥ 42. 


<[|0 


काव्यालोक: 


यत्रोत्तरोत्तरं स्थादुत्कर्पों भवति तत्सारम्‌ ॥ सू. 72 ॥। 
वसुधासारं सौधंसौधे तत्पं वराज्भधना तत्र ॥ 

यथा वा-- 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरषप४ः पर: । 

पुरुषान्न परं किड्चित्सा काप्ठारं सा परागतिः ॥ 329 ॥। 


> 


इति सार: ।। 43. 


हेतोवक्यं पदार्यत्वेट काव्यलिज्भध जगुबु घाः३ ॥ सू. 773 ॥। 
उदाहतं च तेरेव-- 

वपुः प्रादुर्मावादनुमिसमिदं जन्मनि पुरा 

पुरारे! ! न प्रायः क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 


[76 श्र] नमन्मुक्त: सम्प्रत्यहमतमुरग्रेप्पन4 तिमाग्‌ 


९. बैड 3 >> «७४ 


पड 


महेशशः |! क्षन्तव्य॑ तदिदमपरावद्रयमपि ॥| 330 ॥॥ 
झनेक पदार्थता यथा-- 
प्रणयिसस्तीसलीलपरिहास रसाधिगतै-- 
लंलितशिरीपपुष्पहननरपि ताम्यति यत_ । 
वषुषि वधाय तब तय शस्त्रमुपक्षिपत्तः 
पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड इवेप भुजः ॥ 33] ॥॥ 
एकपदार्थता यथा-- 


मस्मोंद्यूलन" ! भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले” ! शुभ 
हा सोपानपरम्परा१ ?गिरीसुताकान्तालयालइछतिम्‌ । 


»्प्टा 

यावयायंत्वे एकपदाय॑त्वेडनेकपदार्थत्वे च (मू. पा. टि.) 
मम्मटमदट्रा: (मू. पा. दि.) 

(मृ. पा. टि.) 

(मू. पा. टि.) 

(मू. पा. दि.) 

(म्‌. पा. टि-) 

पर्वेतसम्बन्धिनी (मू. पा. टि.) 


जल सत "हर 
ग्ि रु सताया हि 
| 


पा पे! 


2! 2२ 


६॥ 


अर्थालंका र-निरूपणम्‌ 4]] 


अद्याराघनतो पितेन विभुना युष्मत्सपर्यासुखा--. 
लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निधीयामहे ॥॥ 332 ॥। 

श्रत्र महामोहे सुखालोकोच्छेदित्वं ऋ्ममुक्तरूपत्वे हेतु: । 

“अनुमितिकरणत्वेन सामान्यविशेषभावाभ्यामना लिड्ित:प्रकृता थो - 
पपादकत्वेन विवक्षितोरर्थ : काव्यलिज्रमिति जगन्नाथ: । 

४ वैचित्र्यात्मनो विच्छित्तिविशेषस्याभावात्काव्यलिज्भ नालद्भार ” 
इति कश्चित्‌ ।? 

इति काव्यलिज्भरम्‌ ॥ 44. 

43. सार--- 

जहाँ उत्तरोत्तर का उत्कर्ष वणित हो वह सार नामक अलंकार होता 
है ॥सू.72॥। 

जैसे--प्रथ्वी का सार महल, महल में पलंग, वहाँ (पलंग का भी सार) 
परांगना है । 

अथवा जैसे--महत्तत्व से श्रव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ है, श्रव्यक्त प्रकृति से पुरुष 
श्रेष्ठ है, पुरुष से श्रेष्ठ कुछ नहीं है । वही (पुरुष) चरमसीमा है, वही परमगति 
है ॥॥329!। 

सार नामक अलझ्भार का विवेचन समाप्त हुआ।।43. 

44, काव्यलिज्ञा--- 

हेतु के वाक्यार्थता, एक पदार्थरूप भ्ौर भ्रनेक कथन रूप होने पर काव्य- 
लिजु अलझ्ूार होता है, यह विद्वान्‌ (मम्मट भट्ट) का कहना है ॥सू.।73॥। 

उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये उदाहरण ही दिये जा रहे हैं--- 

हे शिव ! इस शरीर के उत्पन्न होने से यह अनुमान हो जाता है कि पूर्व- 

जन्म में (मैंने) प्रायः कभी भी आपको प्रणाम नहीं किया । श्रव (इस जन्म में) 

प्रणाम करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा, श्रत: शरीर नहीं रहने से आगे जन्म में भी 
प्रणाम नहीं कर सकूगा । इसलिये हे महेश ! (मेरे) इन दोनों अ्रपराधों को क्षमा 
करना । (यहाँ अपराधद्य का हेतु “पुरा जन्मनि भवन्तं न प्रणतवान्‌” और 


“अग्रेष्पयनततिमाक्‌” इन दोनों का वाक्यार्थ है, अतः काव्यलिज्भ का उदाहरण 
है ॥330॥। 


. कश्चिदिति ग्रन्थकारः (मू. पा. टि.) 


काव्यालोकः 


देन 
बन 
॥> 


(हेतु के) प्रनेकपदार्यरूप होने पर (काव्यलिज्रः का उदाहरण )-- 

(भवभूति के “मालतोीमाधघव” में माधव का कथबन-) जो (मालती) सस्‍्नेही 
मरगियों के द्वारा क्रीडा में परिहास से फैंके गये कोमल शिरीप पुण्पों की चोट से 
ही व्याकुल हो जाती है, उसके शरीर पर वध के लिये शस्त्र उठाने वाले तुम्हारे 
सिर पर श्रतायास ही यमदण्ड के सदश यह (मेरा) हाथ गिरे । (यहाँ भुजपात 
का हेतु “वपुधि शस्त्रमुपक्षिपत:/-ये भ्रनेक पद हैं । मुख्य क्रिया के श्रमाव में ये 
पद वाक्य नहीं है | प्रनेकपदार्थरूप में हेतु होने से तथा शस्त्र उठाना भुजपात में 
हेतु होने से यह काव्यलिग का उदाहरण है ।) ॥33|। 


(हेतु के) एक पदार्थरूप होने पर (काव्यलिंग) जैसे-- 


है भस्मलेपन ! आपका कल्याण हो । हे रुद्राक्षमाला ! तुम्हारा शुभ हो। 

हाय पावंती के सुन्दर भवन की अ्र॒लंकरणभूत सीढ़ियों ! (तुम्हारे प्रति खेद है।) श्राज 

प्राराधना से संन्तुप्ट हुए शिवजी तुम सबकी सेवा के सुखरूपी प्रकाश को नष्ट कर 

देने वाले मोक्षनामक महान्धकार में हम सबको डाले जा रहे हैं (म्रतः सबसे विदा 
ग रहे हैं ॥332।। 


यहाँ महामोह में सुख के प्रकाश का नाशकत्व क्रममुक्तरूपत्व हेतु है, भ्रतः 
काव्यलिंग भलक्षार है । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्यलिंग का लक्षण दिया है--जो श्रनुमिति के 
फारणरूप से और सामान्य एवं विशेष से युक्त न हो, ऐसे प्रस्तुत श्र्थ के उपपादक 
(सयूवितक सिद्ध करने वाले) के रूप में विवक्षित श्र्थविशेष  काव्यलिग 
प्रलक्षार है । 

किसी ग्रन्यकार का कथन है कि विचित्रतारूप विच्छित्ति विशेष(कविप्रतिभा 
से निर्मित होने के कारण उत्पन्न भमत्कार-विशेष) का अभाव होने से काव्यलिज्भग 
प्लद्भार नहीं है 


काव्यलिंग अलंकार का निरूपण समाप्त हुआ ॥॥44. 


सामान्येन विशेषों यत्र विशेषेण सामान्य । 
[76ब] उमये समव्यंमान फ्रमेशार्थान्त & रन्यास:ः । त्‌.474॥। 


यथा गज्ञाधर--- 


फरिकुम्मतुलामुरोजयो: क्रियमाणां कविभिविश्यंखलै: । 
कथमालि श्रृणोपि सादर विपरीतग्रहणा हि योपितः ॥33 3॥ 


अर्धालंकार-निरूपण म्‌ 4!3 


अत्र संबोध्य श्रान्तत्वरूपस्थ विशेषस्य सामान्य समर्थकम्‌ । यथा वा 
ममंव-- 
हरिपदनखतां वदन्ति लोका: 
शशिनि यथा क्रममुद्रते तरुम्यः । 


यदि तव हृदि निश्चयस्तथा चे-- 
त्किमु न विवेकबहिष्कृता वदन्ति ॥334॥। 


झापदगतो&पि ग्रुणवान्‌ परोपकारं न जातु सत्यजति । 
श्रपि *मूच्छितो5पि रोगानपहरति रस: प्रसिद्धमिदम्‌ ॥335॥। 


श्रत्ापद्गतगुणवत्‌ कतृ कोपकारस्य सामान्यस्य मूच्छितपारदकतुं - 
रोगापहरणरूपविशेषसमथ्येत्वम्‌ । 
इत्यर्थान्तरन्यास: ।45. 
प्रनुभितिकरणं तन्नानुमानसेके वदन्ति बुधा: ? ॥ स्‌ू. 75 ॥ 


यथा--- 
अस्या: को४पि विलासो मनसो४ दुशश्च चपलत [या] व्यक्तम्‌ । 


यथा वा--- 

[77ञ्र]। रिपुकुलतमो#विनष्टं४ दरविकशितमेति साधुहृन्नलिनम्‌ । 
तन्मन्ये क्षितिपाल” प्रभातमुपयाति ते प्रतापरवि: . ॥336। 

इत्यनुमानम्‌ ।। 46. 
45, पश्रर्थान्तरन्यास--- 

जहाँ सामान्य के द्वारा विशेष शअ्रथवा विशेष के द्वारा सामान्य, दोनों का 
दोनों प्रकार से समर्थन किया जाये, वहाँ श्रर्थान्तरन्यास अलंकार होता है 
॥ सू. 74 | 

जैसे “रसगद्भाधर” का उदाहरण-- 


मूद्वि० 
वुघा: 
नसि 
०निष्टं 


हे (मू.- पा. दि.) 


(९ >> (3 >> # न 
> + हर हि हम 


44 काव्यालोक: 


हे सस्ि ! उच्छेसल कवियों के द्वारा की जाने वाली हाथी के कुम्म से 
अबने रतनों की तुलना को आदरपूर्वक किस प्रकार सुनती हो ? निश्चय ही स्थ्रियाँ 
विपरीतज्ञानबुक्त (भ्रान्त) होती हैं ॥॥ 333 ॥॥ 


यहाँ संवोध्य (स्त्री विशेष) की श्रान्तिरूप विशेष का सामान्य (स्व्रीत्वहेतुक 
आान्ति) के द्वारा समर्थन किया गया है। श्रयवा जैसे मेरा (हरिप्रसादरचित) ही 
खदाहरण है-+ 

जैसे पेड़ों से क्रम से चन्द्रमा के उदित होने पर लोग उसे हरि के पद के नख 
का प्रकाश कहते हैं ! यदि तुम्हारे हृदय में भी ऐसा ही निश्चय हो तो विवेक से 
रहित लोग क्या नहीं कहते ? ॥ 334 ॥। 

गुणवान्‌ व्यक्ति आपत्तिग्रस्त होने पर भी कमी भी परोपकार को नहीं 
छोड़ता । मूच्छित होकर भी पारा रोगों को दूर करता है, यह प्रसिद्ध है ॥335।॥ 

यहाँ श्रापन्तिग्रस्त ग्रुणयुक्‍त व्यक्ति के द्वारा किये गये उपकाररूप सामान्य का, 
मूच्छित पारे के द्वारा किये गये रोगों के अपहरणरूप विशेष के द्वारा समर्थन 
किया गया है! 

भर्वास्तरन्यास अलद्ूार का विवेचन समाप्त हुआ ।। 45, 
46, प्रतुमान-- 

प्रनुमितिझप (ज्ञानविशेष ) का असाधारण कारण अ्रनुमान कहलाता है, ऐसा 
विद्वान्‌ कहते हूँ ॥ सू. 75 ।। 

उदाहरण जंसे-- 

इस (नायिका) का कोई बिलास है जो मन भऔ्रौर नेत्रों की चपलता से व्यक्त 
हो रहा है । 


प्रयवा भ्रन्य उदाहरण-- 


है प्रथ्वीपालक ! शत्रुकुलक्षपी अंधकार नतप्ट हो गया, सज्जन-हृदय रूपी कमल 
धोड़ा विकास प्राप्त कर रहा है। इस कारण से में मानता हैं कि श्रापका प्रतापरूपी 
सूर्य प्रभात की ओर अग्रसर हो रहा है ॥॥ 336 ॥ 


(उक्त पद्च में “जब सूर्य प्रमातोन्‍्मुख होता है तो भंघकार का नाश होता है 
कर कमल विकसित होता है”, इस व्याप्ति के श्राघार पर राजा के प्रताप--सूर्य 
की प्रमातोन्‍्मुगता के साथ अंबकार भ्रादि की व्याप्ति निश्चित होती है। तब"अभी 
सापदा प्रताप-सृर्ये प्रमातोन्‍्मुख है क्योंकि शत्रुकुल रूपी श्रंघकार नप्ट हो गया है 


अर्थालद्धार-निरूपणम्‌ 4[5 


श्रौर सज्जन रूग्री कमल का विक्रास हो गया है” इस प्रकार की श्रनुमिति होती 
है | अतः यहाँ अनुमान अलझूगर है ।) 
अनुमान अलद्भार समाप्त हुआ ।।46. 
प्र्थानां सम्बन्धो भवति यथासंस्यसेव तथा। ॥ सू. 776 ॥ 
यथा-- ह 
भ्रतियौवनेन शच्धितमतिरूपेणापि लुब्धमवलाया:? । 
त्वामवलोक्य दृगब्जं सद्भू_चित॑ भवति फुल्लं च. ॥337॥। 
यथा वा-- - 
मृगमीनसज्जनानां तृणजलसन्तोषविहितदृत्तीनाम्‌ । 
लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणोी जगति ॥॥338 ।। 
यथा वा-- 
द्र मपड़ूजविद्वांस: सर्वेसन्‍्तोषपोषका: । 
मुर्घ घहन्त हन्यन्ते कुठारहिमदुजेन: -॥॥339]। 
इति यथासंख्यम्‌ ।।47. ह 


श्राधेयमेकसुकतं यत्रानेकाधिकरणेपु । 
तहिपरीतं? चान्य: पर्यायः कीत्तित: फविभिः ।|घु.] 77।। 
प्राद्य यथा-- 


क्रीडित्वा जलधो क्षणं शशिमुखे स्थित्वाथ विष्णो: पुन- 
याता वक्षसि कौतुकेन महता पदमेषु लीलावती | 
आन्‍्त्वा$स्मिन्‌ू भुवने बहु क्षितिपते ते पाणिप «8घुना 
विश्रान्तिं मजते रमा विजगतामेकामिरामाकृतेः ॥340॥। 


यथा वा-- 


[77ब]  आलोचयितु & लोकानवतीर्णा भारती भुवनम्‌ । 
सुरसिद्धकविमुस्तेयु आ्रान्ता त्वयि वसति सुखवासम्‌।34]| 





[. यथासंख्यालडुगर इत्यर्थ:(मू- पा. टि.) 
2. ०मवलायाः 
3. एकाधिकरणॉ<्नेकाबेयेअन्यो भेद: (म्‌. पा. टि.) 


46 काव्यालोक : 


द्वितीयों बधा-- 

प्रनुभुय कमलको रकमालिड्ग्य च बन्दुक विलंध्य घटम्‌ । 

झधुना करिकुम्मरुचिं रुचिरामालम्बते॑_ कुचदन्द्रम्‌ ॥342॥। 
यथा वा-- 

विदूरादाश्चर्य स्तिमितमय किड्चचित्परिचया- 

दुदम््चच्चाञ्चल्यं तदनु परितः स्फारितरुचि । 

गुरुणां संघाते सपदि मयि यातें! समजनि 


श्रपाघूर्यनतारं नयनयुगमिन्दीवरद्शः ॥343॥ 
इति पर्याय: ॥॥48. 
47, पयासंशय--- 


अर्थों का सम्बन्ध यथारंसु्य (संज्या के अनुसार ही) होने पर यथासंख्य 
प्रलंकार होता है ॥सू.]76॥। 

उदाहरण जैसे-- 

तुम्हारी अत्यन्त युवावस्था से शंकित औौर भ्रत्यन्त सौन्दर्य से लुभाया गया 
युवती का नेत्रकमल तुमको देखकर संकुचित शोर प्रफुल्लित हो रहा है।337॥। 


(यहाँ संकोच श्रौर प्रफुल्लन ये दो क्ियाएँ हैं श्रोर नेत्रकमलरूप कर्ता के 
दो विशेषण हैँ । प्रथम क्रिया 'संकोच' का प्रथम विशेषण 'अभ्रतियौवनेन शंकितम्‌* से 
युक्त कर्ता के साथ तथा द्वितीय क्रिया 'फुल्ल' का द्वितीय विशेषण “अ्रतिरुपेणापि 
पुब्धम्‌” से युक्त कर्ता के साथ श्रन्वय होता है। श्रमिप्राय यह है कि भ्रतियौवन 
से शंकित होने के कारण युवती के नेश्नकमल प्रफुल्लित होते हैं, इस प्रकार क्रमा- 
नुमार प्रन्वय होने से यथासंख्य अलंकार है ।) 


अबवा बनन्‍्य उदाहरण-- 


क्रिमश:) तृण, जल श्रौर सन्तोपयुवत दृत्तिवाले मृग, मछली झौर सज्जनों 
मै शिकारी, घीवर, (मछली मारने वाला) श्रौर दुर्जन संसार में बिना कारण ही 
बरी होते हैं । (यहां मृग श्रादि का तृण झादि तथा लुब्धक श्रादि के साथ क्रमशः 
प्रग्वय होने से यथासंस्य अलझ्भार है ।) ॥338॥ 


प्रववा प्रन्य उदाहरण--- 


]. प्राप्ते (मं. पा. टि) 


अर्थालक्वार-निरूपण म्‌ ह 4]7 


खेद है कि सबके सन्‍्तोप के पोषक वृक्ष, कमल और विद्वान्‌ (क्रमशः) 
कुठार, पाला श्र दुर्जनों के द्वारा व्यर्थ ही मारे जाते हैं । (उक्त पद्य में भी द्रूम 
आ्रादि का कुठार भश्रादि के साथ श्रन्वय होने से यथासंख्य है ।) ॥339॥॥ 


यथासंख्य श्रलद्भार का प्रकरण समाप्त हुआ ॥॥47. 


48, पर्याय--- | 

जहाँ श्रनेक अधिकरणों में एक आाधेय ही कहा गया हो (तो एक प्रकार 
का) और इसके विपरीत (एक अधिकरण में झनेक प्राधेय कहे गये हों तो) कवियों 
ने भ्रन्य (दूसरे प्रकार का) पर्याय कहा है ॥सू.77॥। 


प्रथम भेद, जैसे--- 


हे पृथ्वीपते ! लक्ष्मी समुद्र में क्रीड़ा करके, क्षणभर चन्द्र-मुख में स्थित 
होकर, फिर विष्णु के वक्ष:स्थल पर चली गयी। महान्‌ कौतुक से कमलों पर 
क्रीड़ा करती हुई इस पृथ्वी पर बहुत भ्रमण करके (वही लक्ष्मी) श्रव तीनों लोकों 
में एकमात्र अभिराम आकृति वाले आपके करकमल में विश्वाम कर रही है । 
(उक्त पद्य में समुद्र श्रादि अनेक अधिकरणों में लक्ष्मीरूप एक आवेय की 
क्रमिक स्थिति का वणुन होने से पर्याय का प्रथम भेद है ।)) ॥340॥। 


श्रथवा भश्रन्य उदाहरण-- 

भारती (वाणी) लोकों (देवलोक, भूलोक आरादि) को देखने के लिये पृथ्वी 
पर श्रवती्ण हुयी । देवताओं भर सिद्ध व्यक्तियों के मुखों में (उसने) भ्रमण 
किया । (श्रव) सुख के निवास स्थानभूत तुम में निवास कर रही है। (यहाँ भी 
भुवन भादि अनेक अधिकरणों में भारतीरूप एक आधेय की क्रमिक स्थिति का 
बर्णंन होने से पर्याय अलंकार का प्रथम भेद ही है ।)।३4॥॥ 


द्वितीय भेद का उदाहरण, जैसे-- 

स्तनद्वय ने कमल-कली का अनुभव करके, गेंद का आलिगन करके, घट को 
लांघकर, श्रव हाथी के कुम की उज्ज्वल शोभा का आलम्बन ले लिया । (यहाँ 
कुचरूप एक अ्रधिकरण में लघु, ग्रह शौर ग्रुरुतर परिणामरूप आधेयों का 
क्रमिकत्व होने से पर्याय का द्वितीय भेद है) ॥342॥ 

अ्रथवा दूसरा उदाहरण-- 

(विदेश से लौटने वाले नायक का श्रपने मित्र के प्रति कंधन--) कमल के 
सदश नेत्रों वाली नायिका के नेत्र-युगल दूर से मुझे देखकर श्राश्चयंयुक्त हो गये, 


कावग्यालोक: 


5] 
5 


बे ०० 


छिर (मु्की) गुण परदचान लेने पर उनमें चम्वलता प्रादुभूत होते लगी, इसके 
पप्मात (मसले) पहचान सेने पर नेत्नों की कान्ति चारों मोर फैल गयी | फिर 
तुरन्त गुग्शनों के समूह में जहाँ वह (नायिका) बैठी थी मेरे उपस्थित होने पर 
उमझी धौरों की पुतलियाँ सज्जा से घूमने लगीं। (यहाँ नयनयुगलरूप एक 
इधिफरण में स्तिमितता, चांचल्य झादि प्राधेयों की स्थितियों का क्रमशः वर्णन 
होत से दितीय प्रकार का पर्याय अलंकार है)343॥। 
पर्याप प्रलंकार का प्रकरण समाप्त हुआ ॥48. 
परिवृत्तिविनिमयतः समेन विषमेण घ॒ द्विधा भवति ॥सू-478॥ 
परकीययत्किड्चिद्वस्त्वादानविशिष्टस्वी ययत्किड्स्चिद्दस्तुसमप्परां 
परिवित्तिरित्यर्य: । समपरिवृत्तियंथा-- 
दत्वादु हेमाडिि प्राण क्रीणासि तथा कतम्‌ । 
इयमुत्तमन्यूनभेदने द्विधा । स्यूनं यथा-- 
प्रस्यिमालामयीं! दत्त्वा? मुण्ठमालामयीं2 तनुम्‌ । 
गृह गाता त्वत्पुरस्थानां। को सामः स्मरशासन? ॥।344॥। 
विपमेण यथा-- 
दत्वा गुग्मात्मानं लघुकुतनमस्भीकरोति हरिणरशः० । 
[78] तस्मे & घंर्याय नमो. यूनामन्तविवेकविकलाय ॥॥345॥। 
तत्रापि द्वितीया यथा-- 
किमह कथयामि योपितामधरं बिम्बफलं समप्य या: । 
सुरसानि हरन्ति हन्त हा विदुपां पुण्यफलानि सत्वरम्‌ ॥346॥। 
इति परिवृत्ति: ॥49. 
49, परिधृत्ति-- 
विनिमय (वस्तु के बदले वस्तु के लेन-देन) से परिवृत्ति श्रलंकार होता है । 
परिवृत्ति दो प्रकार की होती है-समपरिद्धत्ति श्रौर विपमपरिश्ृत्ति ॥।प्ू.]78॥। 





8... प्राउततनु (मूं. पा. टि.) 
2. ख्त्या 

“.. ऐड्बरी तनु (मूं- पा. दि.) 
४... मेवायानां (मं, पा. दि.) 

5. ह (मू. पा. टि.) 


6... मूसनव्रायाः (पर. पा. दि.) 


श्रर्थालच्भार-निरूपणम्‌ 4]9 


दूसरे की किसी वस्तु को लेकर उसके बदले अपनी किसी वस्तु का (उसके 
लिये) समपंण परिबृत्ति अलंकार होता है, यही अ्रभिप्राय है। समपरिद्ृत्ति का 
उदाहरण जैसे-- 


हे स्वर्ण के सदश अंगोंवाली ! (तुम अपने) अंग देकर (मनुष्य के) प्राण 
खरीद लेती हो, यह उचित ही है। (उक्त पद्य में अंग और प्राण का मूल्य 
समान होने से समपरिद्वत्ति का उदाहरण है |) 


यह (समपरिबृत्ति) उत्तम और न्यून भेद से (अर्थात्‌ उत्तम वस्तुओं से 
उत्तम वस्तु की परिवृत्ति तथा न्‍्यून वस्तुओं से न्यून वस्तु की परिवृत्ति होने पर) 
दो प्रकार की होती है । 


(समपरिवृत्ति में उत्तम से उत्तम परिवृत्ति “दत्वाज्भ” इत्यादि उदाहरण में 
वता दी गयी है क्योंकि भंग और प्राण दोनों ही उत्तम पदाथे हैं । श्रव) न्‍्यून वस्तु 
से न्यून वस्तु की परिवृत्ति का उदाहरण जैसे-- 

है स्मरशासन (शिव) ! अ्रस्थिमालामय शरीर को(प्राकृत शरीर) को देकर 
मुण्डमालामय शरीर को ग्रहण करने वाले तुम्हारे सेवकों को क्या लाभ हैं ? (यहाँ 
प्रस्थिमय शरीर और मुण्डमालामय शरीर दोनों समान हैं । अतः न्यून से न्यून का 
ऋयरूप समपरिवृत्ति है ।) ॥ 344 ॥। 


विषम परितृत्ति का उदाहरण जैसे-- 


प्रपने शुरु (आत्मा) को देकर मृग-सदश नेत्रोंवाली के लघु कुच को स्वी- 
कार करने वाले युवकों के श्रन्तविवेकरहित उस धैर्य को नमस्कार है ॥॥ 345 ॥। 

(विषम परिद्ृत्ति के भी दो भेद होते हैं--उत्तम वस्तुश्रों से स्यून की परि- 
दृत्ति और न्यू वस्तुओं से उत्तम की परिबृत्ति । यहाँ उपयुक्त श्लोक में उत्तम 
से च्यून क्रयरूप होने से विषम परिवृत्ति का प्रथम भेद है।) यहाँ (विषम परिबृत्ति 
के) भी द्वितीय भेद का उदाहरण है--- 


मैं स्त्रियों को क्या कहें, जो श्रधर (निक्ृष्ट, दन्तच्छेदरूप) बिम्बफल का 
समपंण करके खेद है कि विद्वानों के सुरसः (रसीले, स्वगं-सुखद) पुण्यफलों 
(पवित्र फलों, पुण्य के फलों) का शीघ्र ही हरण कर लेती हैं । (यहाँ च्यून वस्तु 
श्वे उत्तम वस्तु का क्रय रूप होने से विषम परिद्धत्ति का द्वितीय भेद है ।)॥346॥॥ 


परिद्तत्ति अलछ्भार-निरूपण प्माप्त हुआ ॥ 49. 


परिसंख्या सामान्यप्राप्ते व्यावृत्तिरन्यतो भवति ॥ सु, 779 ॥ 
यथा--- 


450 कगवग्यालोक: 


पामेवितुमिददां सेवस्य तदा गुरोश्यरणम्‌ । 
प्रत्त यदिपदनिवेदितस्य! रागप्राप्तसेवनस्थ सेवस्वेति विषयास्तरे 
ततत्कियाकमंब्यावत्तिस्तात्पयंविषयतया कत्प्यत इय॑ चार्थी शुद्धा 


ग्रप निरक्तलक्षणाक्रान्तत्वान्नियमोउपि परिसंस्येव | तथाहि वया- 
करपणानां पाक्षिकप्रा प्तियुगपत्प्राप्तिस्पस्यावान्तरविशेषस्याविवक्षया 
परिसंरयासिद्धनियमणब्देनोच्यते । "कृत्तद्धितसमासाश्चे"ति सूत्र समास- 
ग्रहण नियमार्य मित्यन्यथा नोपपय्यं त समासे तदुभयविधेरभावात्‌ । युग- 
पद्द्धि समाससमासेतरपदसंघातयोरघ॑वत्सूत्रप्राप्त्या परिसंख्यासिद्ध : । 


[784]. पूव॑तन्त्रे भेदनिर्देशा & त्‌ यदुक्तमू-- 


विधिरत्यन्तप्राप्ते नियम: पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्राप्तो: परिसंस्येति गीयते ।। 


तत्र यागादे: थ्प्रकारान्तरेणाप्राप्ती विधि: “स्वर्गकामो यजेते- 
त्यादि: । 


50, परिसंसपा--- 


अन्य (विशेष) को सूचित करने के लिये सामान्यरूप से प्राप्त वस्तु का 
निभेष परिसंस्या अलंकार होता है ॥ सू. 79 ॥॥ 

जेमे--- हे 

पदि सेवा करने की इच्छा है तो गुर के चरणों की सेवा करो ! 

यहाँ “मदि” पद के द्वारा कथित राग द्वारा प्राप्त सेवन का “सेवन करो”! 

एस प्रस्य विषय में उन-उन क्रियाग्रों की क्मंकारकता की निवृत्ति तात्पर्य-चिपय 
(वक्ता के प्रमीष्ट) के रूप में कल्पित की जाती है। यह परिसंख्या (अ्र्थतः प्राप्त 
ट्टीने से) प्रार्थी (भौर प्रश्नपुवंक न होने से) शुद्धा है 

(मीमांसकों के भनुसार नियम श्रौर परिसंख्या दो भ्रलग-प्रलग तत्त्व हैं पर) 
यहाँ निमक्त-लक्षणा से आाकरान्त होने के कारण तियम भी परिसंदया ही है। 
शरोकि पाक्षिक प्राप्ति और युगपत्‌ (साथ-साथ) प्राप्ति रूप भ्रवान्तर भेद को न 


आन २५५ &>०-++०० 


० निर्वेदितस्य 


|| 
2. श्पथों 
ठे प्राप!० 


अर्थाल छू।र-निरूपणम्‌ 42] 


मानने के कारण वैयाकरणों के मतानुसार परिसंख्या भी सिद्ध नियम शब्द से 
कही जाती है । “क्ृत्तद्धितसमासाश्च” सूत्र से समास का ग्रहण नियम करने के 
लिये है । इसलिये अन्यथा यह उपपन्न नहीं हो सकता क्योंकि समास में उन दोनों 
विधियों का भ्रभाव होता है | क्योंकि एक साथ ही समास तथा समास के अतिरिक्त 
अन्य पद-समृह (वाक्य) को “अर्थवत्‌” इत्यादि सूत्र से संज्ञा प्राप्त होती है श्रतः 
परिसंख्या शब्द से व्यवहार करना उचित था । (इस प्रकार वैयाकरण भी 
प्रिसंख्या व नियम में भेद नहीं मानते ।) 

पूर्व॑तंत्र (मीमांसा) में (नियम और परिसंख्या का) भेदनिर्देश करते हुए कहा 
गया है-- 

स्ंथा प्रप्राप्त में अपूर्व विधि, वैकल्पिक (पाक्षिक) प्राप्ति में नियम विधि 
और उसमें तथा अन्य में प्राप्त होने पर(वर्जज को) परिसंख्या (विधि) कहा जाता 
है। 

यहाँ यज्ञ आदि के अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं होने के' कारण “स्वर्ग चाहने 
वाला यज्ञ करे” इत्यादि वाक्य भ्रपूर्व विधि का उदाहरण है । 


पुरोडाशनिर्माणफलोपधायकतावच्छेदककोटिप्रविष्टाया वितुषताया: 
सम्पादकत्वेनावहननस्य प्राप्तेनेंलविदलनसमवधानकालावृत्तित्वेत च 
पाक्षिकत्वात्‌ ब्रीहीनवहन्यादिति नियम: । 


“इमामगुभ्णनि ?त्यत्र रसनाग्रहणलिज् नाश्वाभिधानी गर्देभाभि- 
धान्योग्र हणस्य युगपत्प्राप्तत्वात्‌ ।' 
इत्यलं परमर्मोद्घाटनेन । 


कि तीर्थ गुरुपादसेवनसथों रत्त॑ किमिन्दीवर-- 

एयामा चैतसि संस्यिता भगवती श्यामव सर्वाश्चयः । 

कि मित्र सहजोपकाररसिक शास्त्र किमेशागमः 

का विद्या परतत्ववोधनपरा को४रिमेनोभूछ णाम्‌ ॥॥ 347 ॥ 


इय॑ त्वार्थी । 


तीथ॑ भानुसुता जल॑ तदितरद्देवो४पि तस्याः पति-- 
स्तस्माद्य प्रथिता: परे मखभुजस्तृद्देशमात्र स्थिता: । 





[,. ० ग्रूभनूनि ० 


फू 
हर [-+-+ 


& ब 
ल्लज जज प्र 
+ 6: 5 


प्रा 


सपा 


जनक 
प्रः 
१ 


अचार कु 


कल> कक 


] 
दर 


के री हे ्छ कम हा 
रथ ट की एन ५. ठं- - पट | हुए ए 
3 पके  ए एई ए ने बाज पर ४५ बप्ण्ती न 5 प 
८. ७-० | प्र ः ्यि ्थ प्र पट हिए नि गट 
पथ 9० ५ कट रण हि पा लि ऑक . 
कक “अप प्थन कर शत | श न 
८»: 2 9 कं. कम हाई हि हि न 2 भें है तोए ). हा 
हा द ८२ कट 7 [एप्पल सु एः हे श्ट ) टि ८ 
तक िपि ट् बज पफि 4४ ५-  [एि हज कक हे 
शत प्ि८ अत द्नि प्रण 5 25 ् 8 2 प्र 
(५ कऔ5 पडा ++ गा 9 पर फफ हट 
5 9 ए 5 65% + हा हर टू ५ (5 
न रे गुर ५८ पेट ४ ८ फिर ल्‍े फिी हा + के व 
5 दी के एिएई क कक गए गण जप 8७४ 
ही ुठ. ६७४ एप रा 5 “5 जन्म गौ! ९ ० नौ3/ कि पु र >> हए नर. 
| हे ५ हि, गि एि गला जिस श् 
है आ एप पा कक के ४ क ०9 ए  ति#छ फ़ाः पा 
रि कल पर ियाक  पक, य5 05 लता पे आ आ : ८ 
घ०) 4१ मे ५ 7६. ६ दस षू्‌ )) शै८ है कट कर न प्र्रर ध्ज कु १४८ 
दि *> ५-० ७ नए + (८ 4 पे ड धर जि ग् 
ः छः. ५- कई अप अधि नि हि 3 रा 
हि *' रा हा ् 
£ (५ 9 जड़ी पे 8 का (डक पा दे कि फेर मे ्् 
न हक ।. > [४ दि पेट हद 2: पट (4० ए 8.  छि छल. कि 
हल 5 | ७ पा ६३ ४ ४४४ ५ आओ त्थ0 ४ 
पा कर के  है+ १2४ २ की (5 5 5 5  छि | हवन कि 
“ः गड हि है हैीं। 4 हि श£ि मर ए ५० 7 (६ कि हि 
पल बा 5 तर किए ४ हैक हि की ही भी कि हि हु ० १ जि 
7 कहे हि की एिरिक मे के ५० पक आम कप 
न प्र हे 5 3950 कक नाक का हे ्जु 3.2.  एछ 
रद: 2 है + ह ६ | कि 0 ही ७ सनी  ऐ 5 फ ना 
[7 न 0 4६ ..... ज-ः ए० कि पी दा #० गम £#5 ् कर 
हे डे ७५5 ० 6 के हैं: $ | # दे « अ रह | ग 
व 5 हर ४ किम हि और कु ः रूंए गरम हे पी जे ४, 
५९६५, पथ हे की जा ता हि हि शा कि रा री 
40 लय न | ४ ए कि कि कि णे एक एछ भर 5. 
|) पा | । पं कद. हे निकट (५ ह (> *++ 3> पथ हज जज 225. नर हा पर | प्र 
हर डे 2 ड के हा हि 
7 "पर ् 5 ४ ६८ कं हा हक छह हि ह+ हू [7 हक है 5 - 
!५ ० कप “४ ५९५ कक पज७ हिण है. पैर व रि हक शक जज “० की 2 3 
तक 0 ६४% 0५ कै हा के 5 5 ५ पक कम पेड ५ 
पा आम जज 2? मर 
4६ 4 रत] न लि कै न्‍्+ क्र # क5... #« 
कि पर ः रन, हैं का 5 पट है 9» हा ् है + के | ! बा 
50५३. का. 4० न हे पा 5१ 35७ 47 $ ई६ई- हद है है: हि | ६५- ३० 
आज यू हे ना हे ४ ४ ४ ८४: ; 4 हक 
हु ड ५ ५ २2 ला [ ५ . रु [७ सा बा यू न ग डा ईर कि ६55 हा 
६5 ह ४ कक पा | ता 5 
हा + स दर १4 है $ ऊ छा हर कक ता छा *- ट धन प के ध हे हे | के | 5 पं बे प् है प्र 
० कह, "पल व 0 0 जप दा त का 7 ये जद अप 
े हठ. कुक 5 4 पे ट रे १३५ 
हम कल 0 हा हे 22० 
कक व |: | है, के आज ः रद ५... है. छठ 2 
20 5 2 न का हट १: ४ .६ 
हजता डक ७+ है”. २०० ६5 ६ जज कि हों आन हल 


गैन 


प्रनोमव 


शान । 


ट्टै? 


[4 मित्र के 
वरीय 


[] 


हि 


दशा 


८5. 
ष 


री 
छ्‌ 


बयमता भगवती ए्यामा 
। शास्त्र बया है ? 


न 
हट 
€ 


् 
हि 


4 4: 


कटा 


सवबतो प्राथ्रय 
मंर्सः 


प्र 
५ 


कार मे 


ज्ड 


2648 


श्याम, र 


ते 


जा 
25 
हर 


वा गगार 


फाइा 5 


ग्र्थालड्डार-निरूपणम्‌ 423 


(गुरु-चरणों वी सेवा करना ही तीथ॑ है, अन्य नहीं, यह अर्थ तात्पयंमर्यादा 
से प्रतीत होने के कारण) यह श्रार्थी परिसंख्या है (और प्रश्नपूविका होने से प्रश्न- 
पूविका है ।) 

तीर्थ यमुना है, उससे भिन्न श्रन्य जल है। देव (भगवान्‌ कृष्ण ) भी उसके 
पति (यमुनापति) हैं । उनसे श्रन्य प्रसिद्ध देवता तो स्थल-विशेष (स्वर्ग) में ही 
स्थित हैं । इन्दारण्य ही अरण्य है, अन्य (अरण्य)तो बुक्षों का समूहमात्र हैं। गोप- 
स्त्रियों से परिचित गोवरध॑न ही पव॑त है, अ्रन्य पव॑त पाषाणुमात्र हैं '। 348 ॥॥ 

(यहाँ शब्दततः ही तीर्थ आदि का निषेध प्रतीत होने से शाव्दी ओर प्रश्न नहीं 
रहने से शुद्धा है) । इस प्रकार यहाँ शाब्दी और प्रश्नपुविका का वर्शन किया 
गया है । 

परिसंख्यालद्भार का विवरण समाप्त हुआ ।॥। 50. 
श्र्थापत्ति: केनचिदर्थेनार्थथ्य सेव मभबेत्‌ ॥ सू, 480 ॥। 

साः च प्रकृतेनाप्रकृतस्याप्रकृतेन प्रक्ृतस्य प्रकृतेन प्रकृतस्या प्रक्ृतरया- 
प्रकृतेनेति चतुर्धा । आद्या यथा गद्भाधरे-- 


व्लीलालुण्ठितशारदापुरधियामस्मादशानां. पुरो। 
विद्यासझविनिर्गलत्कणमुजो वल्गन्ति 'चेद्बालिशाः ।। 
श्रद्य श्वः फरिनां शकुन्तशिशवो दन्तावलानां शशाः । 

हार्ना जु सुखेन मुद्ध नि पदं घास्यन्चि शालाबका:। ॥॥ 349 ॥॥ 


द्वितीया यथा-- 


घृतघनुषि बाहुशलिनि शैला न नमन्ति यत्तदाश्चयेम्‌ । 
रिपुसंज्ञकेयु गणना कव वराकेषु काकेषु ॥ 350॥ 


इयं च दण्डापिपृकयार्थापतनरूपेति सर्वस्वकारः । 


इत्यर्थापत्ति: ।। 54. 
. थ्र्थापत्ति: (म्‌.पा.टि.) 
2. लीलालुण्टि० 
3.  चेदवा० 
4. 


एडका: (म_.पा-टि.) 


््‌ गे 


दर >जू 
हर ता 
डा 


(2) 


त्ति 
भय, 


अधाप 


थे 
-+ 


यतति ) भ्रथ 


जज 


शग्रापत्ति (उप्ररि 


मर 
२ दप्रफत 
सवप्रकृत 
पैं>-- 


। खाने वाले मूखंजन 


प्रदत्त थ 
4) अप्रऊुत 
) ४4 4 २१२ 
क्र 
रमसगजादधर 
गह 


बह 
कि 


“5 सम 


(्‌ 


वन्य पा: 
म 


--(१) प्र 
क्यों 


पप्रह्नत झीर 


रत हव के 


चछे 


ः 
चल 
बुर 


से 


न्दर स 


ह/+ ७० 


0 5. डू ब्ई 


५8 न हज कक: कक | अ्यो 
| 9० (2 की हि. पि 5 
ड़ 5 5. 2 वह 
४ (424 ६३० प्र 4647 हे प्‌ 
र्पः कि कफ एट हि सका 2 नल नए 
हल पड लि पड कम पि श हु पड 
6.5५ है पिएं प्र तट कद वि डि 
5 है ४ धरा प्री ्ि ० १ (7३ 
०5 मे दे जि फििः फि 2 2 ए? के> 
पैर ध्य गा पे हि शा 4? सा ५८ (] | 
फ्ि 38५ पएम्गर 72 > स्रिःस्- हक ् छ 
-प् हि हम ८ 7 0 5 
(73 ८ » हि हे | ७... मम स्् 
प्र्पा 2७ हा | प्रा र्ध्‌ः छः 5 4 आर 
५५० | एप ३ / ५ ४ पर व 
नि हि पक जि पक. हि ७ 
हट ४ कण पेट ४०. ० हम कि? हरि ए ए | 
गैर ै के 7 है बट झ फफ हर ्िः 4 7 
की का ए टि। फनी के पी कि की हें टिफकि फिट 
तट ५ ८ 43 |ु] जि ुरप5 वए ० पे 6 हि पलट 
दि ण हज 3 हब ्ि डर फि मं ए प़ि 
मि रे ए पे पक ४ एप ए 2रि९ 7 6४ ० 
"की: शं फि पा भस | /+ आओ 5 पैक ६ 
हि ्ि हि णशि ए ५ ण ि कट. ५ 
+ ली 2 9 छः नै हा कज द्रए ० हद. 0 
| 3. हि । बल कै. की या ्च ५ 9 गौर ; १ 
आह 5 वह 0 आटे हि, ० 0 2 हु ५० 4 
#- + ।४ हर कट हर डा 4६ बा 
है] 8 वि ४५ ६४ ३ तु ६#> हे श 
5 पा दूर ह प्‌ ( ट पर ४2 रे पः पा ह। गा ] शी पुरे 
पे हा ०) ५ के: 3न+ $ ६५ $ हैः 2. 
5 (44 (+ (४ ६0 “| ४ 9 नि ढ्ूः | लि | क रू दे . * - 
5 50५ कि धन पर पट हि का हु 
/. है रे 9) + डर हक 
मं. ४ ह्ि हि 7 एफ ६ ८२ टटि हि हा ० फिय 
7 ॥7. ४; !- झा ० अ आए नि ४ गे ।- 9.7 हि जा 
पं हि | |4 हे ध्व हुए ए डी ८८ का पा [ «३ प् वि क 
छः 5] या, कर बंप 5 ५ एप सै छि 8३ है 
कि मत  ुं का लि £ 
ब्रा 5 5 । है कं + छल पक बनना 8 है. ++<म] का (तप । हा 
हक हक कक फुफ का 77 5 का 
है +) | ५ | हे हा व 5 क 4. हि 
न णई 3430 380 0 का पर कल पद लिप 
िि है की 4 बी / 8 १8 दे हे पु 20%) 06: 
ः ९ । त्य धु कया ड़ |5 ।27 प्‌ हा ' | है हु 
४ है ७. दा. 6. पं: [ः * [० ५४ ४ ४«४ 


प्र्थालेंकार-निरूपणम्‌ 425 


यथा वा--- 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
इति विकल्प: ।। 52: 


इह खलु ग्रुणक्रियारणां समुच्चयो यौगपद्यमथ ॥ सु. 82 ॥। 
एकस्य सिद्धिहेतौ तत्कतु त्वेध्न्यस्य तत्रान्य: | क्रेशोदाहरणम्‌-- 


उदिता जलधरमाला कालाञअजनमेघक नभो भवति । 
बालाकपोलपाली लवलीफलपाकमाक्षिपति ॥ 35]॥ 


गद्भाधरे-- 


उदितं मण्डलमिन्दोरुदितं सद्यो. वियोगिवर्गेश । 
मुदितं च सकलयुवजनचूडामणिशासनेन सदनेन ।॥ 352 |। 


गद्य गुणानां इह तुक्रियाणां उभयत्रापि विभिन्नविषयत्वेनोदाह- 
रणम्‌ । एकाधिकरणत्वेन यथा-- 
ह॒ृदि त्ववा विनिहित॑ 'बिभ्राणा विरहाडू रम । 
भ्रामत्युल्लिखति प्राणान्‌ शेते ताम्यति मृच्छेति ॥। 353 ॥॥ 


तापं शमयति सक्ृदपि यथा वीक्षित: सुजनः । 
कपू र॒यति दशोम॑म तथा तथा कुमुदिनीबन्धु: ॥॥ 354 ॥। 


इति समुच्चय: ।। 53. 


52. विकल्प--- 


समान बलवाले दो पदार्थों में विरोध होने पर पाक्षिक (जब एक प्राप्त हो 
तब दूसरा प्राप्त न हो ऐसी) प्राप्ति को विकल्प अलद्धार कहते हैं ।। सू. 8] ।॥। 
सिर भुकाओ या घनुष, आपसे युद्ध के लिये राम स्थित हैं । 


(यहाँ सिर कुकाना और धनुष भुकाना परस्पर विरुद्ध हैं, पर सिर भुकाने 
पर घनुष नहीं भूंकाना पड़ता और घनुष ऋुकाने पर सिर नहीं भुकाना पड़ता, इस 
रूप में पाक्षिक प्राप्ति के रूप मे विकल्प अलंकार है।) 


].  बवि० 


426 काव्यालोक: 


अथवा (मगवद्गीता का वाक्य) जैसे-- 
(रखभूमि में) मारे जाने पर स्वर्ग प्राप्त करोग्रे श्रववा विजयी होकर 
पृस्वी का भोग करोगे। 


(यहाँ भी विरोध होने पर भी पाक्षिक प्राप्ति के रूप में विकल्प भ्रलछ्ार 


ल्फः 
5 


विकल्प अ्रलंकार का विवेचन समाप्त हुआ ।। 32. 

53. समुच्चच-- 

यहाँ गुण झोर क्रियाप्रों का एक साथ अन्वय होने पर समुच्चच अलझ्भूर 
होता है ॥। सू. 82 ॥। 

एक (कार्य) की सिद्धि का हेतु विद्यमान होने पर भी, उसके कर्तृत्व में 
ग्रन्य साधन भी हो जाये वहाँ समुच्चय का ग्रन्य भेद होता है । 

क्रम से उदाहरणा हैं--- 

भेघ माला उदित हो गई है, श्राकाश काले कज्जल के समान काला हो 
रहा है । बालिका का कपोलस्थल लवली फल के पाक (लेप)को घारण करता है। 
॥ 354 ॥॥ 

रसगझ्ाधर में (दिया गया उदाहरण है)-- 


घन्रमण्दल उदित हुआ, उसके साथ ही वियोगीवर्ग रो उठा और समग्र 
युवक घिरोमणियों का शासक कामदेव प्रसन्न हो गया ॥ 352 ॥ 
प्रथम (उदाहरण “उदिता जलघरमाला-” इत्यादि में) गुणों का तथा इस 
(/उद्दितं मष्टल-” इत्यादि में) क्रिया का, दोनों उदाहरणों में ही विभिन्न विषय 
मिन्नधम्ियों में अन्यय होने से यह समुच्चय अलंकार का उदाहरण है | 
एक ही प्रधिकरण का उदाहरण है-- 
दृदय में तुम्हारे द्वारा रसे गये विरहाडुर को धारण करती हुई नायिका 
घमती है, प्राणों को कष्ट देती है, सोती है, वक जाती है और मूच्छित होते 
लगती है ।। 353 ॥। 
जैसे एक बार भी देसा गया सज्जन व्यक्ति ताप को शान्त करता है वैसे-वैसे 
बुमुदिनीयंधु (चन्द्रमा) मेरी रध्टि को कपूर की तरह शीतल करता है ।354॥। 
समुच्यय ग्रलद्भार का विवेचन समाप्त हुआ ॥ 53. 
श्राकस्मिकान्यहितो: सोकय्यं सा समाधिरिह ॥  सू. 83 ॥॥ 
प्रपहरति निशा मान समुदित एवाय पश्य शीतांशुः ।। 


श्र्थालद्भधार-निरूपणम्‌ 427 


[80श्र ] ए & ककारणजन्यस्य कार्यस्येत्यर्थ : । 
इति समाधि: ॥ 54. 
तत्प्रत्यनीकमुक्तं विपक्षसम्बन्धिनस्तिर॒स्कारः ।। सू. 84 ॥। 


सो5पि तदुत्कर्षार्थ: सम्मतमेतत्‌ कवीन्‍्द्राणाम्‌ ॥ 
प्रतिपक्षोत्कर्षाथ तिरस्कार: । यथा गद्भाधरे-- 


रे रे मनो मम मनोभवशासनस्य 
पादाम्वुजद्यमनारतमानमन्तम्‌ । 

कि मां निपातयसि संसृतिगत्त॑मध्ये 

नैतावता तब ग्मिष्यति पुत्र॒शोकः )! 355 ॥॥ 


श्रयं व्यड़ग्यों यथा--- 


जटा नेयं॑ वेणीकृतकचकलापो न गरलं 
गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुसुमम्‌ । 
इयं भृतिर्नाजड़ प्रियविरहजन्मा धवलिमा 
पुरारातिक्रोधात्‌ कुसुमशर कि मां प्रहरसि ॥। 356 ॥। 


अन्न विजेतव्ये पुरारातौ तद्धमेसम्बन्धित्वेन मयि प्रहारों निष्फल* 
इतीममर्थ परिपोष [य] ता5पहनवगर्भित श्रमेण व्यज्यते । 

इत्ति प्रत्यनोकम्‌ ॥ 55. 

54. सस्ाधि--- 


जहाँ आकस्मिक अन्य कारण के श्रा जाने से (कार्य में) सुकरता आ जाती 
है, वह समाधि अलंकार होता है ॥ सू. 83 ॥ 


(उदाहरण जैसे-) रात्रि मान को दूर कर रही है, श्रव उदित हुए चन्द्रमा 
को देखो । 


एक कारण से उत्पन्न होने वाले कार्य में (आकस्मिक श्रन्य कारण श्रा जाने 


से कार्य सरलता से सम्पादित हो जाता है तब समाधि अलंकार होता है), यह 
अभिप्राय है। 


. ०“ ष्पत 


४5५ काव्यालोक: 


६ प्रपटरति- इत्यादि उदाहरण में रात्रि में हो मानभंगरूप कार्य की 

मिंदि हो सकती है, पर झनायास चनद्धरमा के उदय से उस कार्य की सिद्धि सरतता 
परत: समाधि अलंकार है ।) 

समाधि अलदूद का निरेपणण समाप्तहुआ १। 54 


विपक्ष (झत्नु) से सम्बन्धित (वस्तु या व्यक्ति) का तिरस्कार प्रत्यनीक भल- 
दरार बहा जाता है ॥ सू. 84 || 

कविय्न्दों ने बह भी यह (तिरस्कार) उस (प्रतिपक्षी व्यक्ति) के उत्कर्ष के 
लिये माना है । 

प्रतिप 


गञीके उत्क्प के लिये जो तिरस्कार किया जाता है, वह प्रत्यनीक है । 
उदाहरण “रसग 


ख्ाधर! 2 

प्रे मेरे मन | कामदेव के शासक शिव के चरणकमलबुगल को निरन्तर 
समन करने वाले मुझे क्यों संसार रूपी गड़दे में गिरा रहे हो ? इससे तुम्हारा 
पृष्रन्भोक (कामदेव-दहन रूपी शोक) दूर नहीं होगा ॥ 355 ॥। 


(यहाँ श्रपने पुत्र कामदेव के शत्रु शिवजी का तिरस्कार करने में भ्रशक्त मन 
शिवजी से सम्बन्धित भक्त का तिरस्कार कर रहा है, पश्तः प्रत्यनीक प्रलकार 
£ | )बह ब्यंग्य जैते--- 


यह जटा नहीं है, वेधी के रूप में मृथ हुए केशों का समूह है। यह बिप 
नही है, गले में कस्तूरी है । यह सिर पर चन्रलेखा नहीं है, पुष्प है। झंग पर यह 

भस्म नहीं है, प्रिय के विरह से उत्पन्न बवलिमा है | है कामदेव ! शिव पर 
गेधित होने के कारण मुझ पर क्यों प्रहार करते हो ? ॥ 356 ॥। 

यहाँ जीतने योग्य शिव हैं, उनके धर्म से सम्बन्धित होने से मूक पर प्रहार 
निप्फल है, इस अर्थ को परिषोपित करने बाली अपहृ ति से गर्भित श्रम द्वारा 
ब्ययूग्यार्व व्यश्जित होता है । 

प्रत्यनीक अलझ्ार का निरूपण समाप्त हुआ । 55. 

उपमानस्याक्षेय: प्रतोपमयवोपमेयत्ता भवति ॥ सू. 785 ॥॥ 


पीमव्यक्धेणाक्षेपस्तदेक, उपमानतया  प्रसिद्धस्योपमानान्तरप्रतिष्ठाप- 
[80थ] यिपया? अनादरार्थमुपमेयत्वं कल्प्यते त/दद्धितीयम । ग्राद्य यथा- 





.. व्सयायदियया 


अर्थालछ्डार-निरूपणम्‌ 429 


आह्वलादकारिणि इशां ज्वलितप्रतापे 
दातयंतीव जनिते त्वयि वीर घात्रा। 
इन्दु:ः किमर्थमुदपादि कृतः किमर्थ 
भानु: पुन: किमिति कल्पतरु: कृतोभूत्‌ ॥ 357 ॥। 


अतन्र तुआक्षेप: प्रधानमित्युक्तं प्राक्‌ यथासंख्योक्तिस्तु प्रामादिकी 
उपस्का रत्वाभावात्‌ । अपरं॑ यथा-- 


3ए एहि दाव सुन्दरि क/णं दाऊण सुणस्‌ वश्नणिज्जम्‌ । 
तुज्म मुहेण किसोअरि चंदो उवमिज्जइ! जणोेणर ॥। 358 ॥। 


क्वचित्तु निष्पन्नसेवौपस्थमनादरकारणम्‌ । 


गवेमसम्भाव्यमिम॑ लोचनयुगलेन कि वहसि भद्रो । 
सनन्‍्तीरशानि दिशि दिशि सरस्सु ननु नीलनलिनानि ।। 359 ॥ 


एवमेवोपमानस्योत्क्ृष्टगरुणत्वेडन्यस्योपमानत्वकल्पनमपि प्रतीपमेव । 
यथा-- 


रत्तानां निलयः सुधासमुदयः क्षोणीतलेडरसिनं 

गाम्भीयेंण पराश्रयः सुविदितो मत्वेति मा गा मदम्‌ । 

मो रत्ताकर ! तावकीयमहिमा"-निर्माणस्व सहः 

सम्प्रत्येष घरावलम्बितपदो जागति कूर्माधिप:ः ॥ 360 ॥ 


इति प्रतीपम्‌ ॥ 56. 


आल्हाद० 
हे (मू. पा. टि.) 

. एहि तावत्‌ सुन्दरि कर्ण दत्वा आणु वचनीयम्‌ (पू. पा. टि.) 
उपमीयते (मृ. पा. टि.) 
अ्रयि एहि तावत्‌ सुन्दरि ! कर्ण दत्त्वा शूणुष्व वचनीयम्‌ । 
तव मुखेत कृुशोदरि ! चन्द्र उपमीयते जनेन ॥ इति संस्क्ृतम्‌ ।. 
रचनेत्यपि पाठ: (मू. पा. दि.) 

7. कछवाहा इति भाषा (मू. पा. दि.) 


९ +७ ० [>> किन 


७5% 


१] 
१++ 
श्र 

जे 


काव्यालोकः 


56, प्रतीप-- 

उपमान वा प्राक्षप (अर्थात्‌ उपमान की व्यथंता का प्रतिपादन करना प्रथम 
प्रहार का प्रतीप प्रसंकार है) प्रवबा उसी उपभान को उपमेय बना दिया जाम 
नो (दूसरे प्रकार का) प्रतीप अलंकार होता है ॥ सू. 85 ॥ 


]. (उपमान की रचना) किसलिये की गयी, इस प्रकार से (उपभान पर) 
धराद्प होने पर प्रथम प्रकार का प्रतीप अलंकार होता है । 


2. उपमानरप से प्रसिद्ध का, दूसरे उपमान की प्रतिष्ठा कराने की इच्छा 
में, (प्रसिद्ध उपमान के) तिरसकार के लिये उसकी उपभेयरूप में कल्पना कर ली 
भागे बह द्वितीय प्रकार का प्रतीप अल्ूपर होता है | प्रथम भेद का उदाहरण 
जैसे-- 


आहद्वादवकारी, नेत्रों से ज्वलित प्रतापरूप, अत्यन्त दानशील हे वीर ! 
विधाता ने आपको उत्पन्न करके चन्द्रमा को किसलिये उत्पन्न किया, किसलिये 
सूर्य प्रोर किसलिये कल्पदृक्ष की रचना की ? ॥ 357॥। 


(इस पद्म में आह्यादक गश्रादि गुणों से युक्त राजा के होने पर चन्द्रमा भ्रादि 
उपमानों की व्यथंता सूचित की गई है भ्रतः) यहाँ प्राक्षेप प्रधान है यह पहले कहा 
जा चुका है। यथासंस्य रूप में कथन तो प्रामादिक है क्योंकि वह श्राक्षेप का कोई 


उपयार नहीं करता । (प्रतीप झलंकार के) द्वितीय भेद का उदाहरण जैसे--- 


है सुस्दरि ! इधर झाझो । कान लगाकर इस निन्दाबचन को सुनो । हे 
कृशोदरि ! लोग तुम्हारे मुख से चन्द्रमा की उपमा देते हैं ॥ 358 ॥॥ 

(यहाँ मुरारूप उपमान के साथ जिसकी उपमा दी जा रही है उस उपमभेय 
सन्द्रमा के तुम्हारे मुस की भपेक्षा न्‍्यून गुणयुक्त होने के कारण यह उपमा ही 
नहीं बनतो, इस प्रकार “बचनीयं पद से चन्द्रमा का तिरस्कार व्यंग्य है । 

यही पर उपमा की क्रिया का निष्पादन ही (प्रसिद्ध उपमान के) तिरस्कार 
मा कारर होता है, जैसे-- 


है मद्र ! इस नेत्र-युगल पर इतना श्रसम्माव्य गर्व क्यों करती हो? इस 
प्रयार के सीसरमल तो तालाबों में चारों शोर प्राप्त हो जाते हैं ॥॥ 359 ॥। 


| विमलस सर्देव उपमानरूष में ही प्रस्तिद्ध हैं । यहां कमलों को उपसेय बना 
देगा की उनका निरम्कार है ।) 


श्रर्थालद्भार-निरूपण म्‌ 43| 


इसी प्रकार उपमान के उत्कृष्ट गुरात्व होने पर अन्य के उपमानत्व की 
कल्पना भी प्रतीप ही है, जैसे-- 

(मैं) रत्नों का जनक हूँ, श्रमृत को उत्पन्न करने वाला हूँ, पृथ्वीतल के आधे 
भाग पर मैं फैला हुआ हूँ, गाम्भीयं के कारण शत्रुओं का श्राश्नय (शरण) स्थल 
हँ--यह सुविदित है, ऐसा सोचकर अभिमान मत करो । है रत्नाकर ! तुम्हारी 
महिमा के निर्माण को सर्वथा सहन करने वाले ये कूर्माधिप (कछवाहा नरेश) 


अब पृथ्वी पर चरणों को रखे हुए (घरा पर प्रतिष्ठित पद होकर) जाग रहे हैं । 
॥ 360 ॥। 


(यहाँ रत्नाकर रूप उपमान के उत्कृष्ट गुणत्व को दूर करने के लिये कूर्मा- 
घिप को द्वितीय रूप में दिखलाकर साहश्य का वर्णन किया गया है ।) 
प्रतीप अलझ्भार का विवेचन समाप्त हुआ ॥ 56. 


[8ञ्र]। वस्त्वन्तरेश 4 पिहित॑ सहजेनागस्तुकेन वा यत्र । 
वस्तुचमत्कारि भवेन्मी लितमवलोकयन्ति? बुधाः ।। सृ. 86 ॥। 


सहजेन यथा-- 
अपाज़तरले शो. मधुरवक्रवर्णा गिरो । 
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्‍्तं मुखम्‌ ।। 


इति स्फुरितमड्भके मृगदरशां स्वतो लीलया । 
तदन्न न मदोदयः कृतपदो४पि संलक्ष्यते ॥| 36 ॥॥ 


आगसल्तुकेन यथा-- 


तदमभयपलायितानां हिमगिरिधरिणीषु कम्पमावहताम्‌ । 
पुलकितजडाड्भबैभवमन्योषपि *बुधो न जानाति ॥ 362॥ 


पलायितस्थितोथ्न्यो बुध इत्यर्थ: । 
इति मीलितम्‌ ॥ 58. 


साधारणयोगादेकात्प्ं प्रस्तुतस्य चान्येन उत्कृष्टगुरावियोगानन मीलितं ततन्न 
सामान्यम्‌ ।। सु. 87 ॥॥ 


उत्त्ृष्टगुणेन निक्ृष्टगुणतिरोधानाभावान्न मीलितं निषेधेनान्यप्र- 
तिष्ठापनाभावान्नापहनुति: । यथा-- 


].  ०मविलोकयन्ति 
2. वु 0० 


डे 
3५३ 
है 


काव्यालोक: 


मलयजरसबिलिप्ततनवो नवहारलताविभू पिताश 
सिततरदस्तपत्रकृतवक्त्ररुचो रुचिरामलांशुका: । 


शणशमृति विततवाम्नि घवलयति धरामविभाव्यता* गताः 
[६। ब] प्रियवसति प्रयान्ति & 'सुखमेव निरस्तभियोभिसारिकाः ।। 
॥ 363 ॥ 


इति सामान्यम्‌ ॥। 59. 
57. मोलित-- 


जहाँ सहज (स्वाभाविक) अथवा आगन्तुक किसी अन्य बस्ठु के द्वारा प्रकृत 
बस्सु का आच्छादन करने पर (तथा) वस्तुचमत्कारि होने पर विद्वज्जन उसे 
मीलित ग्रलद्वार कहते हैं ।। सू, 86 ॥। 


(सहज और आगन्तुक भेद से मीलित दो प्रकार का होता है ।) सहज का 
उदाहरण, जैमे-- 


नैश्नो का प्रान्त्माग चंचल है, मधुर झौर वक्रोक्तियुक्त वाणी है, विलास- 
पूर्णा मर्द गति है, श्रत्यन्त सुन्दर मुख है । इस प्रकार मृगनयनियों के शरीर में 
स्वत्तः ही लीलापुर्बंक मद उदित हो रहा है, श्रतः इसमें मद उदित होने पर भी 
सक्षित नहीं हो पाता ॥ 36] ॥॥ 

(उक्त पद्य में नेत्रों की चंचलता श्रादि शरीर के स्वाभाविक चिह्न हैं, जो 
मदोदय के समय भी होते हैं । इस प्रकार स्वामाधिकतया प्रसिद्ध होते के कारंग 
बलवान होने में उनके द्वारा मदोदयरूप वस्तु का तिरोघान कर दिया गया है, मतः 
मीजलित ग्रलक्वार है ।) 

प्रागन्तुक का उदाहरण जैसे-- 


उसके भग्र में भागे हुए (शत्रु) हिमालय पर्वत की भूमि पर कम्पन को 
धारण परने वाले लोगों (शत्रुओं) का पुलकित श्रौर जड़ श्रंगों के वैभव को 
(कम्पन, पुलक शोर जड़ता हिमालय की शैत्याधिकता के कारण है, ऐसा समभ- 

) मन्य बृद्धिमान व्यक्ति मी (उन शन्नुश्रों के मय को) नहीं जान पाते हैं । 
॥ 362 ॥ 


).. #भपता: 





४... गश्णवागता: शुक्‍लामिसारियात्वात्‌ (मृ.पा.टि.) 


4३ 2) 


हि । 


श्र्थाल द्भार-निरूपणम्‌ 433 

भागकर स्थित हुए अन्य वुद्धिमान्‌ व्यक्ति--यह अभिशय है । (यहाँ हिमा- 
लय में निवास करने के कारण प्रवल शीतरूप आगन्तुक है। भय चिह्नों के समान 
साधारण कम्प और रोमाञ्चरूप चिह्नों से भयरूप वस्तु को तिरोहित कर रही है, 
अतएव यहाँ मीलित अलड्ार का दूसरा भेद है ।) 


मीलित अलछ्ूधार का विवरण समाप्त हुआ ।। 57. 


58. सामान्य-- 


प्रस्तुत (वर्णनीय विषय) का अन्य (अप्रस्तुत श्र्थ) सम्बद्ध होकर अपसे 
उत्कृष्ट गुण का परित्याग किये बिना ही (अप्रस्तुत के साथ) ऐकात्म्य (अ्रभेद 

का) वर्णन करने पर वहाँ मीलित अलद्धार नहीं, सामान्य अलक्लार होता है | 
॥ सू. 87॥ 


उत्कृष्ट गुण के द्वारा निकृष्ट गुण के तिरोधान का भ्रभाव होने से यहाँ 
मीलित अलछ्छार नहीं है । निषेध के द्वारा अन्य की प्रतिष्ठापना का अ्रभाव होने से 
यहाँ अ्रप्नूति अलचझ्छार भी नहीं है। उदाहरण जैसे-- 

चन्दन-रस का शरीर पर विलेप किये हुए, नवीन हारलता से सुशोभित 
गतिश्वेत हाथीदाँत से बने हुए दन्तपत्र (आभूषण) से मुख को श्रलंकेत किये, 
सुन्दर तथा निर्मल वस्त्र धारण किये हुए शुक्लाभिसारिकाएँ (रात्रि में) चन्द्रमा 
की चाँदनी के पृथ्वी पर फल जाने से पृथ्वी के शुअ्र हो जाने पर (शुक्ल अ्रलद्ारों 


से अलंकृत होने से चाँदनी में ही मिल जाने के कारण) दिखलायी नहीं देने के 
कारण भयरहित होकर सरलता से प्रियतम के निवास पर जा रही हैं ।। 363 ॥ 


(यहाँ प्रस्तुत अभिसारिका और प्रस्तुत चन्द्रमा दोनों का घवलत्व गुण 
उनकी एकात्मता का हेतु, है, अत: दोनों की श्रलग-अ्रलग प्रतीति नहीं हो रही 
है, इस रूप में सामान्य अ्लक्कार है । 


सामान्य अलझ्कार का विवेचन समाप्त हुआ ॥58. 


अन्यगुणस्य ग्रह स्वगुसपत्यागेन तद॒गुरों भवति ॥ सू. 88॥ 


नासामोंक्तिकमरुणं तवाघरेणोज्ज्वलंः हसितैः ॥॥ 


यथा वा-- 


. ०रेनोज्ज्वलं 


द 
पक 
ई 


काव्यालोक: 


मालत्या: कुसुममधघायि नासिकाग्रे 
तन्वदुग्या वदति सखीजने रहस्यम्‌ । 
3तत्तस्याघरमवलम्ब्य यच्चकाशे* 
बंघूक॑ तदुचितमाचचक्ष ?तस्में। ॥ 364 ॥ 
इति तदुगुणा: ।। 59. 
तदहिपरीतमपुव? तमेव कथयन्ति फे४पि बुघा: ॥ सू. 89 ॥ 


रागिनि हृदये निहितस्तथापि नंवानुरक्तोडसि ।। 
यथा वा+-- 


गिरिसारकटिनकुचयुगसप्रिधिमाजाधि तन्वि ! 

हृदयेन श्रतिकोमलेन नानतनिधीयते किमपि काठिन्यम्‌ ॥॥ 365 | 
इत्यतद्गुणा: ॥ 60. 
59. तदगुए-- 


अपने गुण के त्याग के द्वारा अन्य के गुण का ग्रहरा तद्गुण अलझ्छूार होता 
£ ॥ गसू. 488 |। 


(उदाहरण जँस--) तुम्हारी नाक का मोती तुम्हारे हास के कारण उज्ज्वल 
झोर प्रधर के कारग्य प्रस्ण हो गया । 


(नासामीक्तिक के भ्रधर के रंग से रंग जाने के कारण श्ररण बन जाने से 
गहाँ तदगुण है । ) श्रयवा श्रन्य उदाहरण--- 


. संरीजनस्य (मू. पा. टि) 

2- ०्कासे 

3. मरीजनाय (मू. पा. टि.) 

4. मालत्या: कुमुममधरकान्त्या बंधूकसदश भृत्वा तस्मे सखीजनाय उचितमा- 
चचदा कि दतु मौनावस्थायां उच्च रघर मबत्यतों मौन कुद । सपत्नीसखी 
खणोति । (मू. पा टि.) 


5... धपूर्वमतदगुंशालद्ारं केपि मम्मटमट्टादयः कथयन्ति नतु स्वयं । 
(मृ. पा. दि.) 


श्र्थालद्भार-निरूपणम्‌ - कट 


कृशाज्री वायिका के नासिका के शअ्ग्रमाग में मालती का पुष्प धारण करने 
पर वह सखी जन में रहस्य कहता है कि उस (सखीजन) के अ्घर का अ्वलम्बन 
करके जो वंधूक (लाल रंग का पुष्प) के समान सुशोभित होती हो वह उस सखी 
के लिये उचित ही कहा है। (मालती का पुष्प श्रधर की कान्ति से बंघूक के समान 
लाल होकर उस सखी को उचित ही कहता है कि उस मौनावस्था में ऊंचे अ्रधर 
होते हैं, श्रतः मौन रहो, सपत्नी सुनती है ।) 364 ॥। 

(यहाँ मालती-पुष्प के अधर के रंग में रंग जाने के कारण बंधूकता सिद्ध 
होने से तदगुणा अलझ्भार है |) 

तद्गुरा भ्रलज्भार का प्रसद्भ समाप्त हुआ ।। 59. 

60. अतदगुण अलड्ूूर-- 

उस (तद्ग्रुण) के विपरीत (प्रर्थात्‌ अपने गुण का त्याग न करते हुए समी- 
पस्थ श्रन्य के गुण का अग्रहण होने पर) उस अपूर्व को कुछ विद्वज्जन अ्रतदगुण 
कहते हैं। (अपूर्व को अतद्गुणालद्धार कुछ मम्मटभट्ट आदि कहते हैं, स्वयं हरि 
प्रसाद नहीं ॥ सू. 89 ॥ 

उदाहरण जैसे-- 

राग (अनुराग, रक्तिम रंग ) से युक्त हृदय में (तुमको) रखा, फिर भी तुम 
अनुरक्त नहीं हुए । 

(यहाँ अत्यन्त अनु रक्त हृदय से संयुक्त होने पर भी नायक अनुरक्त नहीं 
हुआ, इसलिये झ्रतदुगुण भ्रलद्भार है |) अथवा जैसे--- 

हे कृशाज्भी ! पर्वत (या लोहे) के समान कठोर स्तन-युगल के समीप होने 
पर भी अतिकोमल हृदय कुछ भी कठोरता धारण नहीं करता ॥॥ 365 ॥॥ 

(यहाँ हृदय कुचों की कठोरता को ग्रहण नहीं. करता, इस शब्द-समूह से 
स्पष्ट है कि स्वकीय गुण का अत्याग होने से अ्रतद्गुणालद्डार है ।) 


अतद्गुण अलझ्भार का निरूपण समाप्त हुआ ॥ 60. 
संलक्षितसूक्ष्मार्थप्रकाशन सूक्ष्मसित्याहु: ॥। सू. 490 ॥ 
सज्भ तकालमनसं' ज्ञात्वा कमलं निमीलितं सुदशा ॥| 


असंलक्षितस्य संलक्षितत्वापादनमित्यर्थ: | 


[. संकेतकाले मनो यस्य त॑ं कड्न्चित्‌ कमल॑ निमीलितं सुरशा सायं संकेतों 
भविष्यति” (मू. पा. टि.) 


काव्यालोक: 


मम 
7्जक 
हे 


दृति सूक्ष्मम्‌ ॥6]. 

उद्भिन्नवस्तुनियूहनं॑ व्याजोक्तिनातिद्धूरान्तरं श्रपह सुतिप्रकारस्पैव 
सद॒भादात ।सू्‌. 9॥। 

यया-- 

शैलेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगूढोल्लस- 
द्रोमा०चादिविसंप्ठुलाखिलविधिव्यासद्भमद्भाकुल: । 
[82प्र| हा श4 त्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूतचिवान्‌ सस्मितं 
घलान्त:पुरमातृमण्डलगरा दू प्टोडवताद: शिव:* ॥366॥ 
इति व्याजोक्ति: ॥62, 
काउुश्लेयान्यां प्रन्यथायोजन वफ़ोक्ति: शब्दालजूगर इत्युक्त प्राक्‌ ।सू.] 92॥। 
इति वक्रोक्ति: 63. 
6], सक्ष्म प्रलझ्भार-- 

जाने हुए सूक्ष्म अर्थ का प्रकाशन सूद्षम कहा जाता है ॥सू.] 90।। 

(उदाहरण जँमे--) 

संकेतसकाल को जानने की नायक की इच्छा है, इस बात को जानकर सुन्दर 
नेत्रों बाली (नाम्रिका) ने कमल को बन्द कर दिया। (अर्थात्‌ सायंकाल का संकेत 
कार दिया ।) 

(यहाँ नायक को संकेतकाल का जिज्ञासु जानकर नायिका ने स्ाय॑ समय के 
सूभक कमल को हाथ से बन्द करके श्रसंलक्षित संकेतकाल को सुन्दरता से संलक्षित 
कर दिया कि संकेत सायंकाल में होगा! । भरत: सूक्ष्म अलझ्भजार का उदाहरण है।) 

सूक्ष्म भ्रलझ्ूार का विवेचन समाप्त हुआ ॥6व. 
62, द्याजोक्ति-- 

प्रकट हुई बम्तु को (किसी बहाने से छिपाना) व्याजोक्ति श्र॒लंकार होता 
है । ग्रपह नुति के प्रदयर का ही (पृथक) श्रस्तित्व होने से यह व्याजोक्ति श्रन्य 
प्रलंकार नहीं हो सकती ।।सू.] 9] 





).. #बलाद़: 


हे ह्लाज ः 5 कट है मि ९ 7 ड्ति के ५ र् ब्ध्ड बढ 02 नल 
२. पाएटलियि में "मिव” तथा “इति” एक पंक्ति में लिखेजाने से घिसर्ग 
नहीं है 


अर्थालद्भार-निरूपणम्‌ 437 

उदाहरणा, जैसे-- 

(शिव-पावेती विवाह में कन्‍्यादान का प्रसंग है) हिमालय के द्वारा समर्पित 
किये जाते हुए पर्वत-पुत्री पार्वती के हाथ के स्पर्श से उत्पन्न हुए रोमांच आदि 
के कारण समस्त (वैवाहिक) विवि के गड़बड़ हो जाने से और घवराये हुए (तथा 
उसे छिपाने के लिये) 'हाय, हिमालय के हाथ बड़े शीतल हैं' ऐसा कहने वाले (और 
उनके इस बहाने को समझ लेने वाली) हिमालय के अन्तःपुर की स्त्रियाँ, मातृ- 
मण्डल तथा गयणों के द्वारा मुस्कुराते हुए देखे गये शिव आपकी रक्षा करें।366।। 

(इस पद्य में पार्वती के हाथ के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले, शिव के सात्त्विकः 
भाव, रोमांच आदि से प्रकट हो गये, परन्तु यह हिमालय के हाथ के स्पर्श के 
शैत्य से हुए हैं, इस प्रकार कहते हुए सात्त्विकमाव को छिपाया गया है, अतः 
व्याजोक्ति अलंकार है ।) 

व्याजोक्ति अलंकार का विवेचन समाप्त हुआ ।॥62. 


63, बक्रोक्ति-- 

काकु और श्लेष के द्वारा अन्य प्रकार से कथन करना वक्रोक्ति है । वक्रोवित 
अलंकार को शब्दालंकार के शअसंग में पहले कहा जा चुका हैं ।सू.92।। 

वक्रोवित समाप्त हुई ।।6 3. 


डिस्सादे: स्वक्रियारूपवर्णांनं स्वभावोक्तिरलड्गरः ।सू.93॥ 


यथा-- 
पश्चादंत्री प्रसाय॑ त्रिकनतिविततं द्राघयित्वाज्भमुच्चै- 
रासज्याभुग्नकण्ठो मुखमुरसि सटाधूलिधृम्र' विधाय । 
घासग्रासाभिलाषादनवरतचलत्परोथतुण्डस्तु रज़ो 
मन्द शब्दायमानो विलिखति” शयनादुत्थित: क्ष्मां खुरेण।!367।। 


इदं नालच्टारान्तरं वस्तुमात्रपरत्वात्‌ किन्तु वेचित्रीमात्रमिति कश्चितु।% 
इति स्वभ्ावोक्ति: ।।64. 
'झ्रत्तीतानागतयोः प्रत्यक्षायमानत्वं भाविकम्‌ ॥सू.94॥॥ 


शयनोत्थिताश्वस्य स्वरूपवर्शानम्‌ (मू.पा.टि.) 
“लिखित 

कश्चिदित्यहं वच्मीत्यर्थ: (मृ. पा. टि.) 
अखितना० 


औी ० ७ *- 


डे ६ काव्यालोक; 


निर्जबति योगीन्द्रों महात्मा कुम्मसम्मव: । 
एचुलुके दुप्टो दिव्यों तौ मत्स्यकच्छपो ॥368।। 
इति भाविकम्‌ ॥॥65. 


किल्चिद्धर्स्मकृतातिशयप्रतिपादनाय प्रसिद्धतद्घर्माणां संसगंद्भिवन 
प्रोटोक्ति: ।सू.।95॥॥ 


हा शर्त न 


यवा-- 
वदद्भगासमुद्भूता सिक्ता कुझ्ू मवारिभि 
[६2ब] त्वदग्ग # सुलनां बाति कदाचिल्लवलीलता॥369॥। 


दति प्रीढीकिति: ॥॥00. 


64, स्पनावोक्ति-- 


बालक ग्रादि की अपनी (स्वाभाविक) क्रिया (अश्रथवा वर्ण एवं श्रवयव- 
संस्थान ) रप का वर्णान स्वभावोक्ति अलंकार है ।।सू.93॥। 


(“हमचरित , तृतीय उल्लास का उदाहरण--) सोकर उठे हुए घोड़े का 
वर्गन #--पीछे की दोनों टाँगों को फंलाकर, त्रिक (रीढ़ वी हड्डी के श्रन्तिम 
छोर)को भुफाने से लम्बे शरीर को यथासम्मव ऊपर उठाते हुए, गर्दन भुकामे हुए 
धूल से धृम्र वर्ण से अयाल वाले मुह को छाती से लगाकर, धास के ग्रास की 
ग्रमिनापा से होठ और मृह को निरन्तर चलाता हुआ, (इस प्रकार) सोकर उठा 
हा श्रोर धीरे-घीरे हिनहिनाता हुआ घोड़ा खुर से भूमि शोद रहा है ॥367॥। 

(महाँ सोकर उठे घोड़े की स्वाभाविक क्रिया आश्रादि का वर्णान होने से 
स्वभावोक्ति भर्लंकार है।) 

फिसी विद्धान्‌ अर्थात्‌ मेरा कहना है कि वस्तुमात्र का वर्णन होने से यह 
अन्य ग्लकार नहीं है, अपितु व चित्रीमात्न है । 

स्वमावोक्ति अलंकार का विवेचन समाप्त हुआ 64. 

65, भाविक-- 
ग्रतीत और अनागत्त पदार्थ (कवि के द्वारा) प्रत्यक्ष से कराये जाते है, चह्‌ 
बहा प्रलु॑दार है ।स.94॥॥ 


5 
पा हट किक हा कक 
टराटूरगा सग--- 


श्रर्थालड्डार-निरूपणम्‌ 439 


योगिराज महात्मा अमस्त्यमुनि की जय हो, जिन्होंने एक चुल्लू में उन दिव्य , 
मत्स्य और कच्छुप (अवतारों) का दर्शेत किया ॥368॥] 


(मत्स्यावतार-विष्णु का प्रथम अवतार है तथा कच्छुपावतार उनका ह्वितीय 
अवतार है । इन दोनों का प्रत्यक्ष वर्णत होते से भाविक अलंकार है ।) 


भाविक अलंकार का निरूपण समाप्त हुआ ।॥65. 
66. प्रौदोक्ति-- 


किसी घर्मं के कारण किये गये अतिशय के प्रतिपादन के लिये उसके प्रसिद्ध 
धर्मों के संसर्ग का उदभावन (कल्पना) प्रौढोक्ति है ।।सू.95॥। 


जैसे-- 
यदि लवलीलता तुम्हारे आ्रांगन में उत्पन्न हो और कु कुम-जल से सींची 
जायेतो शायद तुम्हारे श्रंगों की तुलना प्राप्त कर सकती है 369॥ 


(यहां साधारण लवलीलता उपमानता का भार सहन करने में समर्थ नहीं 
हो सकती, अत: कवि ने लवलीलता में तुम्हारे आ्रांगन में उत्पन्न तथा “कुकुम- 
जल से सिक्त' इन दो विशेषणों की उद्मावना अपनी प्रतिमा के बल प्रर की 
है । इत दोनों विशेषणों का क्रमशः अर्थ है-/नायिका का समानाधिकरण्य सह- 
निवास श्रौर '“केसरजल का संयोग”, इन दोनों विशेषणों से युक्त लवलीलता के 
सदृश कहने से नायिकांग में गौरता, मृदुलता आदि गुणों का अतिशय व्यक्त 
होता है।) 

प्रोढोक्ति श्रलंकार का विवेचत समाप्त हुआ ।।66. 

गुरास्य दोषत्वेत्र दोषस्थ गुणत्वेन कार्यवशादर्सन॑ लेशः ।सू.96।। 


गज्भाधरे-- 


अपि !वत्त गुरुगर्व मा सम कस्तूरिः ! यासी3- 
रखिलपरिमलानां मौलिता सौरभेरा* | 


ब्‌छ 

है (मृ. पा. दि.) 

भा गम हझत््यर्थ: (मूं. पा. दि.) 
ण्न 


ने जि 2 # 5 
$ हि + ढ़ 


काव्यालोकः 
गिरिगहनमुहायां लीनमत्यन्तदीन 
स्वजनकममुनव- प्राणहीन॑ं करोपि ॥370॥॥ 
ति लेश: ॥॥07 
समृद्धिमद्वस्तुवर्शनमुदात्तम्‌ ॥सू .97॥। 
यधा-- 
मुक्ताः केलिविसूभ्रहारग लिताः सम्माजनीमिः हता:* 
प्रात: प्राज़्एसी म्ति मन्यरचलद्वालां प्रिलाक्षारुणाः । 
दूराददाडिमबीजशश्चितधिय: कर्पन्ति केलीशुका 
सद्िद्वदम बने पु मोजनुपतेस्तत््यागलीलायितम्‌ ॥ 37] ॥। 
ज़त्वेन महापुरुपचरितमपि । 
तदिदमरण्यं यस्मिन्‌ दशरथवचनानुपालनव्यसनी । 
निवसन्‌ बाहसहायश्नकार रक्ष:क्षय॑ राम: ॥ 372 ॥। 
इत्युदात्तम ।। 68. 
67, लेश-- 


श् 


कार्यवश गुगा को दोप रूप में श्रौर दोष का गुण रूप में वर्णोन लेश 


हल हार कल्नलाता है ॥| सू ]96 ॥॥ 


“रमसगझ़्ाघर में (उदाहरण है) 


है कस्तूरी ! समग्र सुगन्धियों में सर्वश्रेष्ठ सुगन्धि होने के कारण श्रत्यधिक 


गये मत करो । सेद है कि इसी सुगन्ध से तुम पर्बत की गहन ग्रुफा में छुपे हुए 
अत्यन्त दीन अ्रपने जनक मृग को प्राणहीन करती हो ॥॥ 370 ॥। 


९५३. 


बैल 


(यहाँ गुण का दोध रूप में बर्गान होने से लेशालझ्लार का उदाहरण है ।) 
लेशालद्भार का प्रकरगा समाप्त हुआ ।।| 67. 

स्वजनर्क मृगमित्यर्थ: (मू. पा. टि.) 

प्रमुना सोरभेणश (मृ. पा. टि.) 

क्ता. 


मसाजनपतस्सवन्या ० 


अर्थाल द्भार-निरूपणम 44] 


68. उदात्त--- 

समृद्धि से युक्त वस्तु का वर्णन उदात्त अलछ्भार होता है ॥ सू. 97 ॥ 

उदाहरण जैसे-- 

(राजा भोज की स्तुति करते हुए कवि का कथन है कि-) विद्वानों के 
भवन में क्रीड़ा के समय (मुक्ताहार का डोरा टूट जाने से) सूचहीन हार से गिरे 
हुए तथा भाड़ ओं से इकट्ठा किये हुए मोती प्रातः शआ्रांगन में प्रवेश के समय धीरे 
धीरे चलती हुई वालाओं के परों में लाक्षारस से रक्तिम दिखते हैं । उन मोतियों 
को आमोद के लिये पालित तोते दूर से अनार के दाने समभकर खींच रहे हैं, यह 
राजा भोज की ही त्याग-लीला है ॥। 374 ॥। 

(इस पद्य में विद्वानों के भवनों की उत्कृष्ट सम्पत्ति का वर्णन होने से 
उदात्त भ्रलक्लार है |) 

(प्रधान अथे में) महापुरुषों के क्ृत्यों का अ्द्भुत्व (गौणा रूप से प्रदर्शन) भी 
उदात्त अलकझ्कार होता है, जैसे-- 

(लंका से लौटते हुए पुष्पक विमान में बैठे हुए लक्ष्मण का अंगद के प्रति 
कथन है-) यह वही वन (दण्डकारण्य) है, जिसमें रहते हुए दशरथ के वचनों के 
पालन के व्यसनी राम ने स्वयं के भुजबल की सहायता से ही राक्षसों का विनाश 
कर दिया था ॥ 372 | | 

(यहाँ वर्शानीय दण्डकारण्य का उत्कर्ष दिखाया गया है और उसके प्रति 
राम को अंगरूप में उपस्थित किया गया है, अतः उदात्त श्रलद्धार है |) 

उदात्त अलझ्छार का निरूपण समाप्त हुआ ।॥| 68. 

एतेषां संसृष्टिसद्धू रप्रकारं दर्शयत्ति-- 

तिलतण्डुलवत्‌ क्वापि क्षीरनीरवदन्यतः संसृष्टिः सद्धूरस्तेषां प्राचोनेरुप- 
पादितभ्‌ ॥ सु. 498॥ 

[83गश्र | संयोगन्यायेन स्फुटावगमस्तत्र तिलतण्डुलवत्संसृष्टि:। समवा &- 
यन्यायेनास्फुटावगमे क्षीरनीरन्यायेन सद्धूर: । 

तत्र शब्दालद्भारसंसृष्टि:-- 

कुसुमसौरमलोभपरिश्रमद्भ्रमरसम्भ्रमसम्भृतशो भया । 
चलितया विदधे कलमेखलाकलकलोइ्लकलोलदशा5न्ययार ॥॥ 373 ॥॥ 


.  नायिकया (मू. पा. दि.) 


3 काव्यालो क: 


उनुप्रासयमकयोंविजातीययो: संसृष्टि: । 
ग्र्यालद्भारयो: संसृष्दियथा-- 

सिम्पतीव तमोझ़ानि वर्षतीवाब्जनं॑ नमः । 

असत्पुमपसेवेव इृष्टिनिप्फलतां गता ॥ 374 |। 
ग्र्नोपमोत्परेक्षयो: संसूप्टि:। उभयसंसृष्टि:-- 
ग्रानन्दमन्थरपु्रन्दरमुकतमाल्यं मौली हठेन निहित॑ महिंपासुरस्य । 


पादाम्बुजं मबतु यो! विजयाय “मण्जुमओ्जी रशिज्जितमनोहरमम्विकाया: । 
॥ 375 ॥ 


रूपके प्रतिकूलत्वात्‌ अनुप्रास-उपमाया: परिपोपक? दइत्युभयो: 
संसृष्टि: । 
संसृष्टि श्रौर 70, सद्र-- 


इस (अलंकारों) के संसूप्टि और संकर प्रकार को दिखाया जा रहा है-- 
की पर तिलतए्टुलबब झोर श्रत्य प्रकार से क्षीरनीरवत्‌ (श्रलंकारों का मिश्रण 
होने पर) प्रानीन विद्वानों ने उनको संसृष्टि श्रीर संकर कहा है ॥ सू. !98 ॥ 

संयोगन्यास से (ग्रनेक श्रलंकार इस प्रकार मिले हुए हों कि) स्पष्टरूप में 
प्रसग-ग्रलग दियाई पड़ते हों, वहाँ तिलतण्डुलबत्‌ (मिश्रण होने पर) संसृप्टि 
नामक झलंदार होता है । समवायन्याय से (श्रनेक अलंकार इस प्रकार मिश्रित 
हों कि) वे स्पप्ट्नप से श्रलग-प्रलग प्रतीत नहीं हों, वहाँ नीरक्षीरन्याय से 
(मिश्रण होने पर) सह्कूर श्रल॑ंकार होता है । 


संगृष्टि--यहाँ (“शिशुपालवध”” के पप्ठ सर्गय का श्नोंक) शब्दालक्लार की 
संयृष्टि (फे उदाहरणरूप में प्रस्तुत है )--- 

पुष्प की सुगन्‍्ध के लोन से (मुस्त पर) घूमते हुए भ्रमर के सम्भ्रम के कारण 
धधिक शोमा घारण करने वाली, (भ्रमर के द्ातंक से) मागती हुई, केश-समूह 
के वारण चंचलनेत्रों वाली (प्रन्य नायिका की) सुन्दर मेखला का सुन्दर शब्द 
नें लगा ॥ 373 |॥ 


वे 
दर्ज 
श 


. यृष्मावम्‌ [मं पा. टि.) 
« मननमण्जीरसिलजिजि ७9 


० रिप्रोषक 


६९५३ 3 


अर्थालडूा र-निरूपणम्‌ 443 


ब्< 


(उक्त पद्य के पूर्वाद्ध में “मकार” तथा उत्तराद्ध में “लकार” की अनेक 
बार भआादृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। श्लोक के चतुर्थ चरण में “लकलो 
लकलो” तथा “कलोल कलोल” की आबृत्ति होने से यमकालंकार है । (एक ही 
पद्म में स्वतन्त्र रूप से) शअनुप्रास और यमक दोनों विजातीय शब्दालंकारों के 
अ्वस्थान के कारण यहाँ संसृष्टि भ्रलद्धार है । 


श्र्थालद्भार की संसृष्टि का उदाहरण, जैसे-- 


अंधकार मानो अ्रंगों को लीप रहा है, श्राकाश मानो कज्जल की वर्षा कर 
रहा है । दुष्ट पुरुष की सेवा के समान दृष्टि निष्फल हो गयी है ।। 374 ॥। 


यहाँ उपमा और उत्प्रेक्षा श्र॒लंकारों की संसृष्टि है । (पूर्वाद्ध में उत्प्रेक्षा है 
और उत्तराद्ध में उपमा है, दोनों अलंकार परस्पर निरपेक्षरूप से स्थित होने से 
श्र्थालद्भार की संसृष्टि है ।) 


(शब्द और अथं) दोनों भ्रलंकारों की संसृष्टि (जैसे--) 


आनन्द से शिथिल इन्द्र के द्वारा अपित माला से सुशोभित, दृढ़तापूर्वक 
महिपासुर के मस्तक पर स्थापित, सुन्दर नूपुर की भंकार से मनोहर झ्म्बिका का 
चरण-कमल आपकी विजय के लिये हो ॥| 375 ॥। 


यहाँ रूपक अलंकार प्रतिकूल होने पर भी अनुप्रास और उपमा झलक्कार 
का परिपोषक होने से इन दोनों (शव्दालंकार तथा अर्थालंकार) की संसृष्टि है । 
(वर्णों की आद्त्ति होने से यहाँ अनुप्रास नामक शब्दालछ्लूार है। “पादास्बुजं'' 
में “पाद: अम्बुजमिव” उपभा नामक श्रर्थालक्कार है। “पाद एवं अम्वुजं” रूप 
में रूपक अलेंकार मान लेने पर उत्तरपद “अमस्बुज” प्रधान हो जायेगा और 
“मञ्जी रशिज्जितमनोहरं” का अन्वय घटित नहीं हो सकेगा । “पाद” को 
प्रधानता देने पर लुप्तोपमा घर्मवाचकलुप्ता उपमा मानने पर अन्वय संगत बैठता 
है। श्रतः यहाँ उपमा ही है, रूपक नहीं । इस प्रकार अनुप्रासरूप शब्दालंकार 
तथा उपमा रूप अलंकार की संसृष्टि है ।) 


अथ सझूर :-- 


सच कक्‍्वचिदज्भाड्धिभावेन संशयेन एकवाचकानुप्रवेशिन च त्रिधा मवति 
॥ स्‌. 499 ॥ 


आद्यो यथा--- 


हल काव्यालोकः 


राजति वद्ीममभिहतदानवरासातिपातिसारावनदा? ) 
गणना थे यूयमविरतदानवरा/ सातिपाति सारा बनदा ॥ 377 ॥ 


ग्रत्म॒ यमकानुलोमप्रतिलोमयो:  परस्परापेक्षत्वेनाड्ाड्डिभाव: । 
वस्तुतस्तु अलंकारसंसृप्टिरिवात्र भवति । 

संशयेन यथा--“यः: कौमारहर:” इत्यत् “विभावनाविशेषोक्ति- 
सन्देहस दूर: । यथा वा-- 


यद्वबत्रचन्द्र "ै्मवयोवनेन श्मश्रुच्छलादुल्लिखितश्चका स्ति । 
उटामरामारखमौनमंद्राविद्रावशों मन्त्र इंच स्मरस्य ॥। 378 ॥॥ 


अगञ्र उपमितं व्याप्नादिभिरिति उपमासमासस्य मयूरव्यंसकादिभ्य- 
घ्नेति रूपकसमासस्य तुल्यत्वात्सद्धूर: । 


एकवाचकानुप्रवेशिन यथा-- 


मुरारिनिगंता लू “नरकप्रतिपन्थिनी । 
तवापि मृध्नि गझ्ू व चक्रधारा पतिप्यति ॥। 379 ॥। 


9 मु 

व्मी 

प्रभिर्ता ये दानवास्तेपां रासस्थ शब्दस्य अतिपाती आरावेण सह बत्त- 

माना नदाटुदायस्यां सा (मू. पा. दि.) 

4. प्रबिरतदानेन वरा ग्रासातिपातिसारों यस्या:ः सा गजता बनदानवखण्डन- 
प्रदा (मू. पा. टि.) 

5... धिमावना विना हेतु कार्योत्पत्तियंदुच्यते । सति हे ती फलाभावे विशेषोक्तिः 
तथापीति सन्देहः (मू. पा. टि.) 

6. वर्फ़्र चद्ध इवेति उपमासमास:। वक्तयं चंद्र इति रूपक॑ श्रनयो: सद्धुरः 
(म. पा. टि.) 

7. नरकासुर: नरक च (मं. पा. टि.) 


५3 रै3 «४ 
कर * क 


अर्थालड्डा र-निरूपराम्‌ 445 

ए्इत्यन्न उपमा श्लेषश्च । 

सद्धूर-- 

वह (सद्भूर अलदडूर) कहीं पर अद्भाड़िभाव से, कहीं पर संशय से और 
कहीं पर एकवाचकानुप्रवेश से तीन प्रकार का होता है । . जहाँ एक अ्लकझ्भार 
दूसरे अलक्कार का अद्भ बनकर उसका उपस्कारक हो, वहाँ भ्रद्धाज्धरिमाव सद्धूर 
होता है । 2. जहाँ किसी स्थल पर अनेक अलक्कारों का सन्देह हो, वहाँ सन्देह 


सद्भूर अ्रलक्भार होता है। 3. जहाँ एक ही वाचक द्वारा दो अलझ्धारों की 
प्रतीति हो, वहाँ एकवाचकानुप्रवेश अलड्भूार होता है |) | सू. 499 ॥ 


. श्रद्धाड्धरिभाव सड्भर- 
प्रथम (अज्भाद्भिमावसद्डूर का उदाहरण ) जैसे-- 


चन्द्रमा अंग्रुलियों के समान किरणों से केशसंचय के समान अंधकार को 
समेंटकर बन्द किये हुए कमल के समौन नेत्रों वाले रजनी के मुख को मानो चूम 
रहा है ॥ 376 ॥ 


यहाँ उपमा और श्लेपमृत्ना अतिशयोक्ति रूप में अ्रद्धाज्लिमाव है। शब्दा- 
लद्भारों का (अद्भाड्विमाव) सद्भूर जैसे--- 


जिसमें नष्ट हुए दानवों के रास (चीत्कार) का अ्रतिक्रमण करने वाली 
ध्वनि करता हुआ नद वेग से बह रहा है इस प्रकार की यह तटी (पर्वत की 
प्रान्तभूमि ) सुशोभित हो रही है । निरन्तर मदजल से शोभित बलिष्ठ एवं बचों 
का विनाश करने वाला हाथियों का समूह यूथ की रक्षा करता है ॥ 377 ॥ 


यहाँ (दानवरा सातिपाति सारा वनदा” इस पद-समूह की श्रावृत्ति होने से) 
यमक शब्दालद्भार तथा (यमक के अंश में झ्राये श्रक्षरों के उलटे तथा सीधे दोनों 
तरफ से पढ़ने पर वही पाठ बन जाता है ग्रतः) श्रनुकूल-प्रतिकूल चित्रकाव्य रूप 
शब्दालद्धार है । दोनों पादों में परस्पर एक दूसरे की श्रपेक्षा से अद्भाड्रिभाव 
विद्यमान है । (अतः दो शब्दालड्डारों का अज्भाज्विमाव सद्धूर है ।) वस्तुतः त्तो 
यहाँ भ्रलद्भधा र-संसृष्टि ही है । | 


2. संदेहसंकर--- 


. पाण्डुलिपि में सन्धि करके “पत्िष्यतीत्यत्र” लिखा है । 


हिल काव्यालोक: 


गशाय के द्वारा मापूर जैसे---'यः कोमारहरः” इत्यादि (सू. 7 की दृत्ति, 
में, पा.दि.) इसोह में विभावना घलदार है (अश्रववा) विशेषोक्ति प्लझ्ूार है, 


दस प्रगार संगय होने से सनन्‍्देश्मदर ग्रलद्दार है । अथवा दूसरा उदाहरण, 
मुग-सस्द्र में लययोवन के द्वारा मूछ के छल से खुदी हुई जो चमक है, 
(सा) सवेनद्रा ना रिगी तरणी की हढ मौन-मद्रा को द्रधित कर देने बाले कामदेव 


है मन्प ने: समान है ॥। 378 ॥] 
हटा उपमितं व्याध्रादिशि:/ इस सूत्र सु समास होकर (वक्‍त चद्र इव 
इस उपमिति समास के द्वारा) उपमा अलक्भार तथा “मयूरव्यंसकादिम्यश्च” 
समास होकर (बवय् चंद्र: एस प्रकार) रूपक अलझ्भार है। इन (उपमा 
तथा साधा दानों प्रन्नद्वारों के) तुल्य होने से संदेह सद्दूर भ्लझ्वार है ! 


3. एकबाचकानुप्रवेश सझ्ूर-- 


एकवानकानुप्रवेश सफ़र का उदाहरण है--- 


मुररिपु (कृष्ण) से निकली हुई, मरक (नरकासुर तथा नरक) से विपरीत 
मार्गवाली गद्ला के समान चक्रधारा तुम्हारे सिर पर गिरेगी ॥ 379 ॥। 


महाँ उ 


उपमा और श्लेप की प्रतीति होने से एकबाचकानुप्रवेश सद्ूर 
प्रसद्वार है । 


तदेव॑ जब्देकश रीरस्य काव्यस्य--- 


फटाक्षितं व्यञ्जनेका तत्रास्वादों रसः स्मृतः 
दाटू्य गुणानुसन्धानं !चारुतालजूः तिः स्फुटम । 
विशिष्टशब्दरपस्यथ काव्यस्यात्मा चमत्कृतिः । 

[४4 श्र| उत्पत्तिमूमि: प्रतिना म & नागत्रोपपादितम्‌ ॥ सू. 200 ॥] 


अतन्रेति काव्यालोके स्पप्टमन्यत्‌ । 


अब्यिदिश्मुनिन्तु [784 वर्षमाघशुकरासुनोी 7 रवे: | 
काव्यालोफमिदं पुर्णामका रिगुरुसलन्निघो ॥ 





], सामरसता ८ 


अर्थालडूपर-निरूपरण म्‌ 447 


ट््यं साधुकरीभिक्षा सुमनोभ्यः समाहता । 
बालानां तुष्ठये गर्वो न मनागपि विद्यते ॥ 
प्राचीन दिहोदितं बहुविधेम्नन्थेस्तवत्राहृतस्‌ । 
संक्षेपेण न किड्चिदन्यदुदितं गर्वेरय तद्वन्मया । 


व्याख्यातं तदुदाहतं तदुदितं. भूयोषपि तच्चापलम्‌ । 
भो विद्यागुरवः क्षमन्तु शिशवः कुर्वन्ति चात्मोचितम्‌ ।। 


इह्ेति काव्यलक्षणप्रस्तावे अन्नेति काव्यालोके, चकारो युकताथे, 
सर्वमलद्भारस्वरूपमवदातम्‌ । 


इति श्रीमन्माथुरमिश्रगज् शात्मजहरिप्र सादनिभिते का व्यालोकेडर्था - 
लड्धभारनिरूपणनामा सप्तमः प्रकाश: ॥॥ 7॥ समाप्त [:]। 


सम्वत्‌ 798 वर्षस्य पौषशुक्लद्वितीयायां लिखितं चोक्षचन्द्र ण । 
श्रेयो भवतु! समेषाम्‌ । 


श्रलड्भाराम्वुघेः पारमाप्तुमिच्छा भवेद्यदि । 
[84 ब] काव्यालोकप्रवहणं तदाश्रयत कण्ठत: ॥| ) ॥। 


इसलिये शब्दरूप शरीरवाले काव्य का--- 


एक मात्र व्यञ्जना ही कटाक्ष दृष्टि और झास्वाद ही रस कहा गया है ॥ 
गुणों का अनुसन्धान ही दृढ़ता है। स्फुट अलदूार (अलंक्रिया) ही सुन्दरता 
है। विशिष्ट शब्दरूप काव्य की आआरात्मा चमत्कृति है और प्रतिभा ही उत्पत्ति 
भूमि है। यहाँ (“काव्यालोक” में) यही अल्पमात्रा में प्रतिपादित किया गया है । 
, ॥ सू. 200 ॥ 

“अत्र” से अपिप्राय है “काव्यालोक” में । अन्य स्पष्ठ ही है। 


पुष्पिका--- 


सम्वत्‌ 784 (अ्रव्घधि-4, दिक्‌ू-8, मुनि 7 तथा भू-। संख्या का वाचक 
है, भ्रत: “अ्रव्विदिड्'मुनिभू” का अर्थ हुआ ]784) सूर्य संक्रमण की माघ 
शुक्ला सप्तमी को ग्रुरु के सांनिध्य में यह “'काव्यालोक' पूर्ण किया गया । 





4. भववतु 


हि काव्यालोफः 


सा [वाहयालोकरपी) माथुकरी भिक्षा (जिस प्रकार मधुमवससी एक फूल से 
दुसरे फुल पर जाकर मधु एकत्र करती हैं उसी प्रकार घर-घर जाकर भिक्षा 
मांगने को भिक्षा कहा जाता है) बालकों की तुष्टि के लिये पुष्पों से 


ग्रयया विउ्रज्जनों के ग्रन्थों से)संचित को गई है । (इस रचना का मुझे) अ्रल्पमात्र 


न्‍ 
अट+ चअचट्रण दाह 7 
भा गले सत्ा हू । 


प्रायोन विद्वानों द्वारा बहुत प्रकार के ग्रन्थों के माध्यम से जो यहाँ (काव्य- 
गग्प्र के श्षत्र में) कहा गया है वही यहाँ संक्षेप में लाया गया है| गर्व से झन्य 
गद्य नहीं तहा है। उनके समान ही मैंने व्यास्या की है, वही उदाहरण दिये 
कहा है. फिर भी वह चपलता ही है। है (काव्य) विद्यागुरुजन ! 

) क्षमा करें, शिशु तो स्वयं को उचित लगने वाला कार्य ही करते हैं । 


2 


्आ प्ले 


एह ता अर्थ हे--काव्य-लक्षण-प्रस्ताव में, “अपर” भ्र्थात “काव्यालोक 
में, मकार का प्रयोग युक्त भ्र्थ के लिये किया गया है । इस प्रकार समस्त 
ग्रतदारों का सुन्दर स्वरूप बताया गया है । 
श्रीमान्‌ माथुर मिश्र गज श के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा निमित “काव्यालोक 
या ग्र्थालद्वार-निल्पण नामक सप्तम-प्रकाण समाप्त हुआ )। 7 ॥ 


मम्बत्‌ ।798 वर्ष की पौष शुक्ला द्वितीया को चोक्षचन्द्र ने इसे लिखा है । 
से लोगों का कल्यागा हो । 


यदि अ्लझ्दारम्पी समुद्र को पार करने की इच्छा हो तो कण्ठ से “काव्या- 
लोक रूपी जहाज का झाश्रय लो ॥। । ॥॥ 


449 


चक्रबन्धः 


चित्र काव्य 





472/9% ॥+2] | ४१॥2//22॥५% 





( < ; रू 
ि &/शि/०) के 
फट (०/४) 5 | #> | 4५4&%# 4 4 
८७५ ५ + है 
हू ७2 ४ 9. 8 
५६७८९ 4? ६2१९२ 

६३96 रे 29 


#७छ 





रे 


काव्यालाक: 


(४ 


च् 


रत 


पड 
३ 
क्र 


५ के 
ही 
आर 
क्षो5 

न 
हू; ४ ० को 
* 

+ 

ह न 
क्- 
तक 

है है 
श्र 
पर रा 

५ 
5 

* + 

पे, 5 

के है 
ली 
#ह हे 
डे 
&: 8. « 
भा बन 

ध 

१; ढ 
५ 

न 

ि 

हु 

(है 

ञ+ 

ल्‍ 


+ 


४०।२&ए॥६६४००९९)४2) 2५४४९ प्रा 5६0: ५८20७४७॥|२ ७९६ 


(ट. 
2 5 हि 7 पति सकि . 
क्र 


४2 2॥/2/%:28(2)2[950202/52 हद]2 02५ ऐड 245 डे व: 


[>|९ 
शगिहएए2॥एंशएकरी5छएएफ /रप 27 2छ९फेकडमिपितट का >2६ 





हम ्‌्न्क है +ह ५१९ 05 कर रे क्र हि हे 
८.(८ ४2५22) 52228 3७:72 पर (०२४3: :॥2६ 2 सक०५७ -+४६2७४३ 
९६89१ [2252 >7022|2५४ ९ 2४ ४2०४३)2 5 00॥25 20४: 2 ७) (2 हा 


९००७९॥७॥ए०[फरा229:-४०७) ७२७०७ एप: 

9872५ २०० ६2) 82 ४0८ [-2९ 203१2 28४2. 2.0ै ८१ 

(5 28 ५०७॥७।४४ पट .[]॥92: पो छ ४22 पर ४०:४६ 2050) । 2१८४ 

बा पहल: 0]॥20५ ४ 20 पट एडफा घर 202५2॥ ६ 2 
(६-६ 


४) से रस है ना, +$0७५०७८ 33]98| 
प 


न्ज्जाजज+-........ह0................ 





१४)[-) 2 0।॥: कर ४५ 
6:(2|5। 3 02४०२४:४ह 60228 ऐ2 (432 00)॥: 0 ॥0[5 ॥0ग बे 
कफ पद न 

॥ (३३३३ 8 ० ".न्भ्शी 0॥2श७। ०४८ के: ह 6 

“जप: 50 शक 9. दी अर 23 5 08 ४८:८८०.०३८ 50५७६.५ ८५ के 7 पका के + ड़ + ७६४ २ आयबोरक मन कर अब; क क२ पलक # कट बंकी ५: के. ४ 8 ४ ३ विक्की किन अर “कीवक कै ह र्‌ 3८०५ <थ 


45] 


प्रतिनिधि पत्र 


050 ॥73,0 ।॥% /२|४ 9 ५।।2॥22 ५: 


ही] 








39% ६३७३६ ४४४७-३:७८ 
3250 5७७ ऐ:: एप ७४४५४४८ 


4 आओ स्व चर] 








/22:277? ६ ०22 इन्ट/0/0 7 धै/-अ /ट्र४ 


-> पा ५७ ५ र>फ०१4००० फैल रै++ 












५४५८ टि + + ४, +7.7 ०४2२९ ५ आर «25 मं 25.६ ३६९७७ 

क्र 2४० .. १7०४४: | ह >प्ड्३ 

६2 22907: ६४४ ६: 2४६८2 2६९ है मै ४४ ३ 
शिया ४:१३82४ 











न मेड 72०३2 7 72 ४7. 
८22 ८407:7/ 2४% ::२ 
प+ मल 


ह६2 8:2५ २७ ६२३ 














2 >धिच.2 २ | १ डक जा 

404 कक 0८545 8 नी 

औ 5३5 » २-० ६३ है न न कर म्ट ५४३ ७४७०४ 7227 7९. 

री ८7 डे रथ | हक ० "2 ज्ल्ड हे न्‍ ढ़ बन पाक प्ज्फर ग 

्ट "लए मल की आओ - 5० 
0२२३ का क बे 


(० ०० छा 





















च धन 


न 





5209%8/ ५ 2770० 


७7 टेट, 
४ ४८/४- ० न बु++ बन 
मु ल्‍ रे 


० १ 2० ५: 











० 
3०.० 40 ८2४६ "5 
के आस ह ० हि रु 
02275... 

44,52० -२। 


















5 पर (६ 4 
45. | लि ह5 2 हम क:2 की (४ 
2०% 2222 72/22/22५2 हटा 
६7 “-+मक- प्र 4 [| आज 2९ 2; या * 
है ० कर 


7282 80//7 5 02094 82 02272, 2 75: 
क्लौ पर 225५ को ह लाल मिले: दा 
76 क5। ४४७३४ घटने. | ध्छू सात पर + 9) ३: 


20 23३९ ०५ 55% 











कि 
:74200 ५-८! 

74 0 पक: 
ढ ज्ज्क 








भ्फत 











94 ६: २८६ नि ७ 2 5 हक न न ्््श न हु दोहे कर ् । 
हि टि 88 पड: (49200 43% 4 १३५० १४६ ०८४३४०४६६ १282: 922. रह क # 20६४ ६४३३४ ४28: [४ : 
न “की | जवलमनन-जननननन ले +थ कप: अन्न बभऔ.०-+भस>मनो जननी लेक +ननननननतज >न-नज कनामजि लत पक हरे 32 डिस्कसरकसरेरररप ० २०९०५ ००२० रस 2३ व०९ «नल २९२७५५५००००० ०५००० ५... ५ 


सुत्र 
अक्लिष्टपदसन्ध्या 
अग्रूढगूढवाच्याडरा 
अद्धिन्यु॒त्वप्राप्ती 
अतिरिक्तसदश 
अतीतानागतयो: 
श्रथ गुण विशेषे 
अथ हेतूत्प्रेक्षा 
अधमं नार्थवेचित्या 
अनुमितिकरणा 
अनुप्रासो व्यञ्जना 
अनुरूप: संसर्गः 
अनेक क्रियारामेक 
अनौचित्येन च 
अन्य गुणुस्य 
अन्यतरस्याधिक्या 
अन्या परोढा 
अन्यार्थानां पदानां 
अन्यो रसः शान्तः 
अपकर्ष: प्रधानस्य 
अप्रस्तुतेन सरशं 
अभिधाशक्तिरेतस्या 
अय॑ दोष: प्रगृह्य 
अर्थानां सम्बन्धो 
अर्थान्तरस्मृतते: 
अ्र्थान्तरे संक्रमित 
ग्रथपित्ति: केनचिद 


सूत्रानुक्रमरिषका 


पृष्ठ सं. 
264 
32 
237 
30] 
437 
252 
340 
99 
4]3 
256 
400 
352 
[0 
433 
402 
464 
259 
494 
97 
377 
78 
208 
4]5 
89 
]07 
423 


सृत्र 
अलक्षितो$पि शब्देन 
अलौकिको$पि भोगात्मा 
अविरोधे5पि विरुद्ध 
अव्यडग्या सा 
असक्ृद्दृत्ति 
ग्राकस्मिकान्यहेतो: 
आक्षेप: स निषेध: 
आया त्रिधा 

आयदो रसादि: षोढा 
आद्यो रसादिरित्युक्तं 
आधियमेकमुकक्‍तं 
आरोपस्थैवारोपा 
आलम्बनोद्दी पना 
आविर्मावतिरोभावा 
इत्थं ध्वनिग्ु णी 
इत्थमन्येषि भेदा: 
इष्टविपरीत 

इह खलु गुर 

उत्तमं ध्वनि 
उदात्तोद्धतनामानौ 
उद्वुद्धस्याउनु भावे 
उद्मिशन्नवस्तुनिगूहनं 
उपका रोन्योन्य 
उपमानस्याक्षेप: 
उपमानादुत्कर्षो 
उपमानोपमेय 


पुष्ठ सं. 
88 
53 
३387 
84 
257 
426 
386 
259 
]09 
]40 
4]5 
322 
6] 
6] 
]38 
263 
402 
425 
97 
62 
6] 
436 
402 
428 
36] 
288 


हथ साल शिया 
ग्रौपस्यानिशय 

कटा क्षित ब्यज्जनका 
कायएलेपान्यां 

तिपि स्ख्यस्जना 
कार शगातन्पगर्ये 
वाय्यस्य परमाह्ाद 
काइने भक्तिरधस्था 
विशियिद्म्मकूता 
फैनिदकाएता 
ल्षमागर्यमृदृत्वा 
गर्भसन्दष्टागावपि 
मुणस्य दोषपत्वेन 
गौगप्रयानभावाद 
घटावचिछिस्ताकाणाद 
सिने बिक्‍लसता हँतु 
गेतावयियाशों सस्तत्र 
टिम्मादे: स्वक्रिया 
तरात्यद्शन स्थाद 
सत्र उपादानलक्षणा 
सभ्र समस्तवस्तु 
सत्प्रत्यवीःमृक्त 

तद दिया मतम 
संद्िधरीसपूर्व 
वनिवताएएल व्यू 
तून्यदल ६: यरे। प्र 


का १ 
सडबनाउयालया 


0व 
438 
<5] 
62 
259 
439 
365 
858 
]88 
94 
437 
330 

8] 
3]9 
427 
259 
434 
44] 
424 
358 


सत्र 


पर] 


भयारतां णेपतां 
दक्षो ध्ृष्टोनुकुल 
दोपेक्षणाद गहँणादि 
घर्मलुप्ता वाक्‍्ये 
निन्दास्तवना म्यां 
नियतानां धर्मकय॑ 
निरवयवं पुनद्दिधा 
निर्दोप॑ गुणवत्काव्य॑ 
निर्वेदग्लानिशंकाण्या 
निर्वेदग्ला निशंकाथा 
निश्चीयमानमुपमा 
निह्न तिरिह 
पंक्तिनिबद्धार्थानां 
पदेष्प्येयम्‌ 
पर्दकदेशरचना 
परिवृत्तिविनिमयत: 
परिसंस्या सामान्य 
परे धीरादि 
पुच्छमुत्त रपादा म्यां 
पुन: पुनः 

पुन्ज्येप्ठा 
प्रक्तार्थप्रतिपादक 
प्रथिताश्नयं विनेवा 
प्रवन्धे5प्यर्थ 

बह इह साधारण 
विम्बप्र तिविम्बत्ये 
मंग्यन्तरेणश 
मावश्चित्सम 
भावस्य शान्ति 
भावों देवादिविपया 
भाव्यमाने चमत्कार: 


काव्यालोक: 
पुष्ठ सं. 


25] 
62 

93 

295 
383 
350 
322 
97 

6] 

]80 

38 
332 
407 
[27 
[4 
4]8 
4[9 
[0603 

262 
227 
863 
369 
404 
28 
354 
355 
38] 
60 
744 
09 
67 


सूत्रानुक़़मणिका 


सुत्र 


भेदास्तदेकपञ्चा 
मध्यमे तच्च 
मध्या धीरादि 
सुख्ये रसे$ड्धित्व 
मुग्धा मध्या 

यत्र तु प्रकृष्टारति 
यत्र प्रकृती धर्म: 
यन्ोत्तरोत्तरं 
यत्नोपमानिषेधो 
यदसम्वन्धवचन 
रतिरन्योन्यसंसर्गा 
रतिहासौ शोकभये 
रमणीये४रमणीये 
रस: शमादिका 
रसस्य शब्द 

रसे त्रेधापि 
रसेष्वपि विभावादि 
रीति: समास 
रूढयोगादिना 
रौद्रस्तेक्षणा ववोधा 
लक्षणारोपिता 
लक्ष्यग्यड्ग्यक्रम 
लाटो ललित 
लोकोत्त राह्माद 
वक्‍्त्रादिवैशिष्ट्या 
वक्‍्त्रायौचित्य 
वक्रोक्तिरप्यनुप्रासो 
वस्तु वालडकृति 
वस्त्वन्तरेण 
वस्त्वलद्कार 
वाक्यार्थोपस्कार 


पृष्ठ सं. 


30 
98 
69 
43 
]63 
483 
35] 
40 
308 
366 
38 
58 
366 
53 
225 
24] 
8] 
253 
हक 
)89 
8] 
420 
257 
58 
94 
230 
256 
42| 
43] 
20 
286 


सूत्र 


विनयाज्जं॑वसंयुक्ता 
विवक्षितान्यपरता 
विशिष्टशब्द 
विशेषाधायकस्तेन 
विषयस्य विषयिणा 
विषयात्मनंव 
वृत्तिह्दयविरामोत्था 
वेश्या सामान्य 
वेयधिकरण्यमुभयो 
व्यक्तो&पि व्यक्ति 
व्याहन्यतेडल्प 
शब्दः शरीर 

शब्द: प्रचण्डतामेत्य 
शब्दस्थानविलासो 
शाब्यनेकार्थशब्द 
शास्त्रकान्तार 
शुद्धा गौणी च 
शुद्धा निश्चयगर्मा 
शद्ध हि मन्मथो 
शोकश्चित्तस्य 
श्रौत्यार्थी च हे धा 
शलेष: प्रसाद: 
संयोगदृत्त्यालड्भार: 
संरम्मरूपोत्साहा 
संलक्षितसुक्ष्मार्थ 
सड्कुचन्त्येव वाक्‌ 
स॒ च क्वचिद 

सच त्रिधा 

स च त्रिविधः 

स चाय रसो 
सञ्न्चायदिविरुद्ध 


455 
पृष्ठ सं. 


64 
08 
239 
24] 
345 
327 

85 
464 
399 

90 
406 

67 

87 
403 

93 

65 

84 
327 
82 
87 
289 
244 
256 
9] 
435 

86 
443 

73 
24? 
55 
236 


्््ल्ज 


शसास्तर निर न 
2; 5उम्यना 
प्रद्िमदयस्सु 
सम्भावनमस्प्रेक्षा 
गरयधामध्यदोपरत्यं 
सदी एस्य सये 
साण चित्र बस्ल 
सॉदिगशानसंस्कार 


साथारगायामाद 


रे 
हद भ्ट ६ 


साप्युततास्पद 
सामिप्रायकमवर्तं 
मास्येन निरापिते 


304 
40 
ब40 
उउ4 
230 

56 
267 
0 02 
43 
336 
37] 
309 


सत्र 


डे 


पामान्येन विशेषों 
सारोपाध्यवसाने 
सैवोपमानलुप्ता 
स्तम्मः स्वेदो 
स्वतःसम्मव्ययें 
स्वशब्देनाप्युक्ती 
स्वाधीनभत्‌ का 
स्वाधन्यसाधारणा 
स्वीयाभेदास्त्रयो 


हासश्चेतोी विकाश: 


हेतोः प्रतिपेथे 
हेतोवक्य॑ 


काव्यालोबः: 


पृष्ठ सं. 


4॥ 

8] 
295 
]79 
2] 
236 
064 
]63 
]63 
]86 
393 
4]0 


उदाहत श्लोकानुक्रमणिका 


इलोक 

अखवंगुरुगर्व 
अखिलकविसम्म्त 
श्रद्धा लीभिरिव केश 
अचतुर्वदनो ब्रह्मा 
ग्रजाविकमिवेभार्नां 
अड्जिताधरमन 
अ्रणं लउह॒त्तराञ्र॑ 
अतन्द्रचन्द्रभ रणा 
अतिकोमलता ममा 
अति घवलो$पि 
अतिभरशालिस्तन 
अतियौवनेन 
श्रदह्मताग्निज्वाला 
अद्य या मम 
अ्रद्यापि स्तनतुद्भ 
अधिकन्धरं भुज 
अधिज्यमदना 
अनपेक्षितोपकारं 
अनशनमातप 
अनुभूय कमलकीरक 
झ्पठितमदना 
अवहाय सकलबवान्धव 
अप[द्भधतरले इशो 
अपारे खलु 

अपि तुरगसमीषा 
अपि चत् गुरुगत 


पृष्ठ सं. 
249 
302 
444 
325 
]9] 
[[] 
346 
30 
272 
246 
338 
45 
230 
306 
2]4 
75 
)7] 
355 
339 
4]6 
67 
87 
43] 
363 
343 
439 


श्लोक 


अपि यान्तु 
अप्यवलोकित 
अमवन्मतमित्यु 
अभिनवनलिनी 
अभिरामतासदन 
श्रभीष्सता त्वन्मुख 
अमन्दारविन्दो 
अमितगुरगो$पि 
असृतकरादियसरित 
अमृतममृर्त कः 
अय॑ वकुलपादप: 
भ्रयं वारामेको 

अर विन्दगन्धवन्धो 
अरिमेद: पलाश 
अरुचिनिशया 

अल स्थित्वा 
अलके तिलके 
अलमतिचपलत्वात्‌ 
अवधघूतालक 
अ्रवलोक्य मातर 
अवनमितमुखी 
अ्रवनम्य मुखा 
अविरलविग्रलद्वानो 
असता च सता 
अस्थिमालामयीं 
अहह दहति 


पृष्ठ सं. 
- 273 
398 
22. 
388 
302 
342 
३378 
309 
276 
20 
272 
394 
280 
265 
366 
28 
343 
205 
84 
489 
69 
[70 
376 
265 
4]8 
87 


हा रलामारया 
4 

णफ्ह #7५ * »६ जे 

छागता: रथ 

धादियों्य स्थितों 

धानन्दपूरिततिमिव 





भ्रानगरमस्यर 
घातीलमरामापीन 
धापरगतो5पि गुण 
प्रपरगतोऊपि साधु 
प्रालोस्य सुन्दरि 
ग्रालोचयितु लोका 
प्राश्शाद्रनास्य 
४ उफोट्यों एड 
प्राद्रादकारिणी 
हन्दुधिभाति कपूर 
उत्सम्पिनी सनुलता 
उत्तानोच्द्ूनमण्टूक 
उत्पत्य गयने 
उत्यिक्तरया 
उदम्पद्रोमासन 
उदयति बारिघरो 
एंटितें मण्डल 
संदिता जलधर 
उदेति सविता 
उद्धामोन्मदकाल 
उद्मिद्रकोकनदता 
उम्मेध थो मम 
एपत्रास्त कोफे: 
एयीं शामति 
४ हट दाय 


॒ः 2 
कक कु जी कऊ 2 का के “कसन्कत- ऐ९१॥ 
दिया /म कम] 
न 2: 


पृष्ठ सं. 


94+ 
234 

97 
]29 
855 
442 
280 
4]3 
355 
33| 
4]5 
274 
]89 
429 
2]2 

90 
232 
343 
875 
]79 
327 
425 
425 
246 
248 
432 
338 


लंच - जैं& एड कल 
3७ 0 ० 
८0 (० 


हि] 
हि] 


श्लोक 


एतावति प्रपण्से 
एते निस्तीर्ण 
एतत्प्रमाणास्तन 
एसो अपुब्य 
झ्रोमित्युवत्यस्तमं 
कटाक्षशरसंमिन्ना 
कटिः क्षीणा मन्दं 
कटु जल्पति 

फण्ठे कराम्यां 
कतिपयदिवस: 
कदा तदमलेक्षरां 
कपाले मार्जार: 
कमल निरणायि 
करकलितकदम्ब 
करकृतचक्रप्री ते 
करतलनिहित 
करिकुम्मतुलामु 
करिविरहितमवनी 
करिहस्तेन सम्बाधे 
कला किमिन्दो: 
कलिन्दजातीरमरे 
कविवषत्राम्बुजा 
कामिनीगण्डपाण्डु 
काहमस्मि ग्रुहा 
कि तीर्थ गुरुपाद 
कि ब्रु मस्तव बीरे 
कि रोदिपि हत॑ 
किमकाण्ड एवं 
किमसुमिलंपिते 
किमह कवयामि 
क्रिमिदं वस्तु वा 


काव्यालोक: 
पुष्ठ सं. 


305 
रेबव 
278 
36 
278 
2]06 
396 
36 
280 
348 
)84 
330 
378 

98 
373 
77 
4]2 
378 
232 
328 
338 
।24 
230 
282 
42] 
245 
25 
873 
325 
4] 8 
]92 


उदाह्त श्लोकानुक्रमणिका 


श्लोक 


कीत्तिस्तवेशवत्त 
कुज्जे कुड्जे मधु 
कुटिलतामलके 

कुरु मुकुरमिदानी 
कुसुमसौरभलोभ 
कृतमज्जनं सुधाया 
कृतमनर्थकमेतदनारतं 
केशग्राहं ग्रहीयातां 
कोशलपाल कृपालय 
क्रीडित्वा जलधौ 
क्रौज्चो5द्रिरुद्दाम 
कव खलु मृदुमृूणाल 
क्व चंडकरचापलं 
क्षत्रादू: रविनाशाय 
क्षुद्रा: केमी क्षितीशा: 
खण्डिताखण्डला 
गद्ध व कीत्तिरमला 
गच्छाम्युहण्ड चाप 
गजेन्धनगनिगतां 
गराइ प अंब 

गन्धेन सिन्धुरधुर 
गर्वेमसम्भाव्यमिमं 
गिरयोध्प्यनुन्नति 
गिरामविषयो 
गिरिसारकठिन 
गुणानामुत्पत्ति: 

गुरु अण पसाअ्रणाए 
गोपीनयनचकोरी 
चक्रन्द चक्र दहता 
चक्रन्द हतारं चक्र 
चन्द्रज्योत्स्ना 


पृष्ठ सं. 


34] 
246 
246 
]77 
44| 
84 
470 
24 
37] 
4]5 
390 
275 
]79 
4]2 
9व 
00 
290 
228 
320 
467 
305 
429 
388 
402 
434 
322 
96 
262 
259 
259 
]75 


श्लोक 


चन्द्र चन्दनपड् 
चपलितचापे मदने 
जगच्चज्िमाभज्ध 
जटाजूटकूटावटाद 
जटा नेयं वेणीकृत 
जनकजा ननु का 
जहि रोषमकाररं 
जितेन्द्रियटवं विनय 
जेण विणा रण 
ढक्किम लोञ्ररण 
तथाभृतां दृष्ट्वा 
तदप्राप्तिमहादु:ख 
तदिदमरण्यं यस्मिन्‌ 
तद्भयपलायितानां 
तरुणिमनि कलयति 
तापं शमयति 
तारुण्यं सुन्दरीरां 
तावन्मनसिजदु:खं 
तीर्थ भानुसुता 
त्वत्त: समुद्यतां 
त्वत्पादनख रत्तानां 
त्वत्पयादनख रत्नानि यो 
त्वत्प्रतापानल: 
त्वदज्भरणासमुद्भूता 
त्वयि दातरि 
त्व्यागते किमिति 
त्वां सुन्दरी निवह 
त्वामन्तरात्मनि 
त्वामवश्य॑ सिसृक्षन्‌ 
त्वामस्मि वच्मि 
दंष्ट्रोद्ता कथय 


459 
पुष्ठ सं. 


[7 

250 
250 
244 
427 

[74 
350 
408 
282 
]73 
20 
27 
440 
43] 

]8 

425 
82 
3356 
42] 

24 
35 
38 
343 
438 
9] 

325 
382 
358 
386 

07 
275. 


हाय गस्मतमात 
दग्िते परां प्रणंसति 
दर विःलितिय रवे 
दिविमष्यपयाताना 
हा गने राधत्व 
शण्तरनिवद्धमुप्दे: 
र्णा दर्ध मनसिजं 
शटो्सि येरदष्टों 
राट्या कश्नित्प्रियतमे 
देय त्यां परितः 
दर मपद्ूूजविद्वांस: 
द्वरम॑ं गतं सम्प्रति 
दिपत्प्रतापददन 
धिगित्यसकृूदुच्चर 
धघीरो विनीतो 
धृतघनुषि बाहु 
न पश्यति दशा 
ने मयि हृदयरागों 
नसासमभा 
नागे सागे भवेश्नागों 
नाशयन्तों घन 
निद्रामु द्वितलोचनेन 
निर्ममिध्यत्ति न 
निर्वाणवरदहना: 
+िविद्दनोदर 
लिग्मारसंसार 
गायी स्पृणन्‌ 
सपय्फारों छययमेव 
ग्पयझ्यति बाल्ये 
यथ्यति वयसि 


लिदर फैली 


श्लोक 


प्र कीटग्विधं 
परिच्छेदातीत 
परिमिततरुसुर 
पश्चादंध्री प्रसायें 
पश्यता5सय पठतः 
पश्यति कुवलय 
पश्येत्तश्चिच्चल 
पाणों कृतः पाणि 
प्रातः प्रयाणसमये 
पादाघातदशो को 
पादारविन्दयुगलं 
पीत॑ दु:शासनोर 
पीताम्बरेणा पवन 
पुर: प्रचलितयंथा 
पेशलमपि खल 
प्रणयिसश्लीसलील 
प्रियपा णितलं 
प्रियवपुषि विधी 
फुल्ल॑ पद्ममिवा 
बन्धूककिशुक 
बन्धोन्मुक्त्ये खलु 
बुद्धिरिकायन पु सः 
मण तरुणि 
भद्वात्मनो दुरधि 
मस्मोद्घूलन 
भाग्येन सह 
मुजश्रमितपट्टिणो 
अवा पौष्यं चार्प 


मणि: शाणोल्लीढ: 


मन्त्रा पितह॒वि 
ममममम मुझे 


काव्यालोक: 
पृष्ठ सं. 


282 
390 
36] 
437 
]57 
78 
)34 
338 
]84 
234 
37 
27] 
343 
248 
३390 
440 
97 
270 
343 
3435 
402 
278 
252 
376 
40 
365 
32 
399 
352 
400 
272 


उदाहत श्लोकानुक्रमणिका 


श्लोक पृष्ठ सं. 
मयि त्वदुपमा 309 
मलयजरसविलिप्त 432 
मलयमसरुत्सह्‌ [76 
महत: परमव्यक्त ८&409 
मान: प्रयाति ]24 
मानक्रोधारुणं 22 
मायाविनं महाहावा 268 
मारारिशक्र रामेभ 267 
मालत्या: कुसुम 434 
मालिन्य व्योम्ति 234 
मीलितनयनो&पि 394 
मुक्ता: केलिविसूत्र 440 
मुञ्चति मुज्चति 348 
मुनिर्जयति 438 
मुरारिनिर्गता 444 
मूर्ध्नामुद्दत्त 203 
मुगमीनसज्जनानां 45 
मृगलोचनया 366 
मृतस्य लिप्सा 352 
मृदुमधु रविचेष्टि ]84 
मेदो मांसा$्ख्र 94 
म्लाने कमलिनी 26 
यथोर्ध्वक्षिः 402 
यदि दहत्यनलो 355 
यदि भवति ]00 
यदि ममेयमनड् 278 
यदि स्मरामसि 282 
यदुवक्त्र चन्द्र 444 
यमदण्ड इवालोकि 22 
यमाथणष्टाड्ज्ञा: 33] 
यशोवितानस्य 343 


श्लोक 


सस्थाम्बु' वारिदो 
याता: कि न 
याता पुनरायाता 
यामि न यामीति 
येत्त ध्वनिस्तमनो 
ग्रेषां कण्ठपरिग्रह 
रक्‍्तस्त्वं नव 
रजोरूक्षैरज्ध स्तव 
रणितं वलयेषु 
रत्नानां विलय: 
रमयति परिचुम्बिता 
रसे कथा: यस्य 
रहः प्राप्तापि 
राकायामकल छू 
राकासुधाकर 
राग विना 
रागश्चक्षुषि 
राजति तटीय 
राजन राजसुता 
राजत्ौ रवेदिवा 
रिपुकुलतमो 
रीति गिराममृत 
रुषा सशभ्र,मझ्ु 
रे रे सनो मस 
लग्नं रागादृत्ता 
लडसडइ अणु 
लावण्यवापीजल 
लावण्यसलिल 
लिम्पतीव तमो गा 


46] 
पृष्ठ सं. 


248 
378 
257 
348 
234 
388 
363 
369 
246 
429 
227 
203 
43 
347 
40] 
366 


69, ]04 


444 
380 
340 
443 
386 
472 
427 
224 
283 
69 
320 
34 


लिम्पतीव तमो४ज्ानि 338, 442 


लीलालुण्ठित 


423 


बध्जतलतानिसुस्जे 
पइदनममलिन 

दे समा म्गुजे 

यबुग्रष्टो धातु 
यनिता संतेव 


यु: प्रादर्भा वाद 


वबसुयधायलय 
यहुबालागणाकीरों 
याएंय॑ परशुराम 
वारिधिराकाश 
बादणी सेवमान 
विकाश' पद्मानां 
विदूरादाग्धर्य 
विनापत्र सता 
विनापि हारेण 
विना विष 
विपदारमणी 
विपमंसतोष्णी पं 
विरहपाण्टुकपोल 
विलोलश्र वलली 
विवग्वताइसायि 
धेधमासनकमला 
सधा बेधा 
व्वाजनिमीलित 
स्वायारयामास 
स्ावनत्पूच 


ट्योमाएउ गो सरमि 


पुष्ठ 


2 5 (2 
बी औी 
९४ '. 


ही 
'ा 


प््ध्ठ 5. 


इलोफ 


ब्राह्मणा तिकम 
घशिना तुल्य॑ 
शिरामुर्स: स्यन्दत 
शून्य वासगरहं 
पेलेन्रप्रतिपाय 
श्यामं स्मित 
श्रीतातपादे विहिते 
श्रुतिशतनिर्णीत 
एशवासो5नुमान 
सततं मुसला 
सत्कविकविता 
सप्तद्वीपधरा 
समदगजघटानां 
समदमतंगज 
समावद्ग्रार्स 
सम्भूत्यर्थ 

सरसा सुदती 
सरस्वती स्रोतसे व 
साधु दृति 
साधुमुखकमल 
साधुणब्दार्य 
साम्बन्धिकेनापि 
सा वसइ तुज्क 
सिन्दूरं रचयति 
सिन्दूर्र: परि 
सुकृतेन लम्यते 
सुखयति नयन 
युराणामारामा दिह 
सुहृददवधूवाष्प 
यृजति च जगदि 
सोमित्रे ननु 


काव्यालोकः 
पृष्ठ सं. 


37 
36] 
]92 
206 
436 
333 
86 
398 
386 
390 
ने52 
327 
276 
39] 

345 
373 
267 
2735 
383 
398 
]0] 

262 
404 
400 
328 
408 
]73 
384 
380 
389 
33 


उदाहत श्लोकानुक्रमरिगका 


श्लोक पृष्ठ सं. 
सौहाईस्वरों 380 
स्तनभारमुदित 280 
सतना भोगे 305 
स्फुरददभुत 405 
स्मरणात्‌ कालिया 89 
स्मितं नैतज्ज्यो 332 
स्मितज्योत्स्ना 320 


स्मितमुद्रित 96 


श्लोक 


स्मितप्रकाशं 
स्वेदाम्बुकण 
हरिपदनखतां 
हारं वक्षसि 
हृदयमधिष्ठित 
हृदि त्वया 
हृदि सन्‍्तमननन्‍्त 


463 
पृष्ठ सं. 


337 
248 
443 
380 
348 
425 
358 


-3 
+ 


ई 


१ 2 


6, 


जब 


ग्रन्थसूची 


पमिनदभारती : प्रभिनवगुप्त ; डॉ० नग्रेन्द्र ; हिन्दी विभाग, दिल्‍ली 
पिश्यथिद्यालय, दिल्ली । 


अभियावन्तिमातृका : मुकुलमट्ट; चौसम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, बनारस, 
7 


)9 


साय 
है । 
3 ० | 


7३% 


प्रलद्भारकोस्तुम : कर्णपूर ; वारेन्द्र रिसर्च सोसायटी, राजशाही, बंगाल, 
]926 ई०। 

ग्रलश्यास्सवंस्व : झस्यक ; डॉ० रामचन्द्र दविदी; मोतीलाल वनारसोदास, 
दिल्ली । 

भ्रौनित्यविचारनर्चा : श्षेमेन्द्र; आचाय॑ श्री त्रजमोहन का; चौसम्बा विद्यन 
भवन, वाराणसी, ! । 

फाब्यप्रकाश : मम्मट ; डॉ० नग्रेन्द्र, थ्राचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्त-शिरो- 
म्रगि; जासमण्डल लिमिटेड, बाराणसी, वि. सं. 2027 । 

काव्यमीमांसा : राजशेसर ; डॉ० गंगासागर राय, चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणमी--, 977 ई०॥। 

काव्यादर्श : दण्डी ; श्रासाय रामचन्द्र मिश्र ; चौसम्बा विद्यामवन, 
वाराससी--!, 958 ई. । 

फाव्यानशासन : हेमचन्द्र ; निरयणं स, बम्बई दे 
गद्यानुशासन : हेमचन्द्र ; यसागर प्र स, बम्बई, 90| ४० । 
झाव्यालद्यार : मामह ; श्रीनिवास प्रेस, तिरूवड़ी, 934 ई०। 
काव्यालहुतर : रद्रट ; डॉ० सत्यदेव चौधरी ; वासुदेव प्रकाशन, दिल्ली-] 
965 ६० 

काब्यालद्वारसूद्रयत्ति : वामन , डॉ० नग्रेन्द्रभ, आचार्य विश्वेश्यवर सिद्धान्त 
पैरोमशि ; झात्माराम एण्ट संस, दिल्‍ली---6, 954 ई० । 
माव्यालड्रारसास्संग्रह : उदमठ ; रामपृति त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य सम्मे- 
सन, प्रयाग, 966 ई० 


हर हलिनकसीलेल-ननन टलपन+-3ल+ ५ ७०-अफ+ +>+५+-क०क ७० 


ग्रन्थन्सूची 


44, 
35. 
6. 
]7. 
8. 


9, 
20, 


24., 
22. 


23. 
24. 
25. 
206. 
27. 


28. 


29, 


465 


कुवलयानन्द : भ्रप्पय दीक्षित ; डॉ० मोलाशंकर व्यास ; चौखम्बा विद्या- 
भवन, बनारस-+ | 

चन्द्रालोक : जयदेव ; सुबोधचन्द्र पन्‍्त ; मोतीलाल बतारसीदास, वारा- 
णसी, !966 ई० । 

विन्रमीमांसा : अप्पय दीक्षित ; कालिकाप्रसाद शुक्ला ; वाणीविहार, 
वाराणसी-!, !965 ई० 

दशरूपक : घनञअ्जय ; भोलाशंकर व्यास ; चौखम्वा विद्यामभवन, वारा- 
णासी, [973 ई० । 

ब्वन्यालोक : आनन्दवर्धन ; डॉ० नगरेन्द्र, आचाये विश्वेश्वर सिद्धान्त 
शिरोमणि ; ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, 209 वि. स. । 
नाट्यशास्त्र : भरत ; रामकृष्ण कवि ; श्रोरियण्टल इन्स्टीट्थूट, बड़ौदा । 
पाण्डुलिपिविज्ञान : डॉ० सत्येद्र ; राजस्थान हिन्दी भ्रन्ध अकादमी, 
जयपुर, 978 ई० । 

भारतीय पाठालोचन की भूमिका : डॉ० एस. एम. कात्रे, मध्यप्रदेश हिन्दी 
ग्रन्थ श्रकादमी, भोपाल, [97] ई० । 

रसगड्भुघर : पण्डित्राज जगन्नाथ ; पं० बद्रीनाथ का, पं० मदन मोहन 
ऋ, चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी, 978 ई०। 

वकरोक्तिजीवित : कुन्तक ; डॉ० नग्रेद्ध, श्राचायं विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरो- 
मणि ; आत्माराम एन्ड संस, दिल्‍ल्ली---6, 955 ई० । 

व्यक्तिविवेक : महिम भट्ट ; पं० रेवा प्रसाद द्विवेदी ; चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज आफिस, वाराणसी---! । 


शोघ-प्रविधि : डॉ० विनयमोहन शर्मा ; नेशनल पब्लिशिग हाउस. नयी 
दिल्‍ली, 980 ई० । 


सरस्वतीकण्ठामरण : भोजराज; मि. बुरुआह; पब्लिकेशन बोर्ड, आसाम, 
969 ई०। 


साहित्यदर्पण : विश्वनाथ ; शालग्राम शास्त्री ; मोतीलाल बनारसी, दास, 
दिल्‍ली, 973 ई०। 

एश४0805 एवॉशि०्एुणणा : प्रशबठत0 #जीलणएा।ा ;  छि005 
5िलंगंध' ४०7०8 श्रांत्र ज्ञरांटक्र०0० 4962, 

सांड0ताज ता 5द्वाइओतो 2०6७४०5 + 8णचकं हुफ्माशा 706; 6॥8, 
सि40एद्वाक्ा३ वैीदपा | 878, (४०४४७-।2., 962. 


कावब्यालोक: 


[६ छ१६४ 0 किजीजघाता रि0जाए5: ?, ४. फाएं ३; चितातां फित्तात- 

75७०5. जियो, [96[. 

50., जिदाताए विछााउ8९०ा दवाएं. रिफ्रोशा$ छा क्‍ाएा गाते जेय्ातेणा : 
6:फार्ठों चिवाएफ्या उिवीधात | 8007 उैशा शाए्ी ती शिपला॥, 
(॥४ 9906, उद्याए॥-- 976. 

30. सेट एवावोी0टफ एवावात्हताफाा : 729. १. रिह्ीवरश्शा ;. एछी॑- 
हटाए ता #909$, ]968-9, 

33... तागंशवायाव (वायठत76छाणा) ५०. ॥ : 50. शां्ञाप 5, गा 

विताच्या है मावावधादिाय 0पलाव! ररइट्वाएी वा ९, 20079, 

933, 

रिवागउज्ाय [दरातध0तए्टांगा) ४0, ]: 0.80, 6. छ., शव ; 

एाधाय। वष्ाण०, 397009, 962. 


१५५ 
ई> 


